इस उपन्यास की नायिका शान्तला' भारतोय 
इतिहास की एक ऐसी अनुपम और अदभूत पात्र है 
जिसकी कीर्ति कर्ताटक के शिलालिसों में अनेक विशे- 
दणणों मे उत्कीर्ण है--लावप्य सिन्धु', 'संगीत-विद्या- 
सरस्वती', “मुदु-मधुर-वचन-प्रसन्‍ना', गीत-वाद्य- 
नृत्य-सूत्रधारा' आदि । होब्सल गजवश के महाराज 
विष्णुवर्धन की पट्टरानी शान्तला को केन्द्र मे रपकर 
श्री नागराजराव ने एक ऐसे विशाल उपन्यास की रचना 
की है जिसमें 200 ऐसिहासिक पात्र राजवश की 
तीन पीढियों की कथा को देश और समाज के समूचे 
जीवन-परिवेश की पृष्ठभूमि ४ प्रतिविम्बित करते है। 
लेखक पुरस्कृत साहित्यकार तो है ही, इनके परिपक्व 
अनुभव के अन्य आयाम है-- अनुसंधान, अभिनय, 
चित्र-पटकथा, शिल्पन, आन्दोलन-सचालना आदि । 


सर्जनात्मक प्रतिभा का इतना सघन देभव लेकर 
नागराजराव ने अपने पच्चीस वर्ष के ऐतिहासिक अनु - 
संघान ओर आठ वर्ष की लेखन-साधना को प्रति- 
फलित किया है--“शान्तला' के 2000 से अधिक 
पृष्ठो में । प्रत्येक प्रष्ठ रोचक, प्रत्येक पात्र जीवत, 
कथा का वत्येकश् चरण अ्त्येक घुसा/व सन की बश्थने 
वाला | बहुत कम शिल्पी ऐसे होते है जो कथा के 
इतने बड़े फलक पर मानव-अनुभूति के खरे ओर खोटे 
विविध पक्षों को इतने सच्चे और सार्थक रंगो से 
चित्रित करें कि कृतित्व अमरता प्राप्त कर ले । 


शास्तला का चरित्र भारतीय संस्कृति की प्राण- 
घारा के स्रोत की गंगोत्री है। पट्टरानी शान्तला ने 
पड्यंत्रों के चक्रव्यूह को भेद कर जिस संयम, शाली- 
नता, उदारता, और धामिक समन्वय का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है उसकी हमारे आज के राष्ट्रीय 
जीवन के लिए विशेष सार्थकता है । 

उपन्यास का मुख्य ग्रुण है रोचकता; ऐतिहासिक 
परिवेश का मुख्य आकर्षण है इसकी प्रामाणिकता । 
भाष यह खण्ड पढ़ेंगे तो प्रतीक्षातुर होगें अगले तोन 
खण्डों के लिए जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशनार्थ 
क्रमशः नियोजित है । 


समर्पण 
साहित्य में अभिरुचि रखनेवाले 
उन अनेक-अनेक वस्तुनिष्ठ सहृदय-पाठकों को..... हे 


आत्मकथन 
(मूल कन्नड़ संस्करण से) 


मैंने 933 में श्रवणवेलगोल, हलेबिंड़, वेलूर को पहली वार देखा। वह भी हम 
सात मित्र जैब में दो-दो रुपये रखकर साइकल पर एक सप्ताह के प्रवास के लिए 
निकले, तब । ग्रोमटेश्वर को भव्यता, हलेविड के मन्दिरों का गाम्भीय्य, वेलूर के 
मन्दिर का कला-सोन्दर्य मेरे मन में वस गया था । वेलूर के गाइड श्री राजाराव ने 
वेलूर के मन्दिर के बारे में वहुत कुछ वताया था, लेकिन वह सब तब मेरे मस्तिप्क 
में नहीं दहुरा। उन स्थानों का स्मरण तो अवश्य ही कभी-कभी हो जाता था, 
परन्तु इतिहास के लिए वहाँ स्थान नहीं था । 

]945 में मुझे पुनः सुअवसर मिला । चिवकमगलूर कर्नाटक-संघ का कार्य- 
कलाप स्थगित-सा हो गया था। उस संघ में नयी चेतना भरने के लिए उद्यत 'कन्नड़ 
साहित्य परिषद्‌ की मैसूर प्रान्तीय समिति ने चिक्कमगलूर, वेलूर तथा हासन में 
भाषण आदि का कार्यक्रम नियोजित किया था। इस कार्य के लिए वेंगलूर से 
श्री डी. वि. गुंडप्पा के नेतृत्व में एक जत्या निकला । श्री गुंडप्पा के साथ सर्वश्री 
निट्टूर श्रीमिवास राव, मान्वि नरसिंगराव और यह लेखक थे। श्री डी. वि. 
गुंडप्पा अपनी “अन्तःपुरगीत! पुस्तक में शिलावालिकाओं के चित्र मुद्रित कराना 
चाहते थे। इसलिए साथ-साथ उन शिला-वालिकाओं के फोटो खिचवाने का भी 
काम था। दो दिन वहीं ठहरे। तब वहाँ के पुजारीसमुदाय के मुखियों में एक 
श्रीमुतुभट्ट से डी. वि. गुंडप्पा आदि वरिष्ठ जनों ने जो विचार-विनिमय किया 
उससे मेरे मन में एक विशेष अभिरुचि पैदा हो गयी । 

इस बार यह चर्चा मेरे मन में पैठ गयी । शान्तला और जकणाचारी के बारे 


में मेरा कुतूहुल बढ़ चला | विपय-सामग्री संग्रह करने की दृष्टि से मैं उस दिशा में. 
प्रयत्न करने लगा। 


947 में मैं कन्नड साहित्य परिपद्‌ का मानद सचिव चुना गया । यह मेरे 
लिए एक गये की बात थी । तव तक मेरी सात-आठ पुस्तकें भी प्रकाशित हो घुकी 
थीं। प्रसिद्ध साहित्यकारों में मेरी गिवती होने लगी थी । 942 की जनगणना 
रिपोर्ट में, 93-42 दशक में कल्नड़ साहित्य की अभिवृद्धि के कारणकर्ता के 
इसे-गिले नामों में मेरा भी नाम था । यह भेरे लिए और भी यौरव की बात थी । 

जब में कन्नड़ , साहित्य परिषद्‌ का मानद सचिव हुआ तथ मुझे कर्माट्क के 
इतिहास के बारे में, कन्नड़ साहित्य के इतिहास के बारे में या महाकाव्य एवं 
कवियों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं था । स्वभावतः पीछे हटने की प्रवृत्ति का मैं 
नहीं हैं। हाथ में लिये हुए को साधित कर फल पाने की निष्ठा अवश्य रखता हूँ । 
उस स्थान के योग्य ज्ञानार्जन हेतु में लेखन को कम कर, अध्ययन तथा जशञानाभि- 
वृद्धि में लग गया ) यों जब मैं ज्ञानाजन में लगा था तब ही बेलूर में, 952 में, 
कन्नड़ साहित्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ । 

परिपद्‌ का मानद सचिव होते के कारण मुझ पर काफी जिम्मेदारी थी। उस 
कार्य के लिए वेलूर कई वार जाना पड़ा था| इतना ही नहीं, सम्मेलन से पूर्व दो- 
तीन सप्ताह तक वहीं ठहरना पड़ा था | तभी मुझे बेलूर एवं पोस्सलों के इतिहास 
के बारे में विशेष आकर्षण हुआ। शास्तला एवं जकणाचारी के विषय में मेरा 
भीतरी आकर्षण और तीव्र हो गया । 

अभी तक यह धारणा थी कि शान्तला बन्ध्या थी, अध्ययन में लग जाने के 
बाद मुझे लगा कि शात्तला का सन्‍्तान-राहित्य और ,आत्महत्या दोनों गलत हैं । 
लेकिन गलत सिद्ध करने के लिए तब मेरे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं थे। केवल मेरी 

भावना बलवती हो चली थी । मेरे उस अभिप्राय के सहायक प्रमाणों को दूंढ़ने के 
लिए मुझे समूचे पोग्सल इतिहास के एवं तत्कालीन दक्षिण भारत के इतिहास के 
ज्ञान की अभिवृद्धि करनी पड़ी । 

अध्ययन करते समय शिक्षा विभाग के मेरे अधिकारी मित्र का आग्रह था, 

“जकणाचारी के विपय में 250 पृष्ठों का एक उपन्यास क्‍यों नहीं लिख देते ? इस 
क्षेत्र में आपने परिश्रम तो किया ही है। पाद्व-पुस्तक के रूप में सम्मिलित करा 
लिया जायेगा।” इधर धनाज॑न की आवश्यकता तो थी ही, इसलिए झटपट 962 
में, सितम्बर-अक्तूबर में, एक सो पृष्ठ लिख डाले । इसी बीच मुझे 'शान्तला बन्ध्या 
नहीं भी! सिद्ध करते के लिए दृढ़ प्रमाण भी मिल गये और तुरन्त मेरा मन उस 
ओर लग गया। उक्त उपन्यास का लेखन फिर वहीं रुककर रह गया । बाद के कुछ 
अर्ष पर्यनुशीलन में बीते । फलस्वरूप मुझमें यह सिद्ध करने की क्षमता जुट गयी 
कि शास्तला के तीन पुत्र और एक पुत्री थे। मैंने एक गवेयणात्मक लेख लिखा। 
बह मिथिक सोसाइटी की त्रेमासिक पत्रिका के 967 के 59वें अंक में प्रकाशित 
हुआ। 


6 


मैसूर विश्वविद्यालय के इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग द्वारा 'पोय्सल 
चंश' विपय पर आयोजित संगोप्ठी में आमन्त्रित प्रतिनिधि के नाते मैंने इसी विपय 
को फिर एक वार प्रामाणिक तय्यों के साथ प्रस्तुत किया। होय्सल डाइनेस्टी” 
(प्र०:५5४४७ ००959) प्रन्व में मेरे उस लेस को प्रकाशित किया गया। 
गवेपणा भी एक धुन है। जिस किसी को वह लग जाय तो आसानी से नहीं 
छूटती। इसी घुन का ही फल था कि “महाकवि लक्ष्मीश का स्थल और काल 
नामक पग्रन्य की रचना के लिए कर्नाटक साहित्य आकादमोी ने मुझे सम्मानित 
“किया । 
इतना मब बताने का उद्देश्य यही है कि प्रस्तुत उपस्यास की रचना के लिए 
मूल सामग्री जुटाने में ही मेरी बहुत अधिक शक्ति और समय लग गया। इसके 
सेखन का प्रारम्भ 8 सितम्बर, 968 को हुआ था और परिसमाप्ति 25 
दिसम्बर, 976 को। जकणाचारी के सम्बन्ध में |962 में लिखित लगभग सौ 
'पृष्ठ भी इमी उपन्यास में सम्मिलित हैं । इन आठ वर्षों में इस उपन्यास का लेखन 
केबल 437 दिनों में हुआ। कुछ दिन दो हो वाक्य, कुछ दिन केवल आधा पृष्ठ, 
सो कुछ दिन तीन-चार पृष्ठ और कुछ दिन तो पन्द्रह-त्रीस पृष्ठ भी लिख गया । 
वोच-बीच में महोने-के-महीने भी निकल गये, पर कुछ भी नहीं लिखा जा सका । 
अनावश्यक मानने योग्य एक प्रश्न को, जिसे दूसरे भी मुझसे पूछ सकते थे, 
अपनेआप से किया : कन्‍्नड़ में ज्ञान्तला देवी के बारे में अब तक तीन-चार 
“उपन्यास आ चुके हैं तो फिर यह उपन्यास क्यों ? 
मुझे यह भास हुआ कि इस समय एक ऐसे बृहद्‌ उपन्यास की आवश्यकता 
है। और फिर, मेरो गवेषणा के कतियय अंश पिछले उपन्यासों में नहीं आ सके थे । 
मुझे तो ऐतिहासिकांश ही कल्पितांशों से प्रधान थे ॥ तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक उपस्यास 
की रचना करने पर सत्य के समीप की एक भव्यकल्पना का निरूपण किया जा 
सकता है--यह मेरा विश्वास है । 
यह उपन्यास शान्तलादेवी के जीवन के चालीस वर्षों को घटनाओं से सम्बद्ध 
है। शान्तला देवी का परिपूर्ण व्यक्तित्व हमें अनेक शिलालेखों एवं मसाम्रपत्रों से 
ज्ञात होता है । उनमें सूचित शान्तलादेवी के ग्रुणी व्यक्तित्व ओर इतित्व को 
उजागर करनेवाले कतिपय विशेषण इस प्रकार हैं--- 
सकलकलागमानूने, अभिनवरुक्मिणीदेवी, पत्तिहितसत्यभामा, विवेक॑कवृहस्पति, 
अत्युत्पन्नवाचस्पति, मुनिजनविनेयजनविनीता, पतिव्रताप्रभावसिद्धस़्ीता, भुद्धल्‍ 
चरित्रा, चतुस्पमयसमुद्धरणकरणकारणा, मनोजराजविजयपताका, निजकला- 
्युदयदीपिका, गीतवाद्यनृत्यमूत्रधारा, जिनसमयसमुदितप्रकारा, आहाराभयभेपज- 
शास्त्रदाना, सकलगुणगणानूना, ब्रतग्रुणशीला, लोककविख्याता, पुण्योपार्जवकरण- 
कारणा, सौतिगन्धहस्ति, जिनधर्मकेथाकथनप्रमोदा, जिनधर्मनिर्मला, भव्यजन- 


है 


बत्सला, अगण्यलावध्यसम्पन्ता, जितमर्धोदकपविश्रीउत्तीत्तमांया, मृदृमधुरवचन 
प्रसन्‍ता, पंचलकार (वस्तु, शिल्प, साहित्य, चित्र, सयीत---ये ही 'ल--ललित- 
कलापंचक है) पंचरतयुक्ता, सगीतविद्यासरस्वती, अभिनवारंधति, पतिहितप्रता, 
सर्वकलान्विता, सर्वमंगलस्थितियुता, सर्वजीवहिता, भरतायमद तिझलेनिसलुभय- 
ऋममृत्य-(परिणता), लावण्पमिधु, भरतागभभवननिहितमहनीयमतिश्रदीपा, दया- 
रसामृतपूर्णा, अनूनदानाभिमानि, विचित्रततंनप्रवर्तेनपात्रशियामणि, सकलममय- 
रक्षामणि, संगीतसंगठसरस्थती, सीभाग्यसीमा, विशुद्धाचारविमला, विनयविनम- 
ट्विलासिनी, सदर्थसरससमयोतचितवचनमधुरसस्यंदिवदनारविदा, सम्पकत्यचूड़ा- 
मणि, विष्णुनृपमनोनयनप्रिया, विद्येयमूति, परिवारफलितकल्पितकुजशाया, सगीत- 
विशधासरस्वती, कदंबलंबालकालवितचरणनस किरणवलापा, बिशूषिद में भूमिदेवते, 
रणव्यापारदोलू वलूगदेवते, जनवर्रेहल पुष्यदेवते, विद्येयोलू वाग्देवतते, सफलकार्यो- 
झोोगदोल मंत्रदेवते”** 
कोई सम्देह नहीं कि वह अनेक विपयो में पारयत तथा प्रतिभासम्पस्त थी । 
मात्र राज्ञी होने से ही उसे उपर्मुक्त विशेषण, विरुद प्रणमा नही मिल्री थी, अन्यया 
कर्नाटक की सभी रानियों को बयों नही इस विरदावली से निहपित किया गया 
पट्टमहादेवी शान्तला में निश्चित ही ये योग्यताएँ रही होंगी । 
शान्तला एक साधारण हेग्गड़े (ग्राम प्रमुप) की प्रुश्नी यी । लेकिन अपने 
विशिष्ट गुणों के कारण वह पट्टमहादेवी वन गयी थी। अगर उपर्युक्त विशेष गुण 
उसमे नहीं रहे होते तो वह उस स्थान को कैसे सुशोभित कर पाती ! उम्का 
व्यक्तित्व निश्चित ही अपने आप में अद्भुत रहा होगा ) उसकी विद्वत्ता, ज्ञान, संयम, 
मनोभावना सभी कुछ विशेष हैं । उसका औदार्य, कलाकीशल एव सर्वसमर्दा गित्व-- 
सभी कुछ सराहनीय । 
फिर, उसकी धर्मंसमन्वय की दृष्टि भी विशिष्ट रहो आयी । पिता शुद्ध शव, 
तो माता परम जिनभक्त । वह भी माता की भांति जिनभक्ति-निष्ठ । विवाह करने- 
बाला जिनभक्त रहकर भी मतान्तर स्वीकार किया हुआ विष्णु-भक्त। ऐसी 
परिस्थिति में भी समरसता वनाये रखनेवाला संयम तथा दृढ़निप्ठा कितने लोगों 
में रह पाती है ? सच तो यह है कि शान्तला का व्यक्तित्व उसका अपना व्यक्तित्व 
था। 
उसके जीवन के चारो ओर वाल्य से सायुज्ज तक, उस समय की कला, संस्कृति 
शिल्प, धर्म, साहित्य, जन-जीवन, राजकारण, आथिक परिस्थिति, पड्यन्त्, स्पर्धा, 
मानवीय दुर्बेलताओं का आकर्षण, चुमलखोरी, राष्ट्रदरोह, राष्ट्रनिप्टा, व्यक्तिनिप्ठा, 
युद्ध, भयंकर स्वार्थ, अन्धभ्रद्धा आदि अनेकमुखी वन व्यापक होकर खडे थे। 
विभिन्‍नता और वैविध्य से भरे घे । उन वैभिन्‍न्य और वैविध्यों मे एकता लाने का 
प्रयास मैंने इस उपन्यास में किया है। साथ ही, वास्तविक मानवीय मूल्यों का भी 


8 


ध्यान रखा गया है, फलतः लौकिक विचारों के प्रवाह में पारलौकिक चिन्तन भी 
अन्तर्वाही हो आया है। 
जकणाचारी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, ऐसा भी एक मत है। जकण नामक 
शिल्पी था, इसके लिए प्रमाण हैं। यह उस नाम के शिल्पियों के होने का प्रमाण है 
न कि इस उपन्यास से सन्दर्भित काल में उसके रहने का। लेकिन जकण और 
डंकण के जीवन की कथा सात-आठ सदियों से जन-समूह में प्रसारित होती आयी 
है। इसके साक्षीभूत कप्पे (मण्डूक) चन्निगरायमूर्ति वेलूर में है। हमारे पूर्वजों ने 
अपने राच्चे इतिहास को सप्रमाण संरक्षित रखने की दृष्टि से शायद विचार नहीं 
किया होगा। इसीसे हमें आज कितनी ही लोकग्राथाओं में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
मिल पाते। झाज हमें अपने पूर्वजों के बारे में, शिलालेख तथा ताम्नलेखों द्वारा 
अनेक बातों का पता चलता है। यद्यपि साहित्यिक कृतियों में भी कुछ-न-कुछ सम- 
सामयिक तथ्य मिल जाते हैं, पर उनकी पूरी प्रामाणिकता हमें नहीं मिल पा रही 
हैँ। विष्णुवर्धन की पत्नियों में एक--लक्ष्मीदेवी के माँ-बाप वंश आदि के बारे में 
ज्ञात नहीं हो सका है। शान्तला के माँ-वाप के चारे में, रानी वम्मलदेवी के विपय 
में, रानी किरिण शान्तला (इस उपन्यास में उसका आगमन नही हुआ है) के 
सम्बन्ध में, अयवा रानी राजलदेवी के विपय में पर्याप्त स्राधन मिल जाते है, 
लेकिन लक्ष्मीदेवी के बारे में नहीं। उसके गर्भ से उत्पन्न पोग्सल के सिहासनारोहण 
होने से उसका नाममात्र मालूम हो रहा है। अन्य बातों का पता नही मिल पा रहा 
है। लेकिन इससे एक व्यक्ति के रहने के वारे में प्रमाण नहीं मिले तो, उसका 
अस्तित्व ही नहीं, ऐसा मत व्यक्त करना कहाँ तक न्याय्य है ? 
यह उपन्यास है। इतिहास का अपोह किये बिना रसपोपण के लिए अतेक 
पात्रों की उद्भावना आवश्यक हो जाती है। जकण-डंकण की लोक-याथाओं में 
उपयुक्त मानवीय मूल्य भरे पड़े हैं, इसोलिए उन शिल्पाचार्यो को यहाँ लिया गया 
है। उपस्यासकार होने के नाते मैने वह स्वातम्व्य अपनाया है। और भी अनेक 
आलेखों में उल्लिखित शिल्पियों को यहाँ लिया गया है ! 
इम उपन्यास में करीब दो सो शिलालेखों, ताम्र-पत्नों एवं ताड़-पत्रों में- 
उल्लिखित ऐतिहासिक पात्र आये है। वैसे ही लगभग 220 कल्पित पात्र भी है। 
इन सबमें लगभग 65 तो शिलालेखादि में उल्लिखित पात्र और लगभग 30 
कुल्पित पात्र मुख्य है।. - 
ऐतिहासिक प्रमाणों में न रहमेवाली अनेक घटनाओं की भी यहाँ कल्पना की 
गयी है। उपन्यास होने से एवं अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होने से भी, पाठकों की 
अभिरुचि को अन्त तक वनाये रखना आवश्यक था। वह सव कल्पना.से ही साध्य 
था। जहाँ तक में समझता हूँ, मेरी यह रचना पाठकों को रुचिकर लगेगी, उन्हें 
तृष्ति देगी । ; ' 


इसकी घटनाएँ कर्नाटक के अनेक तव और बब के प्रमुख स्थानों से सम्बद्ध हैं। 
उनमें से कुछेक हैं--बेलुगोल (श्रवण बेलुगोल), शिवगंगा (कोडुगल्लु ब़सव), 
सोसेऊर (अंगडि), बेलापुरी (बेलूर), दोरसमुद्र (हलेबीडु), यादवपुरी (तोण्पूर), 
गरदुगिरि (मेलुकोंटे), बलिपुर (बल्लिगावे वेलगाँवि), कोबलालपुर (कोलार), 
ओडापुर (कैदाल), पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर), हानुंगल्तु, बंकापुर, तलकाडु, कंची, 
नंगलि, धारा इत्यादि । 
परमार, चालुकक्‍्य, चोल, कोंगाल्व, चेंगाल्व, आलुप, सान्तर, उच्चंगरिपाण्ड्य, 
कदम्ब आदि पड़ोसी राज्यों के साथ के युद्ध, उस समय अनुसरण किये हुए युद्धतत्भ 
भी इसमें सम्मिलित हैं । 
जीर्णोद्धार हुए यादवयुरी के लक्ष्मीनारायण, यदुगिरि के चलुवनारायण, 
दोडडगड्डुवल्लि की महालक्ष्मी, क्रीडापुर के केशवदेव ग्राम के धर्मेश्वर, मन्दिर, 
चैलुगोल की अंधेरी बसदि तथा शान्तिनाथ बसदि, पत्रसोंगे की पाएवेनाथ बसदि, 
देलापुरी के चन्नकेशव मन्दिर, दोरसमुद्र के होयसलेश्व र-शाम्तलेश्वर, यम्लशिव[- 
सम पोय्सल शिल्प के लिए पर्याप्त निदर्शन हैं । 
यह उपन्यास, यद्यपि भ्यारहवों शत्ती के अन्तिम दशक से आरम्भ होकर 
यरहवी णती के चौथे दशक के आरम्भ तक के, गतकाल के जन-जीवन की समग्र- 
रूप से निरूपण करने की, कालक्रम की दृष्टि से एक रीति को परिसर भावनाओं 
के लिए सीमित वस्तु की रचना है, फिर भो सार्वकालिक शाश्वत, विश्वव्यापी 
मानवीय सूल्पों की समकालीन प्रज्ञा को भी इसमें अपनाया गया है । 
बेलूर साहित्य-पम्मेलन के सन्दर्भ में मुझे अनेक सुविधाएँ देकर, वहाँ मेरे 
मुकाम को उपयुक्त एवं सन्‍्तोषपूर्ण बनाने वाले मित्रों को इस सुअवसर पर स्मरण 
करना मेरा कर्तेव्य है। तब बेलूर नगर-सभा के अध्यक्ष, एवं साहित्य सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष रहनेवाले श्री एस. आर. अश्वत्य, सदा हँसमुय श्री चिदम्बर श्रेष्ठि, 
साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यों में अत्यन्त रुचि रखने वाले वकील श्री के. अनन्त 
रामय्या, वाणी खड्ग जैसी तीक्षण होने पर भी आत्मीयता में किसी से पीछे ने 
'रहनेवाले श्री एच. पी. नंजुंडय्या, वहाँ के हाई स्कूल के पण्डित (अब स्वर्गंवासी) 
रामस्वामी अम्यंगर आदि ने इस कृति को रचना में कितनी ही सहूलियतें दी हैं। 
तोण्णूर (उस समय की यादवपुरी) अब खेड़ा है। यह पाण्डवपुर से छः मील 
दूर है। वहाँ जाकर आँखों देख आने की अभिलापा से पांडवपुर जाकर मित्र श्री 
समेतनहलल्‍ली रामराव के यहाँ अतिथि रहा | तब वे शकुन्तला काव्य रच रहे थे । 
कस्वा इलाका रेवेन्यू अधिकारी (८४ध४०८॥59०००) श्री सी. एम. नरसिंह 
मूर्ति (प्यार का नाभ मगु) ने समय निकालकर मेरे साथ साइकल पर तोण्णूर 
आकर सर्वे करवे में सेरी सहायता की | इसो तरह त्तलकाडु वैद्े श्वर मंदिर के 
पुजारी श्री दीक्षित, मेलुकोटे (उस समय की यदुगिरि) के थ्री अनस्त नारापण 


0 


अय्यंगर भी उतन-उन रयानों शो देयने में सहायर बने । उसी तरह बादामी के दर्श 
'हैतु फपाकार श्री विदुमाधय; सवरुद्ि फे सर्ये हेतु मित्र श्री पमलाक्ष कामत, तथ 
दी कटूटी मठ, बल्लिंगाये (उस समय कग दलिपुर) को संपूर्ण रुप से देखने 
मेरे आस्मोय मित्र एवं सह-वट शिवारिपुर मे श्री नागेशराव का पुरायूरा सहयो' 
प्राप्त टुआ । एन सयाे प्रति मेरा बहुत-यटुत आभार । 

]8-9 यर्षों में कर्नाटक सेयक संघ में, मिथिझ सोगाएटी आदि संस्थाओं ४ 
मेरे माय रहशर मेरे गंगोधन कार्य में प्रोत्माहन देनेयाले मित्र श्री एम, वि. रुष्ण 
मूति, थी तो. सु. गुराघप्यं, थी डी. एन. शेपादि श्री के. एग. गूलिवेल (एर्म 

जनवरी में हमसे बिलुद गये) पसकों, मेरे सभी बायों में आत्मीय भावसा रे 
सहायता करनेवाले थ्री एग. जि. भितिवंठ शर्मा प्रो स्मरण करना मेरा प्रथर 
ऑपस्य है। यह सारा महयोग ही तो मेरी शतिरचना का मूल है। 

पमे मुद्रण के लिए देने पाण्दुलिपि सैयार करने पा काये भी मुख्य या। परि 
स्थिसियाँ बसे बदली हैं इसपेर लिए एक छोटान्सा उदाहरण दूँ--937 में में 
प्रथम कया-गग्रह 'काइुमल्लिये' प्रकाशित हुआ। मात्र 72 पृष्झों की पुस्तक 
उसकी एक हुछार प्रतियों के लिए सारा से, कागज, फम्पोजिंग, मुद्रण और 
वापडिंग मिलाफर, 75 रपये मात्र । अब ) 977 में इस उपस्पास की पाण्डुलिकि 
सैयार करने के लिए यरोद हुए कांग्रव का दाम 77 रपये । मेरे घालौस यर्य ये 
पुस्तय--जगत्‌ के जीवन फा यह परियतेन है । कसी महती प्रगति है यह ? 

इसकी हस्तप्रति गरने का फाम, आलस्य पे: बिना, उत्साह से अपने में वाट 
कर मेरे पुत्र-युत्री, सौ. शोभा, सौ. मंगला, सौ, गीता, सौ. शांमवी, कुमारी राज- 
खद्मी तया दुमार गर्षेश ने किया है। ओर मुद्रण के प्र, संशोधन के काम में 
भी सहायता मो है। उनकी सद्दृदयता बग स्मरण फर उनके प्रति शुभकामना 
करता हूँ! 

हग्तप्रति मिद्ध होने पर भी उसका प्रकाशन-कार्य आसान नहीं । उपन्यास 
बाग स्वरूप सुनकर ही प्रफाशकोां का उत्माह प्रीद्धे हट गया | किस-किसने क्या- 
बया प्रतिक्रिया जतायी यह अप्रहृत है। इस उपन्यास का मुद्रण प्रकृत है । यह पैसे 
होगा ? इम बिता में रहते समय मुझे उत्साहित फर प्रेरणा देनेवाले थे--केनेडा में 
“रहने वासी मेरी पुत्री सो. उपा तथा जामाता चि. डॉ. वि. के. गुरुराजराव। 
उनके प्रोत्माहपूर्ण अनुरोध से मैंने इस उपन्यास का प्रकाशन कार्य स्वर्य करने का 
निर्णय किया । आथिक सहायता के लिए प्रयत्व किया । एक संस्थान ने सहायता 
मिलने की रांभावना सूचित कर, मुद्रण कार्य प्रारम्भ करने के लिए भी प्रोत्साहित 
ऋषर चार महीतों के बाद सहायता न कर पाने के अपने निर्णय से सूचित कर 
दिया । भेंवर में फंस जाने जैसो हालत थी। भागे जाना अशक्‍य था, पीछे हटना 
आत्मघात था ! 






















हु 


.. ऐेसी विषम परिस्थिति में मेरी प्रायंना स्वीकार कर, मुझ पर भरोप्त। कर 
अकाशन-पूर्व चन्दा भेजनेवालों को मैं नया उत्तर दे सकता था ? उनके बारे में 
मेरे हृदय में झृतज्ञता भरी थी । लेकिन अवेघ्न बनने का समय आ गया था । 
मेरा प्रयत्न प्रारंभ से ही अद्धापृर्ण था, सत्यन्िष्ठ था । मैंने अपने कुछ मित्रों 
से परिस्थिति का निवेदन किया । श्री एच. एस. गोपालन, श्री रामराक, श्री 
एम. के. एस. गुप्त, मेरा पुत्र कि. एन. गणेश आदियो ने भुद्रण कार्य ने रुकने में 
मेरी सहायता को । अन्त में, केनरा बैक से आधिक सहायता भी मित्र गई। 
आत्मीय भावना से सलाह देने के साथ आकर्षक रक्षा कबच को सुन्दर ढंग 
से तैयार फेराकर मुद्रण कर देने वाली “रचता' सस्या के श्री सि. आर. राव 
और उस सस्था के कलाकार श्री कुलकर्णी का मैं आभारी हैं। इस उपन्यास की 
के स्थानों का परिचय पाठको को कराने के अभिप्राय से नक्शा तैयार 


कन्नेड़ का यह उपस्थास 2000 पृष्ठों वाला होने की आशा थी। लेकिन 
2240 से भी अधिक हो गया । इसको चार ही महीनों में पुचारु रूप से मुद्रण 
करने वाले इला ब्रिटर्स की श्रीमती विजया और उनके कर्मचारी वर्ग का भीम 
आभारी हूँ । 


मुद्रण कार्य प्रारम्भ होने के वाद अचानक कागज का अभाव ! दाम बढ़ गया 

था। पृष्ठ भी इतने अधिक ! इससे भी अकाशन में कुछ देरी हुई । तथापि अधिक 
देरी न हो, इस उद्देश से मुझे कागज देनेवाले एक्सेल पेपर मार्ट के श्री गुप्त का मै 

इतज्ञता पूर्वक स्मरण करता है । 

मेरा प्रार्थना-फत्र मिलते ही, प्रकाशन पूर्व चनन्‍्दा भेजनेवाले साहित्यासक्त 
सहृदयों का, संध-संस्थाओं का, एवं इस दिज्ला में सहयोगी अन्य अपने मित्रवर्ग का 
भी मैं कृतज्ञ हूँ । 

उपन्यत्त के पात्रों की कल्पना सुलभ है। लिखते समय ही नवीन आलोचनाएँ 
आ जाती हैं। उनके भवर मे फेसकर वाहर आने मे मुझे जो सहायता मिली उनके 
अनेक स्वरूपों को, व्यक्तियों को देखने पर अनुभव में आये हुए भात्मीयता के अनेक 
भुष तो कल्पनानीत है। 


पगल सवत्यर श्रावण शरद द्वारजों पु सी. के. नागराजराबः 


बेंगबोर, 6 मात, | 96, 


42 


एफलबर है चाततगी कान १६ +काएए की 


फिढ ७ ९. ६) ३4७ ।+ * ४७8 
हित पर पाई * ६ >.. >व08 
70४ए *%* 5 ४ 2 $ग्घ- 
4928/०6- ४ * ५ 09:8789 
ए धर उटहा | 0 | ] 883 


९३०5 
>“एसठु लेखकीय 


(प्रस्तुत संस्करण के संदमभे में) 


भारतीय भाषाओं के साहित्य के इतिहास को जाननेवाले किसी भी व्यक्ति 
को यह एक इन्द्रजाल-सा मालूम होगा। एक कन्नड का उपन्यास, चह भी कस्नड़ 
में प्रकट हुए तीन ही वर्षो में हिन्दी में प्रकट हो रहा है, यह आश्चर्य की चात तो 
है ही। इस आश्चमेकर घटना के लिए कारणीभूत साहित्यासक्त सहृदयों को 
मनसा स्मरण करना मेरा प्रथम कतंब्य है| 
पट्टमहादेवी शान्तला” कन्नड़ में जव प्रकाशित हुआ तो घोड़े ही समय में 
सभी वयोवस्था के, सभी स्तर के, सभी वर्ग के सामान्य एवं बुद्धिजीवियों की 
प्रशंसा का पात्र वन गया । उस प्रशंसा का परिणाम ही, इसके हिन्दी अनुवाद का 
प्रकाशन माना जाय तो शायद कोई गलती नहीं होगी । मुझ से सीधे परिचित न 
होने पर भी इस कृति को पढ़कर सराहनेवाले डॉ. आर, एस. सुरेन्द्र जी, उमके 
बन्धु एवं मित्रवर्ग की सहानुभूति के फलस्वरूप इस कृति को हिन्दी में लाने की 
इच्छा से सम्मान्य श्री साहू श्रेयांस प्रसाद जैन से परिचय कराया। इस उपन्यास 
को पढ़कर इस में रूपित शान्तलादेवी के व्यक्तित्व से आक्ृष्ट होकर, इसे हिन्दी 
में अनुवाद करने की तीत्र अभिलापा रखने वाले मेरे वृद्ध मित्र श्री पि. बेंकटाचल 
शर्मा भी परिचय के समय अचानक साथ थे । इस परिचय और सन्द्शेन के फल- 
स्वरूप ही, भारतीय ज्ञानपीठ इसके प्रकाशन के लिए इच्छुक हुआ । 
भारतीय ज्ञानपीठ, के निर्देशक थी लक्ष्मीचन्द्र जैन से मेरा पहले से परिचय 
रहा है। किन्तु बषों से सम्पर्क न होने से जैसे एक-दूसरे को भूल-से गये थे। यह 
रचना तुरन्त पुरानी मैत्री को नया रूप देकर हम दोनों को पास लायी। और 
बह आत्मीयता इस बार स्यथायो वन सकी। प्रकाशन के कार्य भार को सीवे वहन 


की 


करनेवाले भारतीय ज्ञानपीठ के भूतपूर्व कार्यंतचिव डा. विमलप्रकाश जैन मुझसे 
बिलकुल अपरिचित थे । सम्मान्य श्री सछू श्रेयांस प्रसाद जैत की इच्छा के 
अनुसार उन्होंने मुझसे स्वयं पत्रव्यवहार प्रारम्भ किया। सहज साहित्याभिरुचि, 
सुक्ष्मगुणग्रहणशक्ति के कारण उन्होंने इसके हिन्दी अनुवाद को पढ़कर वस्तु- 
विन्यास, पॉनर-निर्वेहेण, निरूपण-तंत्रों से आकृष्ट होकर इसमें गोरव दर्शाया । और 
चही भौरव मुझे भी दर्शाकर वे इस प्रकाशन कार्य में हृदय से तत्पर हुए थे। 
डॉ. वि. प्र. जैक के दाद, वर्तमान में भारतोय ज्ञानपीछ के कार्य सचिव का स्थान 
कवि श्री बालस्वरूप राही से ग्रहण कर लिया है। वे और ज्ञानपीठ के प्रकाशन 
विभाग के अधिकारी डॉ. गुलाबचन्द्र जैन दोनों ने त्वरित गति से इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन कार्य में विशेष रुच दिखायी। उतसे सभी तरह का सहयोग प्राप्त हो 
रहा है ५ उनके लिए मेरा आभार ज्ञापन ! 

श्रवणवैलुगोल के श्री जैन मठ के पीठाधिपति श्री चारुकीति भट्टारके स्वामी 
ज्ञी ने यद्यपि सीधा मुझे कुछ नही बताया, न ही लिखा, व्यक्तिगत परिचय का 
अवसर भी नही आया, तो भी मेरी कन्नड़ रचना को पढ़कर, परोक्ष में ही उत्तकी 
प्रशंसा श्री साहू श्रेयान्सपसाद जी के समक्ष प्रकट को। यह इस रचना के लिए 
उतसे प्राप्त शुभाशीर्वाद मानता हूँ ! 

हिन्दी अनुवाद के कार्य को अपनी इस आयु में (पचहत्तर के करीब) वहुत ही 
आत्मीयता से, अपने स्वतः के कार्य के जैसे श्रद्धासक्ति से करनेवाले श्री पि. वेकटा- 
चल शर्मा जी का मैं कृतज्ञ हैं । हस्तप्रति टाइप होकर, यथासंभव कम गलतियों से 
ज्ञानपीठ की पहुंचाना था। हिन्दी में टाइप करनेवाले श्री बैंकटरामय्य के सका- 
लिक सहयोग का मैं आभारी हूँ । संभवनीय गलतियों को निवारण करने में कन्नड़ 
मूल रचना के साथ हिन्दी अनुवाद को तुलनाकर अवलोकन करने में, मेरे कन्नड़ 
भाषा के आत्मकथन तथा इस निवेदन को हिन्दों अनुवाद करने में एवं अनेक 
विधों में सदा के जैसे मेरे सभी कार्यों में हम्रेशा सहायता करनेवाले मेरे मित्र 
विद्वान श्री एच. जि. शितिकण्ठ शर्मा एम. ए. साहित्यरत्त का में कृततज्ञ हूँ । 

ग्रंथ प्रकाशन में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहायता करनेवाले सभी जनों का 
मैं पुनः अभार मानता हूँ । 


70, ] पद! मुझ्य मार्गे इति, 

4 ब्लॉड, अनशंकरी []] स्टेज बेंगलूर सी. के. नागराजराव 
दुंदुमि सं, कातिक बहुल दादशी 

2 दिसम्दर, 4982 


३4 


पट्टमहादेवी शान्तला 
भाग : एक 


बाहरी वरामदे में शान्तला अपनी सखियों के साथ खेल रही थी । वह हृठात्‌ 
खेलना छोड़कर रास्ते की ओर भाग चली । रह गयीं तीन सखियाँ जो उसके साथ 
खेल रही थीं। उसका अनुसरण करती हुई भाग चलीं । अह्मते की दीवार से 
सटकर खड़ी शान्तला पास आती हुई घोड़ों के टापों की ध्वनि सुनती, जिधर से 
आवाज़ आ रही थी उसी ओर नजर गाड़े खड़ी रही। 
सखियों में से एक ने उसके कन्धे पर हाथ रखकर पूछा, “क्या देख रही हो 
शान्तला ?” शान्तला ने इशारे से चुप रहने को कहा । इतने में राज-पय की ओर 
भुड़ते हुए दो घुड़सवार दिखायी दिये। धोड़े शान्तला के घर के अहाते के सामने 
रुके । सवारों की सज-धज देखकर सखियाँ चुपचाप खिसक गयीं । 
रुके घोड़े हाफ रहे थे। उनको फाटक पर छोड़कर अन्दर प्रवेश करते राज- 
भदों की ओर देखकर शान्तला ने पूछा, “आपको किससे मिलना है ?” 
राजभट शान्तला के इस सवाल का जवाब दिये बिना ही आगे वढ़ने लगे । 
शाल्तला ने धृष्ठता से पूछा, “जी ! मेरी वात सुनी नहीं ? यह हेग्गड़े का घर 
है। यों घुसना नहीं चाहिए । आप लोग कोन हैं ?” 
उस ढीठ लड़की शान्तला के सवाल को सुन राजभट अप्रतिभ हुए । आठ-दस 
साल की यह छोटी बालिका हमें सिखाने चली है ? इतने में उन दो सवारों में से एक 
ने वालिका की तरफ़ मुड़कर कहा, “लगता है कि आप हेग्गड़ेजी की बेटी अम्माजी 
- हैं। हम सोसेऊर से आ रहे हैं। श्रीमान्‌ युवराज एरेयंग प्रभु और श्रीमती युवरानी- 
जी एकल मह्मदेकी हे एका एव शेज्ा है । हेखज्रेमरे और हेसउतीजी हैं रा 27 
“हेगड़ेजी नहीं हैं, आइए, हेग्मड़तीजी हैं,” कहती हुई शान्तला बैठक की 
ओर चली | राजभटों ने उस बच्ची का अनुसरण किया। 
महाद्वार पर खड़ी शान्तला ते परिचारिका गालब्वे को आवाज़ दी और कहा, 
“देखो, ये राजदूत आये हैँ, इनके हाथ-पैर घुलवाने ओर जल-पान आदि की 
व्यवस्था करो ।” फिर वह राजभटों को आसन दिखाकर, “आप यहाँ बिराजिए, 


,पट्टमहादेवी झान्तला | 4 


में जाकर माताजी को खबर दूंगी ।” कहकर अन्दर चली गयी । 
राजभट यस्त्रवत्‌ बरामदे पर चढ़े और निर्देशानुसार गद्दी पर वैठ गये । राज- 
महल के ये भट पहले ही इस तरह के शिष्टाचार से परिचित तो थे ही । परन्तु इस 
तरह के शिप्टाचार का पालन यहाँ भी करना होगा, इसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं 
की थी । एक साधारण हेग्गड़े की वालिका इस तरह का व्यवहार करेगी---इसको 
उन्हें उम्मीद भी न थी। उस छोटी-सी बालिका का चलन-बलन, भाव-भंगी, 
संयमपूर्ण शिष्टाचार-व्यवहार और गाम्भीर्ययुक्त वाणी आदि देखक़र वे बहुत प्रभा- 
बित हुए । 
इतने मे परिचारिका गालव्दे ने थाली में पनोटी, सरोता, गुड़, एक बड़े लोटे 
में पानी और दो ग्रिलास लाकर उनके सामने रखे और कहा, "इसे स्वीकार 
कीजिए ।” फिर स्वयं कुछ दूर हटकर खड़ी हो गयी। 
उस भर्टो मे एक ते गुड की भेली तोड़कर मुँह में एक टुकड़ा डालते हुए पूछा, 
“कगडेजी कहाँ गये हैं ?” 
परिचारिका गालब्वे ने उत्तर में कहा, “मालिक जब कही जाते हैं तो हम 
मौकर-चाकरों से बताकर जाएँगे ?” उसके इस उत्तर में सरलता थी। कोई अव- 
हेलता का स्वर नही था। राजभट आगे कुछ बोल न सके। उन्होंने गुड़ खाकर 
पानी पिया; पान बनाना शुरू किया। वीच-दीच में यह प्रतीक्षा करते हुए नौक- 
“रानी की ओर देखते रहे कि वह कुछ वोलेगी। त्तीन-चार बार मों उसकी तरफ़ 
देखने पर भी वह चुपचाप ण्यों-की-त्यों खड़ी रही । 
इतमे में परिचारिका गालब्वे को, इन दोनों राजभटों को अन्दर बुला लावे 
की सूचना मिली । उसने दोनों राजभटों से कहा, “हेग्यड्तीजी ने आपको अन्दर 
बुला लाने का आदेश भेजा है ।7 
निर्दिष्ट जगह पर पान की पीक थूक दोनों अन्दर चलने को तैयार हुए। परि- 
चारिका दोनों को अन्दर ले गयी। भुध्य-द्वार के भीतर प्रवेश करते ही बड़ी बारह- 
दरी थी, उसे पार कर अन्दर हो दूसरी वारहदरो में उन्होंने प्रवेश किया । वहाँ एक 
सुन्दर चित्रमय झूला था जिस पर हेग्गड़ती बैठी थीं। राजभटों ने अदव से झुककर 
प्रणाम किया । 
हेग्गड़ती ने उन्हें कुछ दूर पर बिछी सुन्दर दरी की ओर संकेत करके “बैठिए” 
कहा। 
शाजभटों ने संकोच से झुककर विनीत भाव से पूछा, “हेग्गढ़ेजी"'* 
शाजदूतों की वात पूरी होने से पहले ही हेग्गड़तो ने कहा, “वे किसी राजकार्य से 
बाहर गये हैं। कव लौटेंगे यह कहना कठिन है। यदि आप लोग उनके आने तक 
प्रतीक्षा कर सकते हैं तो ठहरने आदि की व्यवस्था कर दूँगी । आप लोग राजदूत 
हैं; आप कार्य-च्यस्त होंगे। हमें बह विदित नहीं कार्य कितना गम्भीर और महत्त्व 


४ / पट्टमहादेवी शान्तला 


का है।” 

राजभटों ने तत्काल जवाब नहीं दिया। वे हेग्गड़े के घर के व्यवहार में यों 
अमाधारण ढंग देखकर जवाव देने में कुछ आया-पीछा कर रहे थे 

इन राजदूतों के इस संकोच को देख हेग्गड़ती ने कहा, “संकोच करने की 
जरूरत नहीं । सोसेऊर से आप लोग आये हैं, इससे स्पप्ट है कि आप लोग हमारे 
अपने हैं। परन्तु, आप लोग राजकाज पर आये हैं, मैं नहीं जानती कि कार्य किस 
तरह का है। यदि वह गोप्य हो तो आप लोगों को हेग्गड़ेजी के आने तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी ।” 

“ऐसा कोई गोप्य विषय नहीं माताजी; फिर भी युवराज के संदेश को सीधे 
हेग्गड़ेजी मे निविदन कर सकने का अवकाश मिलता तो अच्छा होता । विश्चित 
रूप से यह मालूम होता कि वे कब तक लोटेंगे तो हमें कार्यक्रम निश्चित करने में 
सुविधा होती ।” 

“ऐसा कह नहीं सकती कि वे कव लौटेंगे । यदि आप लोगों को उनके दर्शन 
करने का भाग्य हो तो अभी इसी क्षण आ सकते हैं। नहीं तो पन्द्रह दिन भी लग 
सकते हैं ।” 

“तो हम एक काम करेंगे । हम जो पत्र वहाँ से लागे हैं, उसे आपको सौंपेंगे 
और श्रीमद्युवराज और युवरानीजी मे जो संदेश कहला भेजा है उसे आपसे 
निवेदन करेंगे। हम कल दोपहर तक हेग्गड़ेजी की प्रतीक्षा करेंगे। तव तक भी 
यदि वे न आयें तो हमें जाने की आज्ञा देनी होगी । क्योंकि हमें बहुत-से कार्य करने 
हैं। दस-वारह कोस दूर पर रहते के कारण आपको पत्र और संदेश पहुँचाना 
आवश्यक था जिससे आप लोगों को आगे का कार्यक्रम बनाने में सुविधा रहे। 
श्रीमान्‌ युवराज का ऐसा हो आदेश है कि संदेश पहले आपको मिले ।” यह कह- 
“कर राजमुद्रांकित खरीता राजभट ने हेग्यड़ती के समक्ष प्रस्तुत किया । 

हेग्गडती माचिकब्दे ने खरीता हाथ 'में लेकर खोला और मन-ही-मन पढ़ा | 
“बाद में बोली, “ठीक, बहुत संतोप की वात है। शुभ-कार्य सम्पन्त हो जाना चाहिए। 
इस कार्य में पहले ही वहुत विलम्ब हो चुका है। लेकिन अब तो सम्पन्न हो रहा 
है---पह आनन्द का विपय है। 

“अब क्या आज्ञा है ?” 

“जव तक हैग्मड़ेजी नही आते और विचार-विमर्श न हो तब तक मैं क्या 
कह सकती हूँ । 

बड़े राजदूत ने निवेदन किया, “आपका कहना ठीक है। फिर भी श्रीमान्‌ 
म्रुबराज एवं विशेषकर श्रीमती य्रुवरानी जी ने बहुत आग्रह किया है। उन 
दोनों ने हमें जाज्ञा दी हे कि इस 'घुभ-कार्य के अवसर पर आप दोनों से अवश्य 
चधारने की बिनतो करें। श्रीमती युवरानी जी को आपके - घराने से विशेष प्रेम 


-पट्टमहादेधी श्ञान्चला /:3 


है।” 

“यह हमारा अहोभाग्य। ऐसे उन्नत स्थान पर विराजनेवाज्ने, हम जंते 
साधारण हेग्यड़े के परिवारों पर विशेष अलुग्रह कर रहे हैं। यह हमारे पूर्व-पुष्या 
का ही फल है। और नहीं तो क्या ? आप लोगों की वात-चीज और व्यवहार से 
ऐसा लगता है कि आप लोग उनके अत्यन्त निकटवर्ती और विश्वसनीय है।” 

“माँजी, आपका कथन ठीक है। उनके विश्वास-पात्र बनने का सौभाग्य, 
हमारे पूर्व-युण्य का ही फब है। हम भाग्यशाली हैं। मेरा नाम रेविमय्या है और 
मैं राजगृह का द्वारपाल हैं। यह मेरा साथी है, इसका नाम गोक है। हम दोनों--- 
राज-परिवार के अत्यन्त नि हैं। इसीलिए हमें आपके सम्मुख भेजा 
गया है। कुछ औरों को भी निमस्व्रण-पत्र भेजने हैं। औपचारिक निमस्त्रण-पत्र 
बहुत हैं जो भेजने को हैं। ऐसे पत्र हम जैसे और नौकर पहुँचा आएंगे । मगर युवराजः 


साथ सन्देश कहला प्रेजते है। राजवंशियों का विश्वासपात्र बनना उतना आत्तान 
नहीं है, माताजी ! विश्वास योग्य बनना कितना बड़ा सौभाग्य है--इसे मैं खुद 
अनुभव से समझ पाया हूँ ।” 

“बहुत अच्छा हुआ। अब आप लोग विधाम कीजिए । बहुत थक होंगे। 
गालब्बे ! लेंका से जाकर कहो कि इनके घोड़ों को उड़साल में वाधकर उनकी: 
देख-रेख करे। हु 

“बाहर के बरामदे के दक्षिण की ओर के कमरे में इन्हें ठहराने की व्यवस्था 
करो। ये राजपरिवार में रहनेवाले है, इनकी मेजवानी में कोई कसर न हो ।” दि 

हेग्गड़ती के आदेश के अनुसार व्यवस्था करने के लिए सब लोग वहाँ से चले 
आदेशानुसार व्यवस्था कर राजदूतों को कमरे में छोड़कर गालब्बे लौटी । हेग्गड़तीः 
माचिकब्बे ने पूछा, “'शान्तला कहाँ है ?7 हे 

“मैंने देखा नहीं, माताजी ! कहीं अन्दर ही होंगी। बुला ल्ाऊँ 7” 

“न, यों ही पूछ रही थी ।” 


भी तुरन्त ध्यान से उठी, माँ के पीछे-पीछे चल पड़ी । 

माचिकब्बे अभी वरामदे के द्वार तक पहुँची ही थी कि इतने में हेग्गड़े 
सारसिगय्या अन्दर आ चुके थे । 

हेग्गडती माचिकब्दे ने कहा, “उचित समय पर पधारे आप |” 

“सो क्या ?” 

“सोसेऊर से राजदूत आये हैं ।” 

“क्या समाचार है ?” हेग्यड़े मारसिगय्या ने कुछ घबड़ाये हुए-से पूछा । 

“सब अच्छा ही समाचार है । पहले आप हाथ-मुँह धोकर शिवाचंन कर लें । 
झूर्यास्त के पहले भोजन हो जाये ।/ 

“मेरे लिए यह नियम लागू नहीं न? मेरा शिवार्चन ऐसी जल्दवाजी में पूरा 
नही होता । इसलिए आप लोग भोजन कर लें। में आराम से यथावकाश अपने 
कार्यों से निबट लूँगा। इस बात को रहने दें---अब यह कहें राजमहल की क्‍या 
ख़बर है ?” 

“यह पत्र आप पढ़ लें ।/--कहती हुई उसे हेग्गड़े जी के हाथ में देकर पीछे 
की ओर मुड़ बेटी को देखकर पूछा, “अम्माजी ! तुम्हारी ध्यान-पुजा समाप्त हो 
गयी ? तो चलो, हम दोतों चलें और भोजन कर आदवें । तुम्हारे अप्पाजी को 
हमारा साथ देने की इच्छा नहीं ।” 

“अप्पाजी ने ऐसा तो नहीं कहा न ! अम्मी 

“हुँ, मैं तो भूल ही गयी । लड़कियाँ हमेशा पिता का ही साथ देती हैं। मेरे 
शाथ तुम चलोगी न ?” 

“चलो, चलती हूँ ।/ शान्तला ने कहा । 

माँ-बेदी दोनों भोजन करने चली गयीं । 

इधर हेग्गड़े मारसिंगय्या ने अपने उत्तरीय शिरोवेष्टन आदि उतारे ओर 
गह्दी पर रखकर तकिये के सहारे बैठ उस पत्र को पढ़ने लगे। इतने में नौकरानी 
शालब्बे ने पतौटी-पानी-गुड़ आदि ला रखा । 

“राजदूत चले गये ?” 

गान्ब्ये ने कहा, “अभी यहीं हैं मालिक। कल दोपहर तक वे आपकी 
प्रतीक्षा करने के इरादे से यहीं ठहरे हैं। आपके दर्शन करके ही प्रस्थान करने का 
उनका विचार है। क्या उन्हें चुलाऊँ 2” 

“बे आराम करते होंगे, आराम करने दो । मुझे भी नहाना है। शीघ्र तैयारी 
करो। तब तक मैं भो आराम करूँगा । उन अतिथियों के लिए सारी व्यवस्यः 
डोक है न ?” 

“हेग्गड्वीजी के आदेशानुस(र सभी व्यवस्था कर दी गयी है।' 

“ठीक है। अब जाओ 7 न - 


यटुमहादेवी झान्वला 


स्वान, पूजा-पाठ से लिवृत्त होकर भोजन समाप्त करके हेग्यड़े मारसिगय्या वारह- 
दरसी में उसी झूले पर आ विराजे ! उनके पीछे हो पान-पट्टी लेकर उसी झूले पर 
पतिदेव के साथ बैठी माचिकब्बे पान बताने लगी । 

हेग्गड़े मार्रसिगथ्या ने पूछा, “हेग्गड़ती जी ने क्या सोचा है ?” 

'पकेस विषय में ।” 

“पसोसेऊए के लिए प्रस्थान करने क॑ बारे में ।” 

“मेरा क्या निश्चय होया। जेसी आपकी आज्ञा होगी।” 

“अपनी इच्छा के अनुसार मुझे अनुकूल वनाने में हेग्पड़लीजी वड़ी होशियार 
हैं ! अब इस बात को रहने दें । यह बताएँ कि अब क्या करना है ?” 

“युवरानीजी ने खुद अलग से सन्देश भेजा है । ऐसी हालत में न जाना क्या 
उचित्त होगा ?” 

“जाना तो हमारा कत्तेंव्य है ही। मगर यही शुभकायें उनके महाराजा 
होते पर सम्पन्न हुआ होता तो कितना अच्छा लगता ?***” 

“महाराजा विनयादित्य प्रभु के जीवित रहते एरेयंग प्रभु का महाराणा 
बनना कैसे सम्भव हो सकता है ?” 

“युवराज एरेपंग प्रभु की आयु अब कितनी है--समझती हो ?” 

*कितती है?” 

“उतका जन्म शालिवाहन शक सं. &६६ सर्वेजित्‌ वर्ष में हुआ था। इस 
आंगीरस वर्ष तक पैतालीस़ वर्ष के हो गये | फिर भी वे अब तक युवराज ही हैं । 
महाराजा विनयादित्य प्रभु की आयु अब करीब-करीब भीमरप शान्ति सम्पत्न 
करने वी है (! 

“वह उनका भाग्य है। युवराज हैं, तो भी उन्हें किस बात की कमी है। 
सुनते हैं कि वास्तव में सारा राजकाज करीब-करीब उन्हीं के हाथ है।” 

“किस गुप्तचर के द्वारा तुमने यह ख़बर पायी १” 

“सब लोग कहते फिरते हैं। इसके लिए गुप्तचर की क्या जरूरत है ?” 

“लोगों में प्रचलित विचार और वास्तविक स्थिति--इन दोनों में बहुत 
अन्तर रहता है। इस अन्तर को चहाँ देखा जा सकता है। अब ती वहाँ जाते का 
सौका भी आया है ।” 

"मतलब यह कि जाने की आज्ञा है। है न?” 

“आज्ञा या सम्मति जो भी हो, वहाँ जाना आवश्यक है। क्योंकि यह हमारा. 
कत्तेब्य है ४” 

पान तैयार कर हेग्यड़े के हाथ में देकर कहने लगी, "आप अकेले हो 
आइए ।7 | 

“क्यों ? राजकुमार का उपनयन राज-कार्य नही है?” 


6 / पट्टमहादेवों झान्तला 


“सा तो नहीं। पुरुषों के लिए तों सव जगह ठीक हो सकती है। मगर 
स्त्रियों को बड़े लोगों के यहाँ उनके अनुसार चलना कठिन होता है । हम छोटे हैं, 
क्‍या हम उनके बरावर हो सकेंगे ?” 

“मानव-जन्म लेकर, मनुष्य को अपने को कभी छोटा समझना ठीक नहीं । 
समझी ?" 

“मैं अपने को कभी छोटी नहीं समझती, पर उनकी दृष्टि में हम छोटे हैं इस- 
लिए कहा ।” 

“क्या यह तुम्हारा अनुमान है या अनुभव ?” 

“राजमहल में जो हेग्गड़तियाँ हो आयी हैं उनसे मैंने ऐसी बातें सुनी हैं ।” 

“तभी कहा न ? दूसरों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। 
यदि हमारी हेग्यड़ती को दुःख होगा तो वह हमारे लिए वया संतोष की बात 
होगी ? अब की बार दोनों साथ चलेंगे । वहाँ से लौटने के बाद यदि दुवारा चुलावा 
आयेगा तब जाने न जाने का निर्णय तुम ही पर छोड़ दूंगा ।” 

“हेगड़ेजी की आज्ञा हुई तो वही करेंगे। उपनीत होनेवाले राजकुमार की 
क्या आयु है?” 

“सोलह । क्यों ?" 

“दस, यों ही पूछा । उपनयन करने में इतनी देरी क्यों की १" 

“शायद पौच वर्ष हुए होंगे। महाराजा की पष्दिपूर्ति घांति के दो-तीन वर्ष बाद 
महाराजा एक गम्भीर बीमारी के शिकार हुए। उस रोग से वे मुक्त होंगे--ऐसी 
उम्मीद किसी को नहीं थी। रोग से सुक्ति तो मिल गयी, परन्तु बहुत कमज़ोर ही 
रहे। राजवंद्य भी कुछ कह नहीं सके थे। उस प्रसंग में युवराज अभिषिक्त हो जाये 
उसके बाद ही बड़े लड़के का उपनयन करने की शायद सोचते रहे होंगे ।* 

“तो क्या युवराज पिता की मृत्यु चाहते थे ?” 

“छी, छी ! ऐसा नही कहता चाहिए। जो जन्म लेते हैं वे सद मरते भी हैं । 
कुछ पद वंशपरम्परा से चले आते है। युवराज महाराजा के इकलोते पुत्र हैं। 
ऐसी दशा में युवराज का यह सोचता कि महाराजा होने के बाद बेटे का उपसयन 
करें--पह कोई गलत तो नहीं है। जो भी हो, पट्टाभिषेक भी स्थगित हुआ। उप- 
जयत करने में विलम्ब हुआ । और अधिक विलम्ब न हो---सम्भवतः इसलिए अब 
इसे सम्पन्न करते का निश्चय किया है 7 

“जो भी हो, विवाह की उम्र में यह उपतयत सम्पत्न हो रहा है |” 

“होने दो ! तुम्हें उनकी समधिन तो नहीं बनना है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी 
के बारे में सोचने के लिए अभी बहुत समय है। उन राजभटटों का भोजन हो चुका 
हों तो उन्हें कहला भेजो ।'उन्हें ओर भी बहुत से काम होंगे । वे यहाँ बँठे-वेंठे व्यर्थ 
में समय क्‍यों व्यतीत करें। 


पहमहादेंबी शान्तला / 7 


हेग्गड़ती बहाँ से उठी और जाकर दो-चार क्षणों में ही लौटकर, "वे अभी भा 
रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आऊँगी,” कहकर भीतर चली गयी । 

रेविमय्या और गोंक--दोनों राजभट उपस्थित हुए और अदच से प्रणाम कर- 
खड़े हो गये । हेग्गड़े के उन्हें बैठने को कहने पर वे बैठ गये । 

“तुम लोगों ने हेग्गड़तीजी को जो वताया है, उत्त सबसे हम अवगत हैं युव- 
राण की आज्ञा के अनुत्तार हम इस उपनयन महीत्सव के अवसर पर वहाँ मवश्य 
आएँगे । इतनी आत्मीय भावना से जब हम स्वयं युवराज के द्वारा निमंत्रित हैं तो 
यह हमारा अहोभाग्य ही है। मालूम हुआ कि आप लोगों ने मेरे लिए कल तक 
प्रतीक्षा करने का निश्चय किया था । आप लोग जितने दित चाहें हमारे अतिथि 
बनकर रह सकते हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में आप लोग जैसा उचित समझें वैसा 
करें ।! 

“आपके दशेन भी हो गये । इसलिए सुबह तड़के ही ठंडे वक्‍त में हम यहाँ से 
चल देंगे। इसके लिए आप अनुमत्ति दें ।” 

“जैप्ती इच्छा हो करें। अब आप लोग जाकर आराम करें। हमारे नौकर 
जेंका से कहेंगे तो वह सारी व्यवस्था कर देगा ।”/ 

दोनों राजदूत उठ खड़े हुए, परन्तु वहाँ से हिले नहीं । 

“क्यों क्या चाहिए था । क्या कुछ और कहना शेप है ?” 

बड़े संकोच से रेविमय्या ने कहा, “क्षमा करें | जब हम आये तव फाटक पर 
ही छोटी अम्माजी से मित्रे थे। वे ही हमें अन्दर ले आयी थी । फिर उनके दर्शन 
नहीं हुए। अगर हम सुबह तड़के ही चले जायें तो फिर हमें उनकी दर्शन करने का 

अवसर ही त मिलेगा | यदि कोई आपत्ति न ही, उन्हें एक बार और देखने की 
इच्छा है ।” 

“शायद सोती होगी । गालब्वे ! देखो तो अगर अम्माजी सोयी न हो तो, 
उसे कुछ देश फे लिए यहाँ भेजो ।” कहकर हेग्गड़े मारसिंगय्या ने राजदूतों से 
कहा, “तब तो उप्ते तुम लोगों को तंग किया होगा ।” 

रेविमय्या ने कहा, “ऐसा कुछ तही । उनकी उम्र क॑ बच्चों में वह होशियारी, 
और बुद्धिमानी, वह गाम्भीय ओर संगम, जौर वह धीरता-निर्भेयता दुलंभ है । 
इसलिए उस वालिका को फिर से देखने की इच्छा हुई) जाप अन्यथा ने समझें ।/ 

“कुछ नहीं । तुम लोग बठो । बच्चों को प्यार करने का सबको अधिकार है । 
इसमें अत्यथा समझने की क्या बात है २” 

दोनों राजभट बैठ गये । गालब्वे शान्तला के साथ आयी | 

शान्तला ने पूछा, “अप्पाजी ! मुझे बुलाया ?” * ५ 

“ये लोग कल सुबह तड़के ही जानेवाले हैं! आते वक्‍त तो इन्होंने तुम्हें देखा 

था फिर तुम्हें देव नहीं सके। ये फिर तुम्हें देखना चाहते थे। अतः कहला- 


$ / पहुँमेहांदेंवी शान्तला! 


नऔेजा । 
कूल दोपहर जाने की वात कह रहें थे 
"हाँ, उत लोगों ने वैसा ही सोचा था ॥ मैं आ गया तो उनका कीर्म बने 
आया। इसलिए अभी जा रहे हैं !! 

"कुल दोपहर तक क्षी आप न आते तो तब ये लोग क्या करते १० शान्तला 
चने पूछा) 

“अब तो आ गया हूँन १७ हेग्गड़े ने कहा। 

"आये तो क्या हुगी १ थे लोग कल दोपहर ही की जायेंगे ।” 

/अम्माजी उन्हें बहुत काम करने के हैं। राज-काज पर लगे लोग यों ही समय 
'नहीं बिता सकते । काम समाप्त हुआ कि दूसरे काम के लिए दौड़ता पड़ता है। 
तुम्हें पह्‌ सब मालूम नहीं होता, बेटी ४! 

“सब लोगों की भी तो यही दशा है। एक काम समाप्त हुआ कि नहीं, दूसरे 
काम पर आगे बढ़ते जाना चाहिए । 

रेविमय्य! शान्तला 


टकटकी लगाये शान्तला को ही देखता रहा । 
हेग्गड़े मार्रसगग्याजी को हँसी भी गयी । वे बोले, “बेटी ! तुर्म बड़े 
अनुभवी लोगों की तरह बात करती हो ए 


_ शेविमय्या ने कहा; नहेग्गड्रेजी, आप एह योग्य गुरु से अच्छी शिक्षा दिलाने 
की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा होगा । इसके (लए यहाँ की अपेक्षा राजधानी वहुत 
वी अच्छी जगह होगी । वहाँ बड़े योग्य और  निंपुण विद्वात ध् 


जा रही है। इसके गुरु भी कहते हैं. कि अम्माजी वेहँते प्रतिभासम्पत्न हैं ए 
“गुरुजी को ही कहना होगा ? अम्माजी की प्रतिभा की परिवामक आईनों 
उनका स्वयं है । यदि अनुमति हो तो एक बार बच्ची को अपनी गोद 

जे उठाऊं ?/ 

“यह उसे सम्मत हो तो कोई आपत्ति नहीं । गोद मे उठाने को वहें अपना 
अपमान समझती हैं।' हे 

लनहीं अम्माजी। गोद में उठाना द्रेम का प्रतीक है। जिसे गौद में लिया 
जाता है उसकी मानसिक दुर्बलता नहीं। इसमें अपमान का कोई कारण नहीं । 
आओ अम्माजी, एक वार झिर्फ़ एक ही वार अपनी गोद में लेकर उतार दूँगा ए 
नगिड़गिड़ाते हुए शेविमय्या ने हाथ आगे बढ़ाये । मर 

आान्तला बिना (हिलेन्डुले मू्तिवत्‌ खड़ी रही । आगे नहीं बढ़ी । बही दो कदम 
आगे बढ़ आया । उसकी आँखें हो- रही थीं । दृष्टि मन्द पड़ गयी। बैसे ही 
जैठ गया । शान्तला अपने पिता के पास जूकर बैठ गयी । यह सब उसकी समझ में 


पु प्रदृमहादेवी शएत्ा (9 


जुछठ भी नहीं आया 4 
हेग्गड़े मारसिगय्या ने बरठा, “क्यों? क्या हुआ ?” रेविमिय्या की आँपों से: 
आराकार आंसू बह रहे थे। धारा रुकी ही नहीं । मारसिगय्या ने गोंक की ओर 
कहा, “वह बहुत कार है उसके वियाह के छः के के बाद उसकी 
एक बच्ची वैदा हुई थी। दो साल पैक जीवित रही ( बच्ची बहुत होधियार 
थी। उसके मरने के बाद फ़िर बच्चे हुए ही नही। उसे बच्चे प्राणों से भी अधिक 
। 


“वेचारा !” अनुकम्पा के स्वर में हैग्यड़े मारसिगय्या ने कहा। 
को स्वस्थ होने में कुछ समय लगा । 
हैग्सड़े मारसिग्य्या ने कहा, “आप लोग एक काम करे ! आप लोगों को 
आता कल दोपहर को ही हो। अम्माजी भी यही कहती है। भव जाकर आराम 
करो। मैं भो आराम करूँगा |! 


अुबह स्नान-उपाहार आदि समाप्त कर रेविमय्या औरगोंक दोनों हैग्गढ़े के घुड़सालः 
में गये। उनके घोड़े मालिश-बुदा होकर चमक रहे थे। घोड़े भी खानीकर तैयार 
थे। घोड़ों का प्रातःकालीन चल रहा था। पास ही जीन-लगाम से ल॑ंस 
एक ट्टू, तैयार बड़ा था । दोनों उसकी ओर आकपित हुए। पड़ताल के उस कर्म- 
चारी को पिछले दिन इन लोगों ने नहीं देखा था । उसके पास जाकर रेविमय्या 
ने पुछा, “यह टू, किसके लिए है?” 


नोकर ने गव॑ से कहा, “आप भी उन जैसी सवारी नहीं कर सकते ।” 

इसी बीच शान्तला चहाँ आयी । 

वह वीरोचित वेषभूषा, काछ लगी धोती, ऊपर अगरखे में सजी हुई थी; 
“रायण ! अब चले [? कहती हुईं वह अपने ट्ट्टू के पास गयी और उसे के 
अपने रटटू को लेकर उडसाल से बाहर निकल पड़ी । रायण इसरे घोड़े को लेकर 
उसका अनुसरण करने लगा । 

रेविमय्या शान्तला के वास आया। पूछा, >उम्माजी, आपके साथ चलने कीः 
मुझे इच्छा हो रही है; क्या मैं भी चलूँ 27 हु 


20 / पट्टमह्मरेकी शान्तला 


"आइए, क्या हज है।” फिर उसने घुड़साल की ओर देखकर कहा, “अभी तो 
आपका घोड़ा तैयार नहीं है 0” 
रेविमय्या ने कहा, “अभी दो ही क्षणों में तैयार हो जाऊँगा ।” इतने में 
हेग्गड़े वहाँ आये । उन्होंने पूछा, “कहाँ के लिए तैयारी है ?” 
रेविमय्या ने जवाब दिया, “अम्माजी के साथ जाने के लिए अपने धोड़े को 
तैयार कर रहा हूँ ।” 
हेग्गड़े ने कहा, “रायण ! तुम ठहर' जाओ ।” फिर रेविमय्या से कहां, 
“तुम इसी घोड़े को लेकर अम्माजी के साथ जा सकते हो ४” 
फिर क्या था? नयी मंत्री के लिए सहारा मिल गया । 
शान्तला ओर रेविमय्या दोनों निकले, अपने-अपने धोड़ों पर। रेविमस्या 
चकित रह गया। वहां राजमहल में घोड़े के पास जाते हुए डरनेवाले राजकुमार 
उदयादित्य । यहाँ एक साधारण हेग्गड़े की साहस की पुतली छोटी बालिका ! यदि 
कोई ओर यह कहता तो वह समझता कि सब मनगढ़न्त है, और उस पर विश्वास 
नहीं करता | यहां खुद आँखों से देख रहा है। घोड़े को चलाने के उसके ढंग को 
देखकर वह चकित रह गया। एक प्रहर तक सवारी कर लौटने पर समझ में आया 
कि रायण की वात सही है। रेविमय्या मन-ही-मन सोचने लगा--'जिसका 
जन्म राजमहल में होता चाहिए था वह्‌ एक साधारण हेग्गड़े के घर में क्‍यों हुआ ?* 
--उस सवाल का जवाब कोन दे ? वही जवाब दे सकता है जिसमे इस जगत्‌ का 
सृजन किया है। परन्तु, वह सिरजनहारा दिखायी दे जब तो । 
घुड़साल में धोड़ों को पहुँचाकर दोनों ने अन्दर प्रवेश किया | पिछवाड़े की 
ओर से अन्दर आये, वहीं बारहदरी में हेग्गड़े वठे थे। उन्होंने पूछा, “सवारी 
कंसी रही २” 
रेविभय्या मौत खड़ा रहा। उतने समझा--शायद सवाल शान्तला से किया 
होगा । 
रेविमय्या से हेग्गड़े ते पूछा, “मैंने तुम ही से पूछा है, घोड़े ने कहीं तंग त्तो नही 
किया ?” 
इतने में शान्तला ने कहा, “ये रायण से भी अच्छी तरह घोड़ा चलाते है ।” 
हेग्गड़े ने कहा, “उन्हें वहाँ राजधानी में ऐसी शिक्षा मिलती है, बेटी ।” 
रेविमय्या ने पूछा, “जी आपको यह ट्ट्ट, कहाँ से मिला? यह अच्छे 
लक्षणों से युक्त है। इसे किसी को न दीजिएगा ।* 
हेग्गड़ ने कहा, “हमारी अम्माजी बढ़ेगी नहीं? जेसी अब है बंसे ही 
रहेगी ?” 
"न, ऐसा नहीं, कुछ वस्तुएँ सोभाग्य से हमारे पास आती हैं। उन्हें हमें 
कभी नहीं खोना चाहिए। उसके ठिगनेपन को छोड़कर शेप सभी लक्षण राज- 


पट्टमहारेवी झान्तला / ॥7 


योग्य हैं। अगर उसकी याँगों में पुंपह बाँध दें और अम्माजी उसे चलावे तो उसके 
पैरों का लय पृत्स-सा अधुर लगेगा । हेग्गड़ेजी ! घोड़े पर सवार भम्माजी के 
कान हमेशा टापों पर ही लगे रहते हैं। आप बड़े भाग्यवान्‌ हैं। ईशकर से प्राथना 
है कि अम्माजी दीर्घायु होवें और आप लोगों को आनन्द देती रहें। फ़िर उसने 
शान्तला से कहा, “अम्माजी, कम-से-कम अब मेरी गोद में एक बार आने को 
राजी होंगी ?” रेविमय्या के हाथ अपने-आप उसकी ओर बढ़े । 

शान्तला उत्ती तरफ देखती हुईं उसकी ओर बढ़े । रेविमय्या आनन्दविभोर 
हो उस ननही बालिका को गोद में उठाकर “मेरी देवी आज मुझ पर अस्त हैं! 
कहता हुआ मारे आनन्द के नाच उठा ॥ ऐसा लगता था कि वह अपने आसपास 
के वातावरण के प्ले ही गया है। गान्तला को उतारने के वाद नुप्कराते बैठे हुए 
हेग्गड़े को देखकर उसने संकोच से सिर झुका लिया। 

संगीत सियाने के लिए अध्यापक को आते देखकर उसने पिताजी से “मं 
अध्यापक जी के पास जाऊं ?” कहकर संगीत अध्यापक का अनुसरण करती हुईं 
चहाँ से चली गयी । ॥ 

“हेग्गड़े जी ! आपके और अम्माजी के कहे अनुसार आज जुवह जो यहाँ ठहर 
गया, सो बहुत अच्छा हुआ। आज मुझे जो एक नया आनन्द मिला उससे--मुझे 
विश्वास है, मैं अपने पुराने सारे उःख को भूत जाऊँगा । किसी भी तरह से हो 
आप इस वात की कोशिश करें कि आप राजधानी ही में बस सकें। मैं यह बात 
अम्माजी के लिए कह रहे। हैं, आप अन्यथा न समझें।” 

“देखें | आज वृहस्पतिवार है। आप लोग तेईस पडियां वीतने के बाद यात्रा 
करें। जहाँ तक हो सकेगा हम पहले ही वहाँ पहुंचेंगे । मुहर्त काल तक तो किसी 
भी हालत में जरूर ही पहुँच जायेंगे; चूके: नहीं । युवराज से यह बात कह दें। 
हेग्गड़तीजी से मिल लें और भालूम कर ले कि नीजी से क्या कहना है”... 
इतना कहकर हेग्गड़े वहाँ से उठकर अन्दर चलने को तैयार हुए । 

इधर शान्तल्ा का संग्रीत-पाठ शुरू हो चुका था। 

आन्तला की मधुर ध्वनि चनकर रेविमय्या दंग रह गया और संगीत सुनता 
डुआा वहीं मृततिबत्‌ खड़ा रहा । 


लौटी । उसके माता-पिता झूले पर बैठे बातचीत कर रहे थे। शान्तला को आयी 
देखकर हेग्गड़ती माचिकब्वे---“किसी तरह रेविमय्या तुम्हें छोड़कर चला गया | 

मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो आसानी से किसी के पास न जानेवाली यह 

उस रेविमस्या में कया देखकर चिरपरिचित की तरह विना संकोच के उसके पासः 
गयी ?” कहकर हेग्गड़े की ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखने लगी। 

"उसने क्या देखा, इसने क्या समझा, सो तो ईश्वर ही जाने । परन्तु इतना: 
तो निश्चित है कि इन दोनों में प्रमाढ़ मँत्री हो गयी है ।” 

“जाने भी दीजिए । यह कैसी मैत्री । मेत्री के लिए कोई उम्र और हैसियत 
भीतो चाहिए? वह तो एक साधारण राजभट है। फिर वह आपकी उम्र का. 
है।” 

मारसिंगय्या मुस्कराये और वोले : 

“सच है । जो तुम कहती हो वह्‌ सव सच है। जितना तुम देख ओर समझ 
सकी हो उतना ही तुम कह रही हो। परन्तु उन दोनों का अन्तरंग क्या कहता है । 
सो तो यह तुमको मालूम नहीं। अम्माजी, यों क्यों खड़ी हो गयी, आओ, 
बैठो ।/ 

शान्तला आकर दोनों के बीच में झूले पर बँठ गयी । 

, भारसिंगय्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, “राजकुमार के उपनयन 
संस्कार के अवसर पर तुम हमारे साथ सोसेऊह चलोगी न ?” 

शान्तला ने कोई जवाब नहीं, दिया । - 

"छोड़िये तो, आपकी अकल को भी क्‍या कहूँ? वह तो अनजान वच्ची है, . 
जहाँ हम होंगे वहाँ वह भी साथ रहेगी !”” 

“अप जी, रेविभय्या ने ज़रूर जाने को कहा है। मैंने 'हाँ तो कह दिया । 
परन्तु जाऊं तो मेरी पढ़ाई रुक न जाएगी ?” 

“थोड़े दिन के लिए रुके तो हर्ज क्या? लौटते ही फिर सीख लेना।”” 
माचिकब्वे ने कहा । 

“हमारे गुरुजी कह रहे थे कि यदि धन-सम्पत्ति गई तो फिर कमाई जा सकती 
है, राज्य भी गया तो वह फिर पाया जा सकता है। परन्तु समय चूक गया तो” 
उसे फिर पा नहीं सकते । बीते समय को फिर से पाना किसी भी तरह से सम्भव 
हो ही नहीं सकता ।" शान्तला ने कहा । 

“तुम जो सीखोगी उसे एक महीने के वाद भी सीखो तो कोई नुकसान नहीं । 
गुरुजी को क्‍या नुकसान है? पढ़ावें या न पढ़ावें, ठीक महीने के समाप्त होते ही 
उनका वेतन तो उन्हें पहुँचा दिया जाता है !” माचिकब्बे ने कहा । 

मारसिगय्या को लगा कि वात का विषयान्तर हो रहा है। “फिलहाल जाने 
में चार महीने हैं। अभी से इन बातों को लेकर माथापच्ची क्‍यों की जाय ? इस : 


पट्ठसहादेदी शान्तला / १3 « 


बारे में यथावकाश सोचा जा सकता है।” ये उन्होंने रुप बदल दिया । 

“उपनयन तो अभी इस कातिक के बाद आनेवाले माघ माम में होगा ? 
इतनी जल्दी चार महीने पहले निमस्त्रण क्यों भेजा गया है ?” माचिकव्ये मे 
पूछा । 
हे “राजकुमार का उपनयन क्या कोई छोटा-मोटा काय॑ है ? उपके लिए कितनी 
तैयारी की आवश्यकता है। जिन-जिनको बुलाना अनिवार्य है उन सभी के पाम्त 
निमंत्रण भेजना है। कौन-कौन आने आनेवाले हैं; जो आएंगे उनमे किन-किनको कहाँ- 
कहाँ ठहराना होगा, और उन-उनकी हस्ती-हैसियत की अनुकूल कंसी-कैसी सहू- 
लियतें करनी होंगी, फिर यथोचित पुरस्कार आदि की व्यवस्था करनी होगी। 


य। घत 
है। सब व्यवस्था नपी-तुली होती है। इस काम में जैगना भी मुश्किल, ने लगे तो 
भी दिक्कत । वहाँ जब जाकर देखेंगे तव तुम्हें स्थिति की जानकारों होगी ।” 

“हम तो स्थिति के अनुसार हो लेंगे, परन्तु आपकी इस बेटी को बहाँ की नयी 

परिस्थितियों से समझौता करने में दिक्कत होगी ।” 

“उसकी वजह से तुम्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह हम दोनों 
से अधिक वुद्धिमती है ।” 

“यह क्‍या अष्पाजी, आप लोगों के साथ, मेरे जाने न जाने के बारे में 
आराम से सोच-विचार करके निश्चय करने को बात कह रहे थे, अभी ऐसा कह 
'रहे हैं मानो निश्चय ही कर दिया हो ।” * 

“हाँ अम्माजी ! तुम्हें छोड़कर जाना नया हमारे लिए कभी सम्भव 
है? यह तो निश्चय है कि तुम्हें अवश्य ले जाएँगे। परन्तु विचारणीय विपय यह 
नही । विचार करने के लिए अनेक अन्य बातें भी तो हैं।” 

“मतलब, मेरे पाठ-प्रवचन का कार्यक्रम न चूके, इसके लिए कोई ऐसी 
व्यवस्था की संभावना के बारे में विचार कर रहे हैं, यही न?” 

“हाँ बिटिया, ठीक यही बात है, वड़ी होशियार हो ठुम।” 

*बहुत अच्छा, अध्यापकजी को साथ ले जाकर वहां भी सा रेगम! गवाते 
रहेंगे ?” 

हे “क्यों नहीं हो सकता ?” है 

“क्या ऐसा भी कहीं होता है ? वहाँ के लोग क्या समझेंगे ? हमारे घर में 

जैसे चलता है वैसा ही वहाँ भी चलेगा ? यह कभी सम्भव है ? क्या यह सब करना 


जैव / पहुमहादेवी शान्तला 


उचित होगा ?” 

“इसीलिए तो हमने कहा, इन सबके बारे में आराम से विचार करेंगे, 
समझी ? उन अध्यापकजी से भी विचार-विमर्श करेंगे। ग्ररु और शिष्या दोनों 
जैसी सम्मति देंगे वैसा करेंगे । आज का पाठ-प्रवचन सब पूरा हो गया 
अम्माजी ?” 

“सुबह संगीत और नृत्य के पाठ समाप्त हुए। साहित्य पढ़ाने के लिए अब 
गुरुजी आएंगे । 

“इन तीन विषयों में कौन-सा वियय तुम्हें अधिक प्रिय है, अम्माजी ?” 

“मुझे तीनों में एक-सी रुचि है। हमारे गरुरुणी कहते हैं कि इत तीनों का 
पारस्परिक सम्बन्ध ऐसा है कि एक को छोड़ दूसरा पूर्ण नहीं हो सकता। साहित्य 
यदि चेहरा है तो संगीत और नृत्य उस चेहरे की दो आँखें हैं |” 

ठीक इसी समय लेंका ने आकर खबर दी कि कविजी आये हैं । 

सुनते ही शान्तला झूले से कूदकर भागी । हेग्गड़े मारसिगय्या भी उसका 

अनुसरण करते चल दिये ! 

शान्तला के अध्यापक वोकिमस्या अपने ताडूपत्र ग्रंथ खोलने लगे । अपनी 
“शिप्या के साथ उसके पिता भी थे । हेग्गड़े मारसिगय्या को देखकर वे उठ खड़े 
“हुए और प्रणाम किया । हेग्गड़े ने उन्हें बैठने को कहा और खुद भी बैठ गये । 

कभी पढ़ाने के समय पर न आनेवाले हेग्गड़े के आज आते के कारण अध्या- 
"पक के मन में कुछ उलझन-सी पैदा हो गयी थी। उनकी ओर देखा, फिर पोयी 

खोलने में लगे। 

हेग्गड़े मारसिगय्या ने पूछा, “आपकी यह शिप्या कैसी है ?” 

“सैकड़ों विद्याथियों को पढ़ाने के बदले ऐसी एक शिप्या को पढ़ाना ही 
"पर्याप्त है। हेग्गड़ेजी !/* 

#इतना बढ़ा-वढ़ाकर कहना ठीक नहीं ।” 

“यह अतिशयोकित नही हैग्गड़ेजी | सम्भवतः आप नहीं समझते होंगे । आपकी 
“दृष्टि में यह छोटी मुग्ध बाला मात्र है। अभी जन्मी छोटी धालिका आपके 
सामने आँखें खोल रही है । परन्तु इसकी प्रतिभा, धीशक्ति का स्तर ही फुछ ओर 
है। सचमुच आप बड़े भाग्यवान हैं।आप और हेग्गड़तीजी ने उत्तम पुप्पों से 
“भगवान्‌ की पूजा की है । इसी पुष्य से साक्षात्‌ सरस्वती ही आपकी पुत्री के रूप 
में अवतरित हुई है। आपको आश्चर्य होगा अभी बालिका दस साल की भी नही हुई 
होगी। दो साल से मैं पढ़ा रहा हूँ । सोलह वर्ष की उम्र के बच्चों में भी न दिखने- 
वाली सूक्ष्म ग्रहणशक्ति और तन्‍्मयता इस बालिका में है। पूर्व-पुण्य का फल 
ओर दैंवानुग्रह दोनों के संगम से ही यह प्रतिभा इस वालिका में है। आपको यह 
“बेटी आज अमरकोश के तीनों काण्ड कष्ठस्प कर चुकी है। यह अम्माजी मार्गेयी- 


पट्टमहादेवी शास्तला / 75 


मैत्रेयी की पंक्ति में बैठते लायक है । ऐसे शिष्य मिल जायें तो सात-आठ वर्षों में 
सकलबिया पारंगत बनाये जा सकते हैं ।” 

“कै मान लूँ कि अपनी इन बातों की जिम्मेदारी को आप समझते है (! 

“जी हाँ, यह उत्तरदायित्व मुझ पर रहा । यहू अम्माजी मायके भौर ससुराल 
दोनों वंशों की कीति-प्रतिष्ठा को आचन्द्रा्क स्थायी चना सकने योग्य विचारणीसा' 
बनेगी ।। 

“सभी माता-पिता यही तो चाहत्ते हैं।” 

"'इतन। ही नहीं, यह अम्माजी जगती-मानिती बनकर विराजेगी ।" 

अब तक पिता और गुछ के बीच जो सम्भाषण हो रहा था, उसे सुनती रही' 
अम्माजी ! अब उसने पूछा, “गुरुजी ! इस जगती-मातिती का बया माने है? 

गुरुजी ने बताया, “सारे विश्व में गरिमायुक्ता गौरव से पूजी जातेबाती 
मानव-देवता ।" 

“मानव देवता कैसे बत सकता है ?” शान्तला ने पूछा । 

"उसके व्यवहार से ४! 

शान्तला ने फिर से सवाल किया, “ऐसे, भानव से देवता बननेवाले हैं 
क्या?! 

“क्यों नहीं अम्माजी, हैं अवश्य | भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध, शंकर 
भगवत्पाद और अभी हाल के हमारे स्वामी वाहुबलि, कितने महान्‌ त्यागी हैं ॥ 
आप सब कुछ विश्वकल्याण के लिए त्मागकर बिलकुल नग्त हो जो खड़े हैं । 
उबका बृहत्‌काय शरीर, फिर भी सद्योजात शिशु की तरह भाशित मुखमण्डल, 

निष्कल्मप और शान्त । भव्यता और सरलता का संगम है--थह हमारे वाहुबतिः 
स्वामी । अभ्माजी, तुम्हें हमारे इस बाहुबलि स्वामी को वैलुगोल में जाकर देखना 
चाहिए” 

#अप्पाजी, अबकी राजकुमार के उपनयन के अक्सर पर जाएँगे न, तब 
लौटते समय बेलुगोल' हो आएं २” शान्तला ने पूछा । 

धोकिमय्या ने पूछा, “किस राजकुमार का उपनयन है, हेग्गड़ेजी ?/ 

“होय्सल राजकुमार वल्लालदेवजी का ।/ 

“उपनयन कव है ?” 

“अभी इसी माघ मास में |” 

/कहाँ ?” 

“सीछसेऊर में ।” हे 

व्वहाँ से बेलुगोल दूर पड़ता है? मैं समझता था कि उपनयन दो रतसमुद्र में 
होगा ।// ल्‍ 

शान्तला ने कहा, “दोस्समुद्र से बेलुगोल त्तीन कोत्त पर है, सोसेऊए से छः 


46 / पट्टमहादेवी श्ान्तला 


कोस की दूरी पर।” 

भारसिंगय्या ने आश्चर्य से पूछा, “यह सव हिसाव भी तुम जानती हो ?” 

“एक बार गुरुजी ने कहा था, प्रजाजन में राजभक्ति होनी चाहिए । हमारे 
राजा होय्सलवंशीय हैं। सोसेऊरु, वेलापुरी, दोरसमुद्र--ये तीनों होग्सल राजाओं 
के प्रधान नगर हैं। वेलुगोल जैनियों का प्रधान यात्रास्थान है और शिवगंगा शैवों 
का। यह सब गुरुजी ने बताया था ।” 

गुरु वोकिमय्या मे कहा, “बताया नहीं, इन्होंने प्रश्न पर प्रश्न पूछकर जाना 
है।” 

मारसिंगय्या ने उठ खड़े होते हुए कहा, “अब पढ़ाई शुरू कीजिए। पढ़ाने के 
बाद जब घर जाने लगें तो एक वार हमसे मिलकर जाइएगा। आपसे कुछ बात 
करनी है। पढ़ाई समाप्त होने पर मुझे खबर दीजिएगा।” तव हठातू शान्तला वहाँ 
से उठकर जाने लगी । + 

“कहाँ जा रही हो, अम्माजी ?” ९६ 

“आप बातें पूरी कर लें, अप्पाजी । अभी आयी ।” कहकर वह चली गयी। 
“देखिए, हेग्गड़े जी, इस छोटी उम्र में अम्माजी की इंगितज्ञता किस स्तर 
की है ॥ पु 

“समझ में नहीं आया ।" 

* “आपने कहा न ? मुझसे बात करनी है, जाने के पहले खबर दीजिए। बात 
रहस्पे की होगी, उसके सामने बात करना शायद आप न चाहते हों; इसलिए 
आपने बाद में खबर देने के लिए कहा है--यह सोचकर अम्माजी अभी वातें कर 
लेने के लिए आपको समय देने के इरादे से चली गयी |” को 

“मेरे मन में ऐसी कोई वात नही थी | फिर भी अम्माजी ने बहुत दूर की 
बात सोची है।” 

“बात क्‍या है ?” वोकिमय्या ने पूछा । ४ 

“कुछ खास बात नहीं। उपनयन के लिए जायें तो वहाँ जितने दित' ठहरना 
होगा उतने दिन के अध्यापन में बाधा पड़ेगी न? मालूम होता है कि आपने 
उससे कहा, 'खोया [हुआ राज्य पाया जा सकता है, परन्तु वीता हुआ समय फिर 
कभी लौटाया नहीं जा सकता ४ अब क्‍या करें? उपनयन के लिए जाना तो 
होगा ही । और अम्माजी को साथ ले जाना ही होगा। पाठ भी न रुके---यह कैसे 
हो सकता है? इसके लिए क्या उपाय करें ? यह आपसे पूछना चाहता था ।” 

“मुझे उधर की बातें मालूम नहो। मेरे लिए निमन्‍्त्रण तो है नही फिर भी 
भुझे कोई एतराज नहीं; अगर आप और हेग्गड़तीजी इस बात को उचित समझे 
तो आपकी तरफ से मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ । शिल्पी नाट्याचार्य 
गंगाचार्य को भी समझा-बुझाकर मैं ही साथ लेता आऊँंगा /* 


धट्टमहादेवी शान्तला / ॥7 


“हब डोक है। मैं निश्चिन्त हुआ अब जाकर अम्माजी को, भेज दूँगा; 
कहकर मारमभिंगय्या वहाँ से निकल पढ़े । » :5) 
थोड़ी ही देर में भान्तला आयी । पढ़ाई शुरू हुई। * 
उधर मारमिग्रय्पा ने अपना सिर्णय ट्रेप्मडती यो बता दिया । +$ 





'हेग्मड़े और हेग्गहती वी यात्रा, सो भो राजधानी के लिए, बहसे की जरूरत 
नहीं कि वह कोई साधारण यात्रा नही थी। उन्हें भी काफी तैयारियाँ करनी पढ़ीं.। 
राजकुमार वलल्‍लालदेव, युवराज एरेयंग, युवरानी एचलदेवी, राजबुमार विदिटदेव 
और राजकुमार उदयादित्यदेव--इन सबके लिए नडरावा-भेंटन्चद्ावे आदि के 
लिए अपनी हस्तो के मुताबिक और उनकी हैसियत फे लायक वस्तुएँ जुदायी गयीं । 
“उपनीत होनेवाले यदु को “मातृभिक्षा' देते के लिए आवश्यक चीज़ें तैयार कीं। 
ग्रामीणों की तरफ से भेंढ की रकम भी जमा फी गयी। हेग्गड़े का परिणन 
भी कोई छोटा नहीं था। माँ, चाप और वेटी--ये तीन ही परिवार, के व्यक्ति 
गे | पर अध्यापक कवितिलक बोकिमय्या, शिल्पी साट्याचार्य गंगाचाय---दोनों 
सपत्नीक साथ चलने को तैयार हुए। नौकर-नोकरानी में सेंका, गालब्बें ओर रायण 
के बिना काम ही नहीं चल सकता है, इसलिए वे भी साथ चलने को त्तैयार हुए । 
उन अध्यापकों के परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौकर, 
"गासब्बे की वहन नौकरानी दासब्बे, फिर रक्षकदल के सात-आठ लोग---इन सब 
के साथ वे सोसेक्रर के लिए निकले । हेग्गड़े, हेग्गडती और छोटी अम्माजी के 
लिए एक, अध्यापको के लिए एक, बाकी लोगों के लिए एक, इस तरह अच्छे बैलीं- 
वाली तीन बैलगाड़ियाँ तैयार हुई॥ रायण और रक्षक-दल के लोग घोड़ों पर 
चले; साथ शान्तला का टढ्दू अशोक भी था। 
कवि बोकिमम्या की सलाह के अनुसार कुछ लम्बा चक्कर होने पर भी तुंग-भद्रा 
के संगम कूडली क्षेत्र से होकर निकले। वहाँ एक दिन उठहरें और “शारदा देवी” 
का दर्शन कर आगे बढ़ें--ऐसा विचार था । 
वहाँ एक विचित्र घटना हुई। जब श्री शारदा देवी के मंदिर में गये तब देवी 
के दायें पारवें से हल्दी के रंग का एक सुविकसित बड़ा फूल खिसककर नीचे 
“गिरा। पुजारी ने उत्ते उठाया।चरणोदक के लोठे के साथ थाल में रखकर 
हछेगड़ती के पास आया। चरणोदक देकर “हेम्मड्तीजो,- आप बहुत भाग्यशाली 
हैं, माँ शारदा ने दायीं ओर से यह प्रसाद दिया है, इसे लीजिए (”,कहते हुए उसने 





'जु8 / पद््महादेवी इल्तला 
5 


फूल आगे बढ़ाया“ हेग्गड़ती मांचिकब्बे ने हाथ पसारा ही था कि अध्यापक 
बोकिमय्या ने कहा,.'बुजारीजी, वह हमारी छोटी शारेदा के लिए देवी द्वारा 
दत्त प्रसाद है, उसे अम्माजी को दीजिए ।” सब लीगे' एक क्षण के लिए स्तब्ध 
“रह गगे । पुजारी भी सन्त 'रह गये। उसे लगा कि अध्यापक की ज़्यादती है, तो 
भी हेग्गड़ें और हेग्गडती की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया न दिखने के कारण 
उसमे अपनी भावताओं को अपने में ही संयर्मित रखा । ' देते व लेनेवाले दोनों के 
हाथ पसरे ही रहे आये। 
शान्तला ने कहा, “अम्मा को ही दीजिए, थे गाँव की प्रधान हेग्पड़ती हैं 
और बड़ी हैं। उन्हें दें तो मानो सवको मिल ही गया।” 7 ॥ 

पुजारी ने चकित नेत्रों से शान्तला की ओर देखा । कुछ निर्णय करने के पहले 
ही पुष्प हेगाड़तीजी के हाथ में रहा । उन्होंने प्रसाद-पुष्प लेकर सर-आँखों लगाया 
और कहा, “गुरुजी ने जो कहा सो ठीक है बेटी ! यह प्रसाद तो तुमको ही 
मिलना चाहिए। 

* शान्तला ने प्रसादे-पुष्प को दोनों हाथों में लिया, आँखों लगाया | पुजारी को 
चरणोदक देने के लिए सामने खड़ा देख माचिकब्बवे ने कहा, “फूल जूड़ में पहन 
'लौ, पुजारी जी चरणोदक दीजिए।” 

शान्तला बोली, “बाकी सबको भी दीजिए, इतने में मैं फूल पहन लूँगी ।” 
धुजारी ने हेग्गड़े की ओर देखा । उन्होंने इशारे से अपनी सम्मति जता दी । 
शान्तला के जूंड़े की शोभा को बढ़ी रहा था वह प्रसादे-पुष्प | सबको तीर्थ- 
प्रसाद बाँटकर पुजारी शान्तला के पास आया । एकाग्र भाव से शान्तला शारदा 
की मूर्ति को अपलक देखती खड़ी रही । पुजारी ने कहा, “तीर्थ लीजिए अम्माजी ।” 
शान्तला ने तीर्थ ओर प्रसाद लिया । 

शान्तला ने एक सवाल किया, “गुरुजी, यह देवी शारदा यहाँ क्‍यों खड़ी है ? 
चहाँ बलिपुर में महाशिल्पी दासोजा जी के महाँ शारदा देवी की बँठी हुई मूर्ति 
देखी थी ।” * 

“शिल्पी की कल्पना के अनुसार वह मृत्ति को गढ़ता है। इस मूति को गइने- 
वाले शिल्पी की औखों में खड़ी मूर्ति ही बस रही होगी।” 

“लक्ष्मी चंचला है। अतः वह जाने को तैयार खड़ी रहती है। सरस्वती ऐसी 
“नहीं। एक बार उस्तका अनुग्रह जिस पर हो जाता है वहाँ स्थिर हो जाती है। इस- 
लिए वह सदा बैठी रहती है--ऐसा आपने ही एक वार कहा था न ?” 

“हाँ, अम्माजी, कहा था । मैं भूल ही गया था । वह वास्तव में सांकेतिक है । 
इसके लिए कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं। आज कोई निर्धत तो केल धनी | आज का 
धनो कल तिर्धन | यह सब लक्ष्मी की चंचलता का प्रतीक ही है। इसीलिए शिल्पी, 
ित्रकार ऐसे ही निहूपित करते है। परन्तु एक वार ज्ञानांजन कर लें तो वह ज्ञान 





« थट्टंमहादेवी धान्तला / 49 


स्थायो हो जाता है। वह अस्थिर नहीं होता। वह स्थिर ओर शाश्वत होता है।” 
शान्तता ने फ़िर प्रश्न किया, “मतलब यह कि 
शारदा भी चंचल लगी होगी |! 


बीच में पुजारी बोचच उठा, “क्षमा 


एस मूति के शिल्मी को 


मा करें, इसके लिए एक कारण हैं। यह 


शिल्पी की कल्पना नही । इस सम्बन्ध मे एक किवदन्ती है। थाड़े में कह झालूंगा : 


श्री आदिशकराचार्यजी ने भारत की चासें दिशाओं में बार पीठों की 


की बात सोचकर, अरातन काल में महधि विभाडक की 


को जन्मभुमि के नाम से 


च्यात, तुग्रा तीर के 


करके, यहाँ थी शारदा की मृति को प्रतिप्टित कर ज्ञानार 


स्थान बनाने की सोची। 'अह 


पीठाधीश चैतत्य- 


री और रवार-सम्प्रदाय के 


। स्थापना करने 
तपोभूमि और ऋष्यन गे 


प्रधित्र क्षेत्र में दक्षिण-मठ की स्थापना 


ना के किए उपयुक्त 


महावाक्य, ययुवेद संकेत, इस मठ के 


अनुधार गहाँ अनुष्ठान 


के साथ आय आचार्य शंकर में 


देक्षिण की ओर अस्यान किया। इस दक्षिण यात्रा के समय एक विक्रेप घटना हुईं। 
ने शास्प्राय के हि 


के बल पर उस देवी को 

सम्मुख प्रकट किययू कि 

दक्षिण के मठ की्‌ 

देवी को मना लिया ।” 
शान्तला ध्यान से 


उन्हे 


सरस्थती की अवतार स्वरुपिणी 


में मण्डनमि 
था ही । तव सरस्वती अपने स्थान ब्रद्मतोक चली 
इच्छा को जानकर आचाय॑ शैंकर ने बनदुर्गा मंत्र 


उस स्थान में प्रतिष्ठित करना 


् 
वश्ञ में कर, लिया और अपनी इस इच्छा को देवी के 


चाहते है जहां अपने 


करने का इरादा है। इस प्रकार की प्रार्थना कर उन्होंने 


सुनते 


के बाद फिर प्रार्थना क्यों 2” * 
पुजारी ने इस तरह के प्रश्व की अप्रेज्षा नहीं की थी। क्षण-भर शान्तला को 


स्तब्ध होकर देखता 
भह्माज्ञानियों की रीतिनीति 


'रहा। फिर बोला, “अम्माजी 
तैयों को कैसे समझ 
समझने-लायक शक्ति हममें नही है। कालक्रम 


पैन आचाये ने क्या किया सो 


हम बढ़ाते आये हैं। आचाये 


सवात्न ही नही उठे। केवल 


हम विश्वास रखते चले 


आये 


जुनती रही, पृ, “सिद्धि मन्त्र 


जे हारा वश में कर लेने 


! हम जैसे अशञ, आचार्य जैसे 
सकते हैं। उनकी रीति-मीतियो को 

से इस वृत्तान्त को चुनवे आये हैं । 
से 


वात परम्परा पुनकर, उस पर विश्वास कर उसे 


ने ऐसा क्‍यों किया, ऐसा क्यो करना चाहिए--आदि 


परम्परा से चुनी-सुनायी बाते चली आयी हैं, उनपर 


है ।” कहकर पुजारी ने मौन 


- शान्तला ने फिर शछा, “फिर क्या हुआ ?” 

“फिर देवी प्रसन्न होकर आचार्य की वात मान गयी। पर उन्होंने एक शर्ते 
मैं आपके पीचे-पीछे चलूँगी,; परन्तु जहाँ आप मूत्ति को 
हैं वहां पहुँचने तक आपको मुड़कर नही देखना: चाहिए 


020 /-पहमहादेवो शान्तलय 


। पैयायी, यह शर्त थी, < 
"सतिप्दित करना चाहते 


धारण किया। 






कान बड़े हो गये। शरीर पोल; 
पर मुद्रा की नह रह पी 
का गर्व गाए के मूँहे से निकले 
किया 


की तुलना है। ही नहीं सकती । इतना ही नहीं, पैलना करना वि 
है” कहकर यान्तल्ा ने बढ़ा-चढ़ाकर- 
करने से सेक दिया । 
: “छोटे मुँह में कितनी बात ! पुजासी को गालूम 
संगीत और नृत्य में गी हैं। अत: उसने. रात की 
संगीत और नृत्य की सेवा देकी के हो, जिससे देवी 
को 


है तब उसकी उमंग और उत्साह देखते ही वनता है। आप लोग आये, हमें इससे 
बहुत आनन्द हुआ । यदि आप लोगों के ठहरने की व्यवस्था में कोई असुविधा हो 
तो बिना संकोच के कहला भेजें । वहाँ सव सुविधाएँ हैं न?” पी 
“सब हैं। ऐसे अवसर पर कुछ बातों में यदि कमियाँ रह भी जाती हैं तो 
जनके बारे में सोचना ठीक भी नहीं, उचित भी नहीं ॥/ 
“पफर भी राजघराने के लोगों को कर्तव्य से लापरवाह नहीं होना चाहिए 
न? जो भी यहाँ आते हैं वे सब राजघराने के अपने हैं। सभी का शुभ आशीप 
राजकुमार को मिलना चाहिए। आये हुए अतिथियों को किसी तरह की 
अशुविधा न हो ऐसी व्यवस्था करना और उनको सस्‍्तुप्ट रखना हमारा कर्तव्य है। 
तभी उनसे हृदयपूर्वक आशीर्वाद मिलेगा | है न? सुविधाओं की कमी से असन्तुष्ड 
अतिथियों के मत से वह आशीर्वाद न मिल सकेगा। यह हमारा-आपका प्रथम 
मिलन है। यह भविष्य की आत्मीयता के विकास का प्रथम चरण है, नान्‍दी है! 
क्योंकि प्रजाजन, अधिकारी वर्ग, और उनके परिवार के लोग--इन सबकी 
आत्मीयता हो राजघराने का रक्षाकक्‍च है। इसीलिए इस मांगलिक अवप्तर पर 
श आत्मीयता प्राप्त करने के विचार से ऐसे सभी लोगों को निमन्त्रित किया 
१! 


माचिकव्ये मौन होकर सव सुनती रही । युवरानी ,ने बोलना बन्द किया तो 
भी वे मौद हो रही ! तब फिर युवरानी ने पूछा, “मेरा कहता ठीक है न ?”- 

“मैं एक साधारण हेग्गड़ती, युवरानीजी से क्या कहूँ ?” 

“भहाराती, युवरानी, दण्डनायक की स्त्री, हेग्गड्दी, ये सर शब्द निर्मित्तमान 
हैं, केवल कार्य निर्वदण के कारण उन शब्दों का प्रयोग होता है ! राज्य-संचालन के 
लिए अधिकारी, कर्मचारी वर्ग आदि सब उपाधियाँ हैं! चौदीसों घण्टे कोई अधि- 
कारी नहीं, कोई नौकर नही ! हम रुव मानव्‌ हैं। जगदीश्वर की-सन्तान हैं । सव 
समान हैं। यदि हम यह स़मझेंगे तो आत्मीयता सुदृढ़ होती है। आत्मीयता के 
बिना केवल (दिखावे, की: विवय घातक होती है | इसलिए आपको हमसे किसी 
तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। दिस्संकोच खुले दिल से सुविधा-अशुविधा; 
के बारे में कहें ! हमारे आपसी व्यवहार में किसी तरह का संकोच न हो ।7 

“पोसा ही होगा,-सुवरानीजी ।/ - >- 5 ५ ४५४ 

फिर मौन छा गया । माचिकब्वे कुछ. कटता चाह रही थी, परन्तु संकोच के 
कारण असमंजस: में पड़ी:रही (पैक "« ८-५५ अंक ज# 7 

£ “हेग्गड़तीजी क्यासोच रही है:? एक, “चा... + अर 

[६“कुछ नहीं, यही।सोच़ रही थी -भौर पूछता चाहती थी. कि, इस उपनयत कै- 
शुभ-अवस्तर पर मद्दाराज पधारेंगे ही न? परन्तु मन, में यह हिचकिचाहट हो रही 
थी कि.पूछूँ"मा न पूछूँ। यह शंका हो रही थी -कि यह पूछा जा सकता है या 


24 / पट्टमहावेवी ,शान्तला- 





उवरानी कुछ असमंजस में पञ्- कहा, “हैगगडतीजी- भव क्या करें? के कहें 
सो के अप्न्तुष्ट हो हें तो हमें अपनी उैतिचीत यही खतम करनी 
पड़ेगी ।” * 
भाचिकव्ते के कहा, “मे फिर कमी आकर - देशन-कर पी हें। वे वेचारी 
इतने पत्साह से आयी हैं तो उन्हें बुला लीजिए पुझे आज्ञा दें |? 
“आप भी रहिए, उन्हें आने दो ॥” बुक्सनी एचलदेवी ने कहा, >बोम्मलेन 
हें बुला भाको।! * 


कमी वे इस 
फ्लो के भी अधिक जैक्रे: से चदकरआ सकती थी । के सामने 
ओड्म्करपुर्ण पजाबट और दिवावाः ज्से अनावश्यकः बैग रहा था। वेह-अपनी 
हेस्ती-हैसियत $- अधुरूप साधारण डेंय से सजकर- जायी की++ -. 23002 
“  भुक्रानी एचलदेकी: नेआदर क- साथ कहा, आइए, पामब्वाजी, व्रि- 
जिये । सेड़कियाँ बहुत तेजी के बढ़ती जाती हैं; 9 


“एक तरह से वह ठीक है। भगवान्‌ ने हमें वॉटकर दिया है, मेरी बड़ो बहन 
डके दिये और मुझे दी सड़कियाँ ।/ 

“परन्तु भगवान्‌ ने आपको एक अधिक भी दिया हैम?" 

“हे सुनकर चामव्वा ने कहा, “अगर वह एक लड़का होता तो कितना अच्छा 


“मेरे मेने की अभिलापा को इवरानी जी ने पकारान्तर से व्यक्त किया है।” 

“मैने किसी के मत की अभिलाया या इच्छा की बात नहीं कही। मैंने यही 
हा कि यदि ऐसा हो तो अच्छा है, एक साधारण नियम की बात कही। अमुक 
के लिए अमुकः वेडकी हो---पह तो मैने कहा नहीं।” गुकरानी मे स्पप्ट 
। 


चामव्या के चेहरे पर निराशा को एक रेखा दौड़ गयी । 
में बच्ची वोणदेवी को मीद गयी थी। उसे देखकर सुवरानी ने 
नौकरानी वोम्मत्े को आवाज देकर बुलाया और कहा, * 'पालकी लाने को कहो, 
देखो, वेचारी यह वच्ची सो गयी है। चामव्वा को ले जाकर उनके उैकाम पर छोड़ 
' 'थोड़ो ही देर मे नौकरानी ने पवर दी, “पातकी तैथार है।” .... 
37युवरानी ने. नौकरानी से कहा, “बच्ची को गोद में लो3” फिर एक धोने की * 
डिविया में रक्षे हल्दी-कुंकुम से मव्वा का सत्कार किया। जगी हुई दोनों 
लड़कियों को भी कुंकुस दिया, जद में उनके सिरुपर हाथ फेरती हुई; * अच्छा, 
अब आप लोग जाकर राम करें ।” कहकर उन्हें विदा किया | * ; ६.- ५ 
““मभाचिकब्वे भी जाने को तैयार होकर उठ खड़ीहुई।, :. - 
+ 7 इतनी जल्दी क्‍यों ? अभी आपको लड़की )का पाउ-अवंचन सेमाप्त नहीं * 
हुआ होगा। अभी और वैठिए फिर जाइएगा।” कहती हुई उुवरानी बैठ गयी ।* :5- 
माचिकट्ले भी हक 


: उवरानी ने कहा, “आपको आश्चये करने क्यो जरूरत नहीं। रेविमय्या मे 
श्ह्ज पहमहादेवी 'शान्तला - है ० कर 


खरे * 


सारी बातें वतायी हैं। सचमुच अम्माजी को देखने की मेरी बड़ी चाह है। मेरा 
मन उसे देखने के लिए तड़प रहा है। परन्तु औचित्य के अनुरूप चलना ही ठीक 
है । राजघराने में रहकर हमने यह पाठ सीखा है, हेग्गड़ती जी ! अम्माजी के बारे 
में सुतकर हमारे मन में एक तरह की आत्मीयता उमड़ आयी है। आत्मीयता को 
अंक्रित और पल्‍लवित करना आपका ही काम है । 

“बहुत बड़ी बात कही आपने । हम इस राजघराने के सेवक हैं, युवरानी: 
जी। हमारा सर्वस्व इसके लिए समपित है। 

इसी समय एक नौकरानी ने आकर इशारे से ही सूचना दी । 

“सभी तैयार हैं, कालब्बे ?” : 

नौकरानी ने इशारे से 'हाँ' कह दिया । ५ 
“चलिए, हेग्गड़तीजी, अभी हमारा प्रातःकालीन उपाहार नही हुआ है।” 
“मेरा उपाहार अभी हुआ है | आप पधारिए । मुझे आज्ञा दीजिएया ।” 
“आत्मीयता की भावना का. ग्रह प्रत्युत्तर नदी है-। पा 
इसके बाद दोनों उठी माचिकब्बे ने युवरानी का अनुसरण किया । 


कं ञ 


शालिवाहन शक सं.-१०१४ के “आंगीरस संबत्सर शिशिर ऋतु माधमास शुक्ल 
- सप्तमी युरुवार के दिन शुभ मेष लग्न के कर्काटक नवांश, गुर विशांश मे ग्रह 
, लग्न मुहूर्त में अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में रहते कुमार बलल्‍लाल का उपनयन 
संस्कार सम्पन्न हुआ। समारम्भ वड़ी धूमधाम से शास्त्रोक्त रीति से सम्पत्तन किया 
गया। महाराजा अस्वस्थता के कारण आ न सके थे । उन्हें उस स्थिति मे छोड़कर 
न आ सकते के कारण प्रधानमन्त्री गंगाराज भी नहीं आ सके। शेप सभी मन्‍्त्री, 
दण्डनायक आदि उपस्थित रहे। कुछ प्रसुख हेग्यड़े जन भी आये थे। राज्य के 
प्रमुख वृद्ध व्यावहारिक और प्रमुख नागरिक आदि सभी आये ये । 
अब हाल में महाराज के प्रधान मुकाम वेलापुरी और दोरसमुद्र ही थे। बतः 
समस्त राज-काज वहीं से संचालित होता था । इसलिए सोसेऊर का प्राधान्य 
पहले से कम था । परन्तु इस उपनयन रुमारम्भ के कारण सब तरह से सुसज्जित 
किया गया था । और वहाँ के सारे भवन अतिथिगृह आदि लीप-पोतकर बन्दनवार 
आदि से अलंकृत किये गये थे। भुख्य-मुख्य राजपथ एवं रास्ते गोवर से लीप-पोतकर 
विविध रंगों की रंगोली आदि से सजाये गये थे। प्रत्येक घर सफेदी आदि करके 
साफ-सुधरा किया गया था। सारा शहर एक परिवार का-सा होकर इस समारोह 





पट्टमहादेवो शान्तला / 29 


हर पल हक है #मुहदेच . १ ब्लड 
_में सम्मिमितहुआथा।.“- ; हा अर क 
एरेयंग मद 


डवराज एरेयंग प्रभु के नेतृत्व में समारोह याविधि सम्पन्न हुआ। परन्तु इस 
समस्त समारोह के संचालन की गृप्रधारिणी वास्तव में युवरानी' ऐचलदेवी ही 
थीं। उन्हों के हाथों सारा कार्य संचालित होकर सुम्पतत हैआ। ईनके साथ युव- 
राज और गृबरानी के विश्वस्त व्यक्ति चिण्णम दण्डनाय और उसकी पत्नी भीमती 
'चन्दलेदेवी ने रात-दिन एक करके युवराज की औरयुवरानी के आंदेशानुगार बहुत 
सतर्क होकर सारा कार्य निभाया था। चिण्णम दण्डनाय से ऊँचे स्थान पर रहने पर 
भी मरियाने दण्डनायक तैया उनके परिवार के लोग केवल अनिधि ही बनकर रहे 
और कार्य-कलाप समाप्त होने पर पर लौट गये। अपने से कम हैध्षियत के. चिण्णम 
दण्डनाथ पर काम-काज की जिम्मेदारी छात्री गयी थो इससे उन्हें, थोड़ा-बहुत 
असमाधान भी हुआ हो-- को कोई आश्चय न था फिर भी किसी तरह के असमा- 
धान अथवा मन-मुटाव को अवकाश ही नहीं मिला रा 

आामच्वा को तो पूरा असन्तोष रहा। उप्की अमिलापा को प्रोत्याहन मिल 
सके, ऐसी कोई बात के मुँह से नहीं निकली । बदले में उनकी बातों 
में कुछ उदासीनता ही प्रकट हो रही थी। अतमाघान क्यों होना चाहिए--यह 
बात चामब्वा की समझ से बाहर की थी। उसने क्या जहा था सो तो नहीं बताया 
था। इस हालत में इनकार की भावना के भान होने की कौन-सी बात हो गयी 
थी। स्वार्थी मन इन बातों को नहीं पमझता--.यों ही क्रोघाविष्ट हो जाता है। 
उसने सोचा था कि युवरानी के अन्त:पुर में स्वतस्त्र होकर खुलकर मिलने-जुलने 
और सबसे बातें करने का अवसर मिलेगा। ऐसा सोचना गलत भो नहीं था क्योंकि 
दोरसमुद्र में उसे इस परह की स्वतन्त्रता थी । वह स्वातन्त्य यहाँ भी रहेगा-- 
ऐसा सोचना भूल तो नही थी। परन्तु चामव्वा के इस मानसिक क्षो का कारण 
यह था कि अपने से कम हैसियतवाली चिण्णम दण्डनायक की पत्नी चन्दलदेवी को 
अह स्वातन्भ्य मिला था जो इसे मिलना चाहिए था, और एक साधारण हैग्गड़ती को 
अपने से अधिक स्वतन्त्रता के साथ सबसे मिलने-जुलने के अवसर दिया गया 
था। इससे वह अन्दर-ही-अन्दर कुढ रही थी। परन्तु अन्दर की इस कुढ़न को प्रकट 

हे रे 


रह से साधने की इस महत्त्वाकांक्षा को प्रकट करने को मुर्खता वह क्‍यों करेगी ? 
उपनयन-समारम्भ के समाप्त होने के बाद एक दिन अन्त-पुर में शान्तला के 
संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रहा। इस समारम्भ में केक्‍ल स्त्रियां ही उपस्थित 
रही । युवरानी एचलदेवी इस संगीत एवं नृत्य. को देखकर बहुत प्रभावित हुईं। 


५30 / धट्टमहादेवी शान्तला 


ध्वाल्षक बिद्विदिव और उदयादित्य तो थे ही इन दालेकों को अन्तःपुर में रहने के लिए 
>मनाही नही थी, क्योंकि वे अभो छोटे-थे । वदु वल्‍लाक अभी उपनीत थे, इसलिए 
“उनके लिए घास स्थान था । सभी ने गाना, सुना, नृत्य देखा । सभी को बहुत पसन्द 
आया । नृत्य के बाद शान्तला अपनी माँ के पास जाकर बैठ गयी । हु! 
युवरानी ने सहज ही चामव्वा से पूछा, “बयों घामव्वाजी, आपने अपनी 
पुत्रियों की नृत्य-संगीत आदि सिखलाया है ?” 

उन्होंने उत्तर दिया, “नहीं, दण्डनायकजी इन विद्याओं को प्रोत्साहन नहीं 
देते। उनका मत है कि हमारे जैसे हैसियतवालों को इन विद्याओं में लगना नहीं 
“चाहिए । 

छुबरानी ने कहा, “यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए, मैं युवराज से ही दण्ड- 
नायक जी को कहलवाऊंगी । 

उत्तर में चामव्वा ने कहा, “मैं ही कहूँगी। युवरानी जी का आदेश है कि 
हमारी बच्चियों को संगीत और नृत्य सिखादें |!” 

“मेरी इच्छा आपकी अनिच्छा हो सकती है |” है 

“न, न, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है।” रे 

“विद्या सिखाने के लिए हमारे नाम का उपयोग करें तो हमें कोई एतराज 
"महीं (! 

“आपकी सम्मति के बिना आपके नाम का उपयोग करें सो जो विश्वास आपने 
'हम पर रखा है उसके लिए हम अयोग्य ठहरेंगे और आपके उस विश्वास को खो 
“बैठेंगे । यह मैं अच्छी तरह समझती हूँ ।” चामव्वा ने कहा । 

"यही विश्वास राजधराने का भाग्य है। हमारे राज्य के अधिकारी-वर्ग पर जो 
“विश्वास है वह यदि विद्रोह में परिणत हो जाये तव वह राष्ट्रदोह में वदल जायेगा 
“क्योंकि 'राजद्रोह प्रजादोह में परिवर्तित हो जायेगा ।” 

“राज-काज के सभी पहलुओं को देख-समझकर उसी में मग्न दण्डकायकजी 
“कभी-कभी यह बात कहते ही रहते हैं युवरा नीजी, कि श्रीमुनिजी के आदेशानुसार, 

अंकुरित सल वंश के आश्रम में इस तरह का विश्वासधाती कोई नहीं है, इसमे 
“होग्सल राज्य का विस्तार होगा और इसके साथ यहाँ की प्रजा सुख-शान्ति से 
रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है ।” चामव्वा मे कहा । 

“ऐसे लोग हमारे साथ हैं---यह हमारा सौभाग्य है। लोगों के इस विश्वास 
की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। यह एक-दूसरे के पूरक हैं। कुधिकार 
द्वारा या धन के- द्वारा विश्वास की रक्षा करना: सम्भव नहीं । अब राजभवन 
में सम्पन्न इस मांगलिक कार्य के अवसर पर सव मिलें, किसी भेदभाव के विना 
आपस में मिल-जुलकर रहने और एक-दूसरे को समझने का एक अच्छा मौका 

'आप्त हुआ--यह एक बहुत अच्छा उपकार हुआ । हमारे पूर्वजों ने हम स्त्रियों पर 


“ पट्ठमहादेवी शान्तला / 3! 


एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोषी है । “कार्मेपु मंत्री' कहकर हमें वह उत्तरदामित्व' 
सौंपा है कि पुरुष लोगों को समयोचित रीति से उपयुक्त सलाह देती हुई उन्हें 
सनन्‍्मागें पर चलने में सहयोग देती रहें । थे सन्मा्ग से डिये नहीं--पह देयना हम 
स्त्रियों की जिम्मेदारी हैं। इसलिए स्त्री को विद्या-विनय सम्पन्न और युसंल्कृत' 
होना आवश्यक है । इस दृष्टि में हमारो हेग्यड़ती माचिकब्दे ने समुचित कार्य 
किया है--यह हमारी धारणा है। उनकी वेटी ने इस छोटी उम्र में जो 
सीखा है बह हमें चकित कर देता है। इस शुभ समारोह पर आयी परन्तु समय 
ध्यर्थ न ही और पाठ-प्रवचन निर्वाध गति से चले, यह सोचकर घान्तला के गुरुओं' 
को भी साथ लागी हैं। इससे हम उन लोगों की श्रद्धा और विद्यार्जन की आसक्ति 
को थाह जान सकते हैं । हमें हमारी हेग्गड्रती जी के मागे क्या अनुसरण करना 
चाहिए।” यों कहती हुई माँ के पाप्त बैठी शान्तला को बुलाया, “अम्माजी,. 
इधर आओ 7 

युवरानी के बुलाने पर शान्तला उठकर पास तक जाकर थोह़ी दूर बड़ी 
भम्भीरता के साय खड़ी हो गयी । 

“दूर क्‍यों खड़ी हो | पास आओ, अम्माजी” कहती हुई युवरानी ने हाथ भागे 
बढ़ाये । शान्तला वहुत गम्भीर भाव से ज्यों-छी-त्यों खड़ो ही रहो। वात नही 
गयी। तव युवरानी ने ही खुद झुककर अपने हायों से उत्तके हाथों को पकड़कर उसे 
अपने पास छीच अपने हाथो से उसके कोमल कपोलों को सहलाकर नथर उतारते 
हुए, “अम्माजी, तुमने बहुत सुन्दर गाया और नृत्य किया । प्रेक्षक और थोताओं 
की नज्ञर सम गयी होगी। ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो और तुम्हारी प्रतिभा 
दिन दूवी-रात चौगुनी बढ़े। यही ईश्वर से मेरी बिनती है ।' कहकर शान्तला 
को अपनी बाहों में कसकर आलिगन किया ! शान्तला हक्‍्की-बक्की रह गयी। माँ 
की ओर देखने लगी तो माँ ने इशारे से बताया कि घबड़ाने की जरूरत नहीं । माँ 
का इशारा पाकर वह सहज भाव से युव रानी के वाँहों में बेंधी रही । 

युवरानी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिखा और चन्दलदेवी से कहा, 
“कल हसते जो सामान चुदकर रखा था उसे उठवा लाइये (” 

चन्दलदेवी दासी बोम्मले के साथ गयी और शीघ्र ही लौट भायी। बोम्मले 
दासी ने सन्दूकची आगे बढ़ायी । चन्दलदेवी ने उसे खोलकर उसमें रखी हीरे-जड़ी 
चमकती हुई माला निकाली । 

'युवरावी ते कहा, “इसे इस सन्‍्हीं सरस्वती को पहना दीजिए ।” 

शान्तला युवरानी की गोद से उछलकर दूर खड़ी ही गयी और चोली, “अभी 
यह मुझे नहीं चाहिए ।” 

युवरानी यह सुनकर चकित हुईं! राजकुमार वल्लाल और बिट्टिदेव भी चकित 

होकर शास्तला की ओर देखने लगे। मरचिकब्दे संदिग्ध अवस्था में पड़ गयी ! 


32 | पट्टमहादेवी शान्तला 


उन्होंने सिए शुरा लिया। 
चामव्वा को गुस्सा आ गया । कहते लगी, ध्युवसनीजी दें और उसे इनका < || 
दित्ते-भर की लड़की हैं; हुँढन दिखाती है । रद भूल गयी कि मुवरानी के सामने 


चामव्वा की ओर मुँह करके बोली, क्षमा कीजिएगा। मैंने गये से 


इनकार नहीं किया । विद्या सीखने के बाद, ग्रु्दकषिणा देकर विधिपूरवेक गुई से 

आज्ञा ले और और. नृत्य सावें सामने प्रदर्शित 

करने के वाद ही इस तरह के पुरस्‍कार लेने का विधान है।” इतना कहकर वह 
माँ के पास बैठ 


हों तो ऐसे ।” 
* राजकुमार किस बात में कम हैं * युवरानीजी छः 
नहसी लड़की का पाणिग्रहण करें तो उनके साहस-साक्रमों के लिए भच्छा 
मार्गे-दर्शत मिलेगा ए 
रबर करें क्या ? वह. एक साधारण हेग्गड़ती की गर्भ-प्रसूता है। यदि ऐसा न 


पट्टमहादेदी इए्तला | 33 


होता” 

“हम इस दिशा में नही सोच रहे है। हम खुद कहें तव भी हुमारी बात मान्य 
हो सकेगी या नहीं, यह हम नहीं जानती । इस कन्या का पराणिग्रहण करने लायक 
भाग्यवान्‌ कौन जन्मा है--यही सोच रहे हैं ।” 

“अभी उसके लिए काफ़ी समय है न ?” 

“बहू ठीक हैं, अभी उसके लिए काफ़ी समय है। फिर भी अभी से इस बारे 
में सोचना अच्छा है । 

"वह अपने माँ-बाप की इकलौती वेटी है। क्या वे उसके लिए चिन्ता नहीं 
करते होंगे ? जरूर सोचते होंगे। युवरानी इसके लिए सिर क्‍यों खपा रही है?” 

“आपका कहना ठीक है। क्या यह सहज वात नहीं कि श्रेष्ठ बस्तु उसके योग्य 
उत्तम स्थान पर [ही हौ---यह चाहना स्वाभाविक ही तो है। यदि इस अम्माजी 
की योग्यता के अनुरूप थोग्य वर प्राप्त न कर सके तो तब हमें उनकी सहायता 
करना क्या गलत होगा ? राजमहल का परिवार केवल कोख के जन्मी सन्तान 
तक ही तो सीमित नहीं, भाप सब हमारे हो परिवार के हैं, यह हम्गरी मान्यता 
है। है या नहीं ?” 

“हाँ, यह हमारा सोभाग्य है । 

“यदि कल आप ही भ्पनी सत्तान के लिए राजघराने से हो व्यवस्था 
कराने की इच्छा करें तो क्या हम नाहीं कर सकेंगे ? हमारा बेटा उदयादित्य 
और आपका पुत्र उदयादित्य--दोनों का जन्म एक हो दिन हुआ-न ? हमारी 
आपस में आत्मीयता के होने के कारण आपने अपने कुमार का भी वही नाम रखा 
न, जो हमने अपने बेटे का रखा । कल यदि आपकी पुत्री रविचन्द्रिका और 
'उसकी बहन शान्तिनी के लिए योग्य बर ढूंढ़ना पढ़ें तव हमारे सहयोग का इनकार 
सम्भव हो सकेगा ?” 

चन्दलदेवी कोई जवाब नहीं दे सकी । उसका मौत सम्मत्ति की सूचना था । 
इतने में बोम्मले ने आकर बताया कि शान्ति जाग उठी है और हव्यूबंक रो रही 

है।” चन्दलदेवी और उसके साथ ही वोम्मले भी चली गयी | 


अब वहाँ माँ और बच्चे ही रह गये ! अब तक बे मौन थे, यह चुप्पी असह्य 
ही उठो ! छोटा उदयादित्य सो चुका था। * 

“माँ, हमारी शिक्षा पूरी हो गयो न ?” राजकुमार बल्लाल ने पूछा । 

“हाँ तो, मैं भूल ही गयी थी । तुम लोग अभी तक यहीं हो ?”” कहती हुई 
निद्वित उदयादित्य की पीठ सहलाती हुई युवरानी से पूछा, “अप्पाजी, वह 
लडकी तुम्हें अच्छी लगी ?" 

उत्तर में बल्लाल ने पूछा, “कौन लड़की ? दण्डनायक की बड़ी लड़की ?” 

य्रुवरानी थोड़ी देर मौन हो .उसकी ओर देखती रही, फिर मुस्कुराती हुई 


«५34 ( षट्टमहादेवी श्ञान्तला 


बूछने लगी. "हाँ, बेटा. सुन्दर हैं 
उसने आई की ओर देखा और सम्मतिसूचक दृष्टि से माँ को भी 
देखा । 
वभले अप्पाजी ? मेरा पूछने का मतलेय ह्ेग्गइतीजी की लड़की शास्तला क्के 
बारे में था। उसका गाना और नृत्य 

“बहू सव अच्छा था। परन्‍्तु उसे राजघरानेवालों के साथ कैसा बस्तना 


चआहिए-सो 52 कभी नहीं मालूम युवरानीजी रस्कार देना 
ब्वाहा, उसे किया-- मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ । मे गुस्से से जल 
खठा 

"जलने दी क्‍या जहरत है बह कोई भिंखारिन दी प्सारकर 
लेती । छ्लिखारित नहीं सत्कुल-प्रसूता ॥ अच्छे गुर पास शिक्षा पी रही 
है। मुझे आश्चय इस बात का हुआ (के बह लड़की इस छोटी उम्र कंसे 
औचित्य की रखती है हुसे कहा मानों वह वर्ण बड़ा 
अनुभवी हो। 

#अगर तुमको अच्छी लगी तो उस्ते सिर पर र्‌ के बाहरी 
ऊँदान में नाचो । मता नहीं लगी, वह. अविनय के 
मू्तिः न 


को दृदेश्य से युवरानी ने कहा “तुम लोग में 

क्यों झगड़तें हो कक | 

#ह तो सुंदोपसुंदा ंदों की तरह उसे डकी को चर्दितां नहीं ४४ बहलाल कुमार 
मे कहा । 

#ञ्च्ठा, जंवबे इसे बात को बन्द करो । जाओ, अपना-अपना काम करो। 
युवराती ने कहा। 

बललाल कुंगा< गद्दी चाहता थीं। बह वहाँ से 

ममाँ, आप कुछ ज्ली कहें १ वह बुद्धिमान है, बहुत संयमी और 


विनयशील है विट्विंदेव से 

“हाँ बेदा | हैगे यही कहती हैं। उसके मँन्वाप साधारण हेग्गड़े 
हेग्गडती ने हुए होते तो कितना अच्छा होता * हा 

भ्माँ, केले हमारे गुरुजी भे पढ़ाते समय एक बात कही । समस्त सुष्टि के 
कसरजनहार उत कारणभूत परातर सर्वेशवितमान्‌ परमेश्वर की इच्छा के अड 


सार ही समस्त कार्य चलते है। यदि उसकी ईच्छा न हो तो एक तिनका भी नहीं 
हिल सकता । उस घर में ही उस अम्माजी का जन्म यदि हुआ है तो वह भी उस 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा ही है न ? उसे छोटा या कम समझनेवाले हम 
कौन होते है ?” 

“छोटा या कम नही समझ रहो हैं, अप्पाजी ! जैसे तुमने चाहा है बैसे हो 
हमने भी चाह है, इसलिए उसके प्रति जनुकम्पा के भाव हमारे मन मे हैं। यदि 
पह कुछ और ऊंचे घराने में जन्मी होती ** 

बीच में हो बिट्टिदेव बोल उठा, “याने हमारा घराना ऊँचा है, यही है न. 
भाषका विचार ?” ५, 

“तुम्हारा मतलब है कि हमारा पराना ऊँचा नहीं ?” चकित होकर युवरानी 

पूछा । 


ने? श्रीमुनिजी की करुणा से हमें एक राज्य निर्माण करने को सामथ्यं प्राप्त हुई । 
पुरुवय के द्वारा प्रणीत सेतू-सम्प्रदाय में हम प्ले और बढ़े । उन्ही के बल से, प्रजा- 
हित की दृष्टि से हमने 'ाज्य को विस्तृत किया। अभी होय्सलवंश के बारे में लोग 
समझने लगे हैं। उन महात्मा थ्रीमुनिने हमारे पूर्वज 'सल' को 'पोय्‌' कहकर 
सूचना क्‍यों दी थी ? हो सकता है साधारण पहाड़ प्ान्त के सिवासी सलराय में 

देवी शक्ति के को पहचानकर उनको ऐसा आदेश दिया था। उनका 
वह आदेश हमारे वंश का अंकित नाम हुआ, माँ। इससे भली-भाँति मालूम होता 


कि छोटापन या बेड़प्पन हमारे व्यवहार के अनुरूप होता है, उसका जन्म से 
कोई सम्बन्ध नही ।” 


“क्या ये सब तुम्हारे गुरु ने सिखाया 


#हाँ, माँ।! 


“वे जितना स्रिखाते हैं ओर कहते है उतना सुनकर चुप बैठे रहने से ज्ञान- 
वृद्धि नहीं होती । उनकी उस सीख में, कथन में तत्त्व की खोज हमें करनी चाहिए। 
उनकी उस “वाणी में निहित ज्ञान ओर तत्त्व को खोजना और समझना ह्ीः 

(ट 

“उस अम्माजी के गुर ने भी यही कहा जो तुमने बताया ॥7 

“माँ, आपने उन्हें कब देखा ?” 

“वे यहां आये हैं। अम्माजी (की पढ़ाई में विष्त नपड़े इसलिए हेग्गड़ेजी 


36 / पट्टमहादेवी शान्तला 


उसके ग्रुह को भी साथ लेते आये हैं। मैंने एक दिन कवि बोकिमय्या को बुलवाया 
था और उनसे वत्तचीत की थी । उन्होंने कहा, “कभी-कभी अम्माजी के सवालों 
'का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है।' ऐसी प्रतिभा है! उस जैसा एक भी विद्यार्थी 
उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। वे कहते हैं कि ऐसी शिष्या को पढ़ाने से हमारी 
विद्या सार्थक होती है--पही उन ग्रुरुवर्य का विचार है ।” 

“माँ, मैं भी एक वार उत गुरुवयें को देखना चाहता हूँ |" 

“वे अब बलिपुर लौटने की तैयारी में लगे होंगे । फिर भी देखेंगे, रेविमय्या' 
से खबर पेजूंगी ।” 

बातें हो हो रही थी कि इतने में दासी बोम्मले आयी ओर ग्रुवरानीजी की 
आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी हो गयी । 

“वोम्मले, जाकर देखो रेविभय्या लौटा है या नहीं । वह हेग्गड़ती 
माचिकब्बेजी को उनके मुकाम पर छोड़ आने के लिए साय गया था।” ग्रुवरानी 
ने कहा | 

दाती बोम्मले परदा हटाकर बाहर गयी और तु रन्‍्त लौट आयी । 

“क्या है बोस्म' 

“रेविमय्या लौट आया है; उत्तके साथ वलिपुर के कविजी भी आये हैं।” 

“अच्छा हुआ । दोनों को अन्दर बुला लाओे ।” 

धोम्मले चली गयी । 

“बेटा ! तुम्हारी इच्छा अपने आप पूरी हो गयी ।” युव रानी ने कहा । 

बहू कुछ कहनेवाला था कि इतने में रेविमय्या और उसके पीछे कवि 
व्योकिसय्या दोनों ने प्रवेश किया । 

बोकिमय्या ने झुककर हाथ जोड़ प्रणाम किया । 

“बैठिए कविजी ! इस भीड़-भाड़ में पता नहीं आपको कितनी असुविधाएँ 
हुई होंगी ?” युवरानी ने कहा । 

“सब तरह की सुविधाएँ रहीं, युवरानीजी; रेविमय्या के नेतृत्व में सारी 
व्यवस्था ठीक ही रहो ।” कहते हुए कवि बोकिमय्या बैठ गये । 

“आप आये, अच्छा हुआ मैं खुद बुलवाना चाहती थी। हाँ, तो अब आपके 
अधारने का कारण जान सकती हूँ ?” बुव रानी ने पूछा । 

“कोई ऐसी वात नहीं। कल्न प्रातःकाल ही चलने का निश्चय हेग्गड़ेजी ने 
पकिया है । अम्माजी के कारण आप लोगों के दर्शत का सौभाग्य मिला । हमारी 
वापसी की खबर सुनकर आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हैं ।” 

“क्या सीधे बलिपुर हो जाएँगे ?/ 

“नहीं, बलिपुर से निकलते समय ही यह निश्चय कर चुके थे कि बेलुगोल 
ड्ीते हुए वाहुबलि के दर्शन करके लोटेंगे । वहाँ जाकर टक शा हम 


प्ले 


उडटिमदविबी शासाता स्तन 
फल्क 


“बहुत अच्छा विचार है। आप हमारी तरफ से हेग्गड़तीजी से एक बाठ' 
कहेंगे ?” 

आज्ञा कीजिए, कया कहता है?” 

युवरानी थोड़ी देर मौन रही, फिर कुछ सोचकर बोली, “नहीं, हम ही दुद 
उन्हें बुलवा लेंगे और कह लेंगे ।” 

गतो मुझे आज्ञा दीजिए (? 

“अच्छा । 

बोकिमय्या उठ यड़े हुए और बोले, “क्षमा करें, भूल गया था। मुझे बुल- 
दाने का विचार सन्निधान ने किया था न? कहिए, क्या आजा है ?” 

“कुछ नहीं, यह हमारा छोटा कुमार बिद्टिदेव है; यह धापसे मिलता चाहता 
था । इसीलिए अवकाश हो तो कल पधारने के लिए कहला भेजने को बात सोच 
रही थी । अब तो वह काम हो ही गया । अप्पाजी दर्शन तो हो गये न ? मगर 
तुम्हारी अभिलापा अव पूर्ण नहीं हो सकेगी। क्योंकि ये वापसी यात्रा की तैयारी 
में हैं। भच्छा, कविजी, अब आप जा सकते हैं।” युवरानी ने कहा । 

कवि बोकिमय्या चले गये । रेविमय्या ने उनका अनुगमन किया । विट्विदेव कुछ 
असन्तुष्ट हो माँ की ओर देखने लगा। 

“क्यों, अप्पाजी, क्या हो गया ? ऋद्ध हो गये ? बातें करने के लिए अवकाश 
न मिल सका, इसलिए २” 

“माँ, दर्शन मात्र मैं कहाँ चाहता था ? क्या आपने समझा कि मैंने उन्हें पहले 
देखा नहीं ?” 

“तुमने भी देखा था, और उन्होंने भी देखा था । फिर भी मजदीक की मुला- 
कात तो नहीं हुई न? आज वह हो गयी । तुम्हारी जिज्ञासा के लिए आज कहाँ 
समय था ? इसलिए उन्हे बिदा कर दिया ॥7 

“ठीक है, तब मुझे भी आज्ञा दीजिएगा। में चजूँगा ।” 

“उहरी तो, रेविभग्या को आने दो ।” 

“पता नहीं, वह्‌ कव तक आयेगा। उन्हें मुकाम पर छोड़ आना होगा ।” 

“वह उनके मुकाम तक नहीं जायेगा। किसी दूसरे को उनके साथ करके वह 
लौठ आयेगा । उसे मालूम है कि उसके लिए दूसरा भी काम है ।” बात अभी पूरी 
हुई नही थी कि इतने में रेविमय्या लौट आया। 

“किसे साथ कर दिया रेविमय्या ?” युवराती ने पूछा। 

“गोंक को भेज दिया। क्या अब हेग्गड़ती माचिकब्वे जी को बुला लाना 
होगा ?” रेविभय्या ने पूछा । 

“अभी बुलवा लाने की जरूरत नही। कह देना कि कल की यात्रा को स्थगित 
कर दें । इसका कारण कल भोजन के समय ग्रुवरानीजी खुद बताएँगी, इतना 


38 /*पट्टमहादेवी दान्तला 


कहकर आओं। 

रेविमस्या चला गया। युवेरानीजी को इस आज्ञा से उन्हें बहुत सन्‍्तोष 
हुआ था। कारण इतना ही था कि अम्माजी शान्तला' कम-से-कम कल तो नहीं 
जायेगी। _ 

“इस बात के लिए मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा, माँ ?” बिट्टिदेव ने कहा । 

“इतनी जल्दबाजी क्‍यों अप्पाजी ? तुम्हारे वड़े भाई का स्वास्थ्य पहले से भी 
ठीक नहीं रहता । इसलिए वह जल्दी गुस्से में आ जाता है। कम-से-कम तुम शांत 
रहने का अभ्यास करो | तुम्हारी सहायता के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। 

वह बड़ा है, इस कारण से वही महाराजा बनेगा। छोटा होने पर भी सारा राज- 
काज तुम ही को सेभालता पड़ेगा। इसलिए तुम्हें अभी से शान्त रहने का अभ्यास 
करना होगा । माँ होकर मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए ! फिर भी ऐसी चिन्ता 
हो भायी है। क्या करूँ ? पहले तुम्हारा जन्म होकर बाद को उसका जन्म हुआ 
होता तो अच्छा होता ।” युवरानी ने कहा । 

“मुझे सिंहासन पर बैठने को तनिक भी चाह नहीं। भैया कुछ स्वभाव से 
जल्दबाज हैं, फिर भी उनका हृदय बड़ा कोमल है। आपकी आज्ञा को मैं 
क॒दापि न भूलूँगा। भैया का स्वभाव मैं अच्छी तरह समझता हूँ । उनके और 
सिंहासन के रक्षा-कार्य के लिए यह मेरे प्राण धरोहर है । प्राणपण से उनकी रक्षा 
करूँगा। आपके चरणों की कसम; यह सत्य है ।” 

युवरानी एचलदेवी ने बेटे को प्रेम से खीचकर, अपनी बाँहों में उसे कसकर 
आलिंगन कर लिया और कहा, “सुनो, बेटा, अब सुनाती हूँ । जो आये है वे सभी 
कल-परसों तक चले जाएँगे। महाराजा से आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हारे बड़े 
भैया को साथ लेकर हमें दोरसमुद्र जाना ही है। हम श्रयोदशी गुरुवार के दिन 
रवाना होंगे। वे लोग वेलुगोल जानेवाले हैं न ? उन्हें हम अपने साथ दो रसमुद्र ले 
जाएँगे । वहाँ से बेलुगोल नजदीक भी है। वहाँ से उन्हें विदा करेंगे। यह मैंने सोच 
रखा है। उस समय तुर्म्गं कविजी से मिलकर थातें करने के लिए बहुत समय 


मिलेगा। ठीक हैं न?” 
माँ ने उसके लिए कितना और क्‍या सोच रखा है, यह जानकर वेटा विट्टिदेव 
चकित हो गया । और कहा, “माँ, मेरी, मैं समझ न सका, अब ठीक हो गया ।” 
“तुमको जो पसन्द आये, वही करूँगी । अब तुम अपने काम पर जा सकते 
हो ।” आज्ञा पाते ही विट्विदेव में नयी जान आ गयी और वह चला गया | 


वट्टमहादेवी शान्तता / 39 


स्तरह बात रोकने का कारण था कि शान्तला उसी को टकटकी लगाकर देख रही 
थथी। 
बोकिमय्या ने पुछा, “क्यों राजकुमार, बात कहते-कहते रुक क्‍यों गये ? क्या 
जात है ?” 
बिट्ठिदेव ने प्रश्न किया, “बाहुबलि स्वामि की भव्यता, त्याग आदि सबकुछ 
प्रशंसनीय है। परन्तु वे बिलकुल मग्न क्यों खड़े हैं? क्या यह परम्परागत संस्कृति 
के प्रतिकूल नहीं है २” 
“मानवातीत, देवतुल्य के लिए साधारण मनुष्यों की तरह के रीति-रिवाजों 
"का बन्धन नहीं, वे अतिमानव हैं ।” बोकिमय्या ने जवाव दिया । 
“क्या वे अपने जैन वन्धुओं की ही धरोहर हैं?” फिर दूसरा प्रश्न किया 
“बिट्टिदेव ने । 
“उसका धर्म के साथ कोई सम्बन्ध रहीं। निरहंभाव की चरमावधि की 
प्रतीक है यह मग्नता । सुन्दर वस्त्रों से हूम अपने शरीर को आच्छादित क्‍यों करते 
“हैं? केवल पसन्द करने के लिए ही न ?” वोकिमय्या ने सवाल किया । 
बिट्टिदेव मौन रहा । 
बोकिमय्या ने पूछा, “क्यों ? कहिए राजकुमार, मौन क्‍यों हो गये ?” 
विद्विदेव कुछ कहना तो चाहता था, परन्तु शान्तला की उपस्थिति ने उसे 
"मौन रखा। 
आखिर बोकिमय्या ने समझाया, “वस्त्राच्छादन से उत्पन्न सुन्दरता ओर 
नग्नता से लगनेवाली असुन्दरता और असह्य भावना--इन दोनों के मूल में एक ही 
वस्तु है शरीराभिमान एक को सुन्दर मानते है और दूसरे को असुन्दर। उसको 
सशक्त समझकर गव॑ करते हैं। यह सव दृग्योचर है। इसलिए ही वस्त्र-विहोन 
होने पर वह संतोप की भावना क्षीण हो जाती है और असह्य की भावना हो आती 
है। यह भी वाह्य चक्षु से ही ग्राह्म ज्ञान है। दृश्यमान स्थूल शरीर को भेदकर 
“अन्तश्चक्षु से शुद्ध अन्त:करण को परखने पर वहाँ सुन्दर-असुन्दर, सह्य-असह्य 
आदि भावनाओं के लिए कोई गुंजायश ही नहीं | एक तादात्म्य भावना की स्थिति 
का भान होने लगता है। इसीलिए वाहुवबलि की नग्मता में असह्य की भावना 
उत्पन्त नही होती । उसमें एक निरविकल्प वाल-सौन्दर्य लक्षित होता है।” 
विट्टिदेव ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, “परन्तु ऐसे रहना मुझसे 
“ुस्साध्य है ।” 
“सहज ही है । उस स्तर की साधना होने से ही वह सम्भव हो सकता है। 
साधना से वह अनुभव साध्य है।” बोकिमय्या ने बतलाया । 
“हमारे गुरुव्य ने एक वार सत्य हरिश्चन्द्र की कया बताते हुए कहा था, 
“वस्तिष्ठ ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि विश्वामित्र हरिश्चस्द्ध को सत्यपथ से डिया 


पट्टमहादेवी घान्तता / 4 


दें तो में दिगम्वर हो जाऊँगा ।” अयात्‌ उनकी दृष्टि में बह दिशम्वर ' हो जाना, 
यहाँ की इस दिगम्बरता में निहित भावना के विरुद्ध ही लगता हैन ?” 

“वैदिक सम्प्रदाय के अनुसार यह माना जाता है कि दिगम्वर होना अपनी 
संस्कृति से वाहर होना है।” 

“भारतीय धर्म का मल वही है ने ?” हि 

“मूत्र कुछ भी रहे तह समय-समय पर बदलता आया है। अग्नि पूजा से जिस 
संस्कृति का श्रादुर्भाव हुआ वह अनेक रूपों में परिवर्तित होती आयी। अपने को 
ब्रह्मा कहा । त्रिमृतियों की कल्पना को उद्भावना हुई। सृष्टि-स्थिति-लय का 
अधिकार ज़िम्त्ियों को सौंपा गया। इन तीनों मृत्तियों मे से सृष्टि के अधिकारी 
और लयाधिकारी के लिए अवता र-कल्पना नहीं को गयी। स्थितिकर्ता विष्णु में 
अवतारों की कल्पना की ॥! 

“मतलब क्या यह सब झूठ है ?” 

“कल्पना-विलास जब सत्य को अलंकृत करता है तब सत्य उस सम्भावित 


“यह क्लिष्ट प्रश्न है। इसका उत्तर देना इतना सहल नही ।” 
“सत्य को सत्य कहने में, असत्य को असत्य बताने में, कल्पना को कल्पना 
मैं कया दिक्कत होती है ण्ण है 
'सत्य-असत्य-कल्पना--इन तीनों शब्दों के एक निश्चित अर्थ हैं। परन्तु जो 
दृष्टिगोचर नहीं और जिम पर हमारा अडिणए विश्वास है---ऐसे विषयों को इस 
से मापना और पदनुत्तार निर्गंय करना कठिन है।”” 


लगे तो चलनेबाला नहीं । विपय-ज्ञान से अनभिन्ञ हम जैसे छोटों को इन विपयों के 
दृष्टिकोण समझने की जिज्ञासा होती है। इतना 
समझाइये । इससे हमारी तकंबुद्धि और जिन्नासा का समाधान न हो सके तो भी 
हर्ज नहीं ।” 
ष ४रापकमोर का कहना ठीक है। एक घमरविलम्वी का दूसरे धर्मावलम्बी को 
समझने का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इस वात की जानकारी अलवत्ता हो 
सकती है। मगर जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सकेता। क्योकि बह विषय ही 
चर्चास्पद है।" 
“यहाँ उपस्थित हम सब एक ही विश्वास के अनुगामी हैं। इसलिए आप 
निस्संकोच अपना विचार बतला सकते हैं।” 
“राजकुमार गलत न समझें। यह सही है कि हम तीनों का विश्वास एक 
है। फिर भी हेर विश्वास उतना ही दृढ़ नही होता है। तीनों में विश्वास का 


42 / पट्टमहादेवी शान्तता 


परिमाण भिसन-भिन्‍न स्तरों का है। इसके अलावा बड़े-बड़े मेधावी विद्वानों के बीच 
तर्क और शास्त्रार्थ इस कठिन विपय पर चल ही रहा है, चलता ही रहेगा । ऐसे 
क्लिप्ट विचार को मस्तिष्क में भर लेने योग्य आयु आपकी नही; अतः मेरी राय मे 
ऐसे क्लिप्ट विषयों को अभी से दिमाग में भर लेना उतना समीचीन नहीं होगा । 

क्योंकि अभी विश्वास के बीज अंकुरित होने का यह समय है। उस बीज से अंकुर 
प्रस्फुटित हुआ है या नहीं इसकी जाँच करने उगते वीज को निकालकर देखना 
नहीं चाहिए । वीज अंकुरित होकर पौधा जब अच्छी तरह जड़ जमा ले तब 
उसकी शाखा-प्रशाखाओं को हिला-डुलाकर जड़ कितनी गहराई तक जाकर जम 
गयी है, इस बात की परीक्षा की जाय तो ठीक होगा। विश्वास का बीज उत्तम 
ओर अच्छा रहा तो जड़ें गहराई तक पहुँच सकती हैं। वीज साधारण स्तर का 
होगा तो हिलाने-डुलाने से ही जड़ें उबड़ जाएँगी । जो भी हो, विश्वास की जड़ 
जमने तक प्रतीक्षा करना ही उत्तम है।” 

विद्विदेव और वोकिमय्या के बीच हो रही इस चर्चा को तत्मय होकर 
शान्तला सुनती रही । यह चर्चा आगे वढ़े--यही वह चाह रही थी। बोकिमय्या 
ने इस चर्चा को अपने उत्तर से समाप्त कर दिया था । इससे वह मिराश हुई । वह 
प्रतीक्षा करती रही कि राजकुमार कुछ पूछेंगे। इसी आशय से उसने राजकुमार 
को देखा । 

राजकुमार कुछ न कहकर उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, “तो 
आज्ञा दीजिए, अव शाम हो गयी। मेरा घुड़सवारी के लिए जाने का समय ह्दो 
गया ।” 

शान्तला ने सहज ही पूछ लिया, “क्या मैं भी सवारी पर आ सकती हूँ ?” 

“उसमें क्या है ? आ सकती हैं। आज बड़े भैया नहों आएँगे । उनका घोड़ा 
मैं लूंगा, मेरा घोड़ा तुम ले लेना । मगर तुमको अपने माता-पिता की अनुमति 
लेकर आना पड़ेगा ।/ 

“मेरा अशोक है ।” 

“मतलब उस्ते भी साथ लेती आयोीं हैं? रेविमय्या ने कहा था, वह बड़ा ही 
सुलक्षणोंवाला सुन्दर ट्ट्टू, है) मैं जल्दी तैयार होकर प्रतीक्षा करूँगा /! कहकर 
चिट्टिदेव चला गया । 

गुरु का चरणस्पर्श कर शान्तला भी चली ययी। 

उस दिन के अश्वारोहियों को यह जोड़ी दोरसमुद्र की यात्रा के लिए भी 
अपने-अपने घोड़ों पर चली । 

पहले से दोरसमुद्र के लोगों को विदित था कि युवराज सपरिवार पधारने- 
वाले हैं। वहाँ राजमहल के हार पर आरती उतारकर लिवा ले जाने के लिए 
चामब्वा तैयार खड़ी थी। यह कहने की आवश्यकता नही कि उसकी बेटियाँ भी 


पट्ठमहादेवी शान्तला / 43 


सावंकृत उसके साथ खड़ी थीं। 

सबसे पहले रेक्मिय्या, रायण और छोटे राजकुमार विट्टिदेक और अम्माजों 
आन्तला पहुंचे और राजमहल के सामने के भेजे मण्डप में उतरे। इसे देख चामव्वा 
उंगली काटने लेगी। घोड़े पर के उतरे विट्विदेव को वामव्वा ने तिलक लगाया 
ओर आरती उतारी । 


राजकुमार विट्टिदेव ने दर खड़ी शान्तला के पास पहुंचकर, “क्तो गान्तता, 
चलें।” कहकर | 


वहाँ उपस्थित सभी >अख व्यक्तियों ने सोसेकर में शान्तला को देखा ही या। 

उनमें से किसी हे उसकी ओर ध्यान नहीं दिया नह बात वह समझ गयी। उन 

लोगों के आयी थी। यदि विट्टिदेव उसे ने बचाता तो दुःख 

होता अवश्य | परिस्थिति से परिचित प्रेजकुमार ने औषित्य के अनुसार समझ- 
अन्दर गयी। 


धान्तला उसके 
विट्विदेव सीधा उस जगह पहुंचा जहाँ महाराजा के खास दीवानखाना था । 
उसने सुखासन पर आधीन महाराजा के चरण छूकर साध्टांग प्रणाम' किया । 
शान्ततरा जो उसके साथ थी, उसने भी महाराजा के चरण 8ए और प्रणाम किया । 
ह विनयादित्य ने दोनों के सिर पहचाये और कहा, “बंठो ! इस पत्नंग 
पर ही बैठो । क्या सव लोग आ गये ? सह अम्माजी कौन है ?” महाराज ने 
पृछा। 


विट्विदेव दादा के पास्त पलंग पर ही बैठा । शान्तला वहां रसे दूसरे एक 

आसन पर बैठी । “उनके आने में थोड़ा समय और लगेगा। सब भोजन के बाद 
थ ले। हम घोड़ों पर चले आये। यह वलिपुर के हेगड़े 
भारसिगय्याजी कप पृत्री है।” विट्टिदेव मे कहा । 

“तुम्हारा नाम क्‍या है, अम्माजी ?? विनथादित्य मे प्ृछा । 

“शान्तत्ा।” 

“जानता, बहुत सुन्दर । परन्तु तुम्हें इस छोटी बय में धोड़े पर सवारी करना 
,गता है, यह बड़े ही आश्चयं का विषय है । क्या एम दोनों ही आये 7” विनयादित्य 
ने पृष्ठ । 

“नही, हमारा रैविमय्या और वलिपुर का इनका रायण--सेनों हमारे साथ 
आये हैं।” 

“अच्छा, यात्रा से थक्रे हैं। इस अम्माजो को अन्तःपुर में जे जाओ । दोनों 
आराम करो।” 

दोनों चले गये | 

उन दोनों के बाहर निकलने के लिए देहली पार को ही थी कि इतने में 
सरियाने दण्डनायक वहाँ पहुंचे । 


44 / पट्टमहादेवी शान्तला 


दण्डनायव को बेठने के लिए कहकर महाराजा ने पूछा, “अभी हमारे छोटे 
अप्पाजी के साथ जो अम्माजो गयी उसे आपने सोसेकर में देखा था न? उप्तका 
तो एक बार आपने जिक्र भी किया था ।" 

“जो हाँ, वह तो हेग्गड़ मारसिगय्या की वेटो है।” मरियोने दण्डनायक 
ने कहा । 

“ऐसा लगता है कि हेग्यड्रेजी ते अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है।” 

“इकलौती बेटी है, राजघराने से उम्र किस वात की कमी है ?” 

“मैने यह नहीं कहा। उसकी व्यवहार-कुशलता के बारे में बताया । छोटे 
अप्पाजी और वह अम्माजी दोनों ने आकर नमस्कार किया। दोनों से अपने पलग 
पर बैठसे के फहा। परन्तु वह लड़की दूर पर रसे आसन पर जा बैठी । इस छोटी 
उम्र को बालिका में इस औचित्य-शान बगे देखकर सन्‍्तोष हुआ । सुना है कि वह 
छोटे अप्पाजी के साथ अपने घोड़े पर ही आयी है।” 

“उम हेग्गड़े को अपनी बच्ची से बहुत प्रेम है। शायद यह सोचकर कि अपनी 
लड़की रानी बनेगी, उसने अश्वारोहण सिखाया हो ॥” मरियाने दण्डनामक 
ने कुछ व्यंग्य से कहा । 

“जिस किसी ने पोड़े की सवारी करना सीखा हो वह सव राजा या रानी 

नहीं वन सकते, है न? दण्डनायकजी, आपके मुंह से यह वात सुनकर मुझे बड़ा 
आश्चर्य होता है । आप खुद अपने वाल्यजीवन को याद कीजिए । कोई पूर्व-सुकुत 
था, हमारी महारानी ने आप पर अपने सगे भाई जैसा प्रेम और विश्वास रखा । 
आपका विवाह स्वयं उन्होंने कराया। आपकी हैसियत बढ़ायी । आज आप महाराजा 
और प्रधानमन्त्री के निकट हैं। यह सव हम ही ने तो वाँट लिया है न ? सगे भाई 
ने होने पर भी महारानी ने आपको प्रेम से पाला-पोसा तो ओऔरस पुत्री को प्रेम- 
ममता और वात्सल्य से पाल-पोसने में क्यों दिलचस्पी न ले ? उस अम्माजीं का 
भाग्य क्या है--सो हम-आप कैसे जान सकेंगे ? अच्छे को अच्छा समझकर उसे 
स्वीकार करने की उदारता हो तो वही पर्याप्त है। अब हम एक बात सोच रहे है। 
अभी युवराज तो आ ही रहे हैं। हमारा भी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता । 
अवकी वार युवराज को सिंहासन देकर एवं उपनीत वदु को युवराज पद देकर 
विधिवत्‌ पट्टाभिषेक कर लें और हम निश्चिन्त हो जायें | इस बारे में आपकी क्या 
शय है ?” 

“हमारे साले गंगराज इस विपय में कया राय रखते है ?” झुके सिर को 

उठाते हुए मरियाने दण्डनायक ने कहा । 

“प्रधानमन्त्री से हमने अभी नहों कहा है।” 

“ग्रुव॒राज की भी स्वीकृति होनी है न?” 
“स्वीकार करेंगे, जब हमारी आज्ञा होगी तो वे उसका उल्लंघन क्यों 


पट्टमहादेवी शान्तला / 45 - 


करेंगे?” ३०3५- जे! £ 

“ऐसी बात नहीं, सत्निधान के रहते सम्निधान के समक्ष ही. सिहासन पर 
'विराजने के लिए उन्हें राजी होना चाहिए न?” 

“आप सब लोंग हैं न? अगर राजी न हो तो समझा-बुझाकर आप लोगों को 
उन्हें राजी कराना होगा !" 

“तुरन्त राय देना कठिन कार्य है । सम्बन्धित सभी मिलकर विचार-वितिमय 
करने के वाद इसका निर्णय करना अच्छा होगा ।” 

“ठीक है, वैसा ही करेंगे ।” 

इसके वाद मरियाने आज्ञा लेने के इरादे से उठ खड़े हुए। 

“बलिपुर के हेग्गड़े दक्ष है?” 

“गरुवराज ने बता ही दिया होगा न ?” 

“मतलब यह कि आप जवाब देना नहीं चाहते । है न ?” 

“ऐसा कुछ नहीं । भेरा उनसे सीधा सम्पर्क उतना विशेष रूप से नही हो पाया 
है। मैंने इतना अवश्य सुत्रा है कि विश्वासपात्र है और वलिपुर की जनता उन्‍हें 
बहुत चाहती है। हमारे युवराज उन्हें बहुत पस्तन्द करते हैं और चाहते भी हैं । 
इससे यह माना जा सकता है कि वे दक्ष भी है” पु 

“बहुत अच्छा ।” महाशजा ने कहा । 

इसके बाद मरियाने ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और चला गया । 

महाराजा विनयादित्य को लगा कि दण्डनायक सदा की तरह सहज रीति सें 
आज व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी चिन्ता में वे पलंग पर तकिये के सहारे 
पैर पसारकर लेट गये । तु 


नूतन वटु कुमार बल्लाल के साथ राजपरिवार दोरसमुद्र पहुँचा ! नवोपनीत वदु 
का भव्य स्वागत हुआ ! चामब्वा के उत्साह का कोई ठिकाना ही नहीं था | चर* 
पूजा करने के लिए सननद्ध क्यू की माता की-सी कल्पना से वह अभिभूत हो गयी 
थी; इससे उसका मन-मुकुल खुशी से विकसित हो रहा था ) सोसेऊर से सौटने के 
पर दण्डतायक और उनकी पत्नी ने परस्पर विचार-विनिमय के बाद खूब सोच- 
समझकर यह निर्णय किया था कि राजघराने के समधी-समधिन बनें और अपनी 
बेटी को पट्टमहिपी बनावें यह निर्णय तो किया परन्तु उस निर्णय को कार्यान्वित 
करने कया विधि-विधान वया हो--इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया था । 


46 / पट्टमहादेवो झान्तला 


युवराज, युवरानी व्‌ के साथ आने ही वाले थे; तब प्रधानमन्त्री गंगराज से आप्त- 
समालोचना करने और कुछ युक्ति निकालने की बात मन में सोचते रहे । 
परन्तु शान्तला को जब से देखा तब से चामव्वा के मन में वह काँटा बन गयी 
थी! उसने समझा था कि बला टल गयी--मगर यहाँ भी शान्तला को देखकर 
उम्तकी धारणा गलत साबित हुई। वास्तव में चामव्वा ने यह सोचा नथा कि 
हेग्यड़े का परिवार दोरसमुद्र भी आयेगा। वह ऐसा महसूस करने लगी कि 
हेग्गड़ती ने युवरानी पर कुछ जादू कर दिया है। उसमे सोचा कि हेग्गड़ती के मन 
में कुछ दूर भविष्य की कोई आशा अंकुरित हो रही है। कोई आशा क्या ? वही 
उस इकलौती बेटी को सजा-धजाकर खुद राजघराने की समधिन बन जाना 
चाहती है। मेरी कोख से तीन लड़कियाँ जो जम्मी हैं, तदनुसार युवरानी के भी 
तीन लड़के पैदा हुए हैं, तो हिसाब वरावर है; ऐसी हालत मे यह हेग्गड़ती हमारे 
बच कूद पडनेवाली कौन है? चामब्वा क्या ऐसी स्थिति उत्पत्त होने देगी ? इस- 
(लिए उसने पहले से ही सोच रखा था (कि परिस्थिति पर काबू लाने के लिए कोई 
युक्ति निकालनी ही चाहिए । 
हँसी-खुशी से स्वागत करने पर भी चामव्वा के हृदयांतराल में बुरी भावना 
के जहरीछे कीड़े पैदा होकर बढ़ने लगे थे। वटु को युवरानी-युवराज की आरती 
उतारने के वाद वे जव अन्दर चलने लगे तब मौका पाकर अपनी बड़ी बेटी पश्चला 
को ढकेलकर उनके साथ कर दिया। इन सबके पीछे चामब्वा थी। साथ ही 
हेग्गड़े मार्रसगय्या और हेग्गड़ती माचिकब्बे भी थे। उन्हें देखकर चामव्वा ने 
माचिकब्वे से पूछा, “हेग्यड़तीजी ने सोसेऊरु में यह नहीं बताया कि यहाँ 
आएँगी ।” पूछने में एक आक्षेप ध्वनित हो रहा था। 
हेग्गड़ती माचिकब्बे ने सहज भाव से विनीत हो बताया, “हमने यहाँ आने का 
विचार ही नहीं किया था । युवरानीजी की आज्ञा हुई, इसलिए आये ।” 
“हेग्गड़तीजी ! आपमें कोई जादू भरा है। नहीं तो ग्रुवरानीजी का एक 
साधारण हेग्गड़ती के साथ इतना लगाव कैसे सम्भव है ?” दण्डनायक की पत्नी ने 
कहा । 
कितना व्यंग्य ! इस हेठी के भाव से अनभिन्ञ हेग्गड़ती ने सहज भाव से कहा, 
“हाँ चामब्वाजी, मैं एक साधारण हेग्गड्ती हूँ । पर युवरानीजी की उदारता ने 
मुझे भी चकित कर दिया है।' 
* /आपके गुन ही ऐसे है। चामव्वा मे कुछ वक्रोक्ति भरी घ्वनि से यह बात 
कही।. है के 
“यह सब हम क्‍या जानें, चामव्वाजी ! बड़ों के दर्शाये मार्ग पर लीक-लीक 
चलनेवाले है, हम । यदि हमारा व्यवहार दूसरों को पसन्द आया और दूसरों ने 
उसे अच्छा समझा तो वह हमें मार्मेद्शनिवाले उन बड़ों की श्रेप्ठता का ही परिचय 


पट्टमहादेवी शञान्तला | 47 


देता है। वह उन बड़ों के वेड़प्पन का साक्षी है।” * 

“बड़ों का नाम लेकर खिसक जाने की बात छोड़िए, हेग्यड़तीजी; खुद आपने 
अपनी तरफ से अपने पर लादे वड़प्पन की यह बड़ाई है। यह उद्मी का अतीक है।. 
आप मामूली थोड़े ही है।” चामव्वा ने व्यंग्य भरा तीर मारा। 

माचिकब्बे ने बात बदलने के इरादे से कहा, “ब्रुवरानीजी शायद भेरी- 
प्रतीक्षा करती होंगी ।” 

“नहीं, अभी तो वे आपकी प्रतीज्ञा नहीं करेंगी। उन्हें भी विश्रांति चाहिए 
ने ? ठहरिए, नौकर को साथ कर दूँगी। वह आपको ठहरने के मुकाम पर ले 
जाकर छोड़ आयेगा।” कहती हुई चामव्वा झटपट चली गयी। 

औरतों के बीच मारसिंगय्या मौन खडे रहे। उनके लिए राजमह॒ल नया नहीं: 
था। वहाँ की गतिविधियां भी नयी नहीं थीं। वे चुप रहे । 

दो-एक क्षणो मे ही 'राजमहल का नौकर आया। साथ शान्तला भी आयी' 
थी । 'चलिए' कहते हुए वह आगे बढ़ा । शान्तला, माचिकब्बे और मारप्तिंगय्या 
तोनों उसके पीछे चले। पाजमहल के दक्षिण-पूर्व के कोने के एक अतिथि-भवन में" 
उन्हें छोड़कर यह कहते हुए “आपके सभी अन्य लोगों को भिजवा दूँगा, आप लोग 
आराम करें"--नोकर चला गया। सभी वहां विछे कालोन पर बैठ गये । नौकर' 
अर्ध्य-पाद्य, पान-पट्टी आदि की व्यवस्था: कर चले गये। 

भाचिकब्ने ने पृछा, “जब से आयी, ठम कहाँ रही अम्माजी ?” 

“महाराजा के दर्शन के बाद मैं और राजकुमार उनके अन्तःपुर में रहे ।”” 
शान्तला ने कहा । 

“तुम लोग बहुत समय पहले आ गये होगे ?" 

“हाँ माँ, एक प्रहर हो गया होगा !” शान्तला ने कहा। 

“अब तक क्या कर रही थी ?” 

“बातचीत करते बैठे रहे।” 

“क्या किसी राक्षस को कहानी कहते रहे ?” है 

“हां तो, हम दोनों अभी छोटे बच्चे है न ? मनगढ़त कहानियाँ कहते-हँसते * 
बेलते-कूदते रहे।” कहती हुई शान्तला के चेहरे पर कोध को रेखा खिच गयी। 

“लो, देख लो ! नाक की नोक वर ही गुस्सा उतर आया; देखो, नाक कैसी 

चढ़ी हुई है। कुछ हँसी-खुशी की बात भी सह ने सके--ऐसे बुढ़ापे की शिकार: 
इस छोटी उम्र में ही ? अम्माजी, एक बात समझ लो । तुम्हारे गुरुजी ने भी कहा 
होगा । परन्‍्तु मैं मां, अपने अनुभव की बात बताती हैं। हमेशा हेसमुख रहना: 

सीखो। हँसमुख दीर्घायु का शुभ लक्षण है। इसलिए कभी चेहरे पर गुस्से से 
सिकुड़न न आने देना ।” 

“मन में जो पीड़ा हुईं उसे भी कहें नहीं ?” 


48 / पट्टमहादेवो चान्तला 


«मन में पीड़ा हो चाहे असद्य बेदना रहें, फिए भी हंसते रहना चाहिए । 
अम्माजी, अभी बेलुगोल मे स्थित बाहुबलि में भी तुम देखोगी । उन्होंने कितना 
दुःख सहा। (कतनी कंसक रही; जब वसक की पीड़ा अधिक हुई तो धीरज के 
साथ किस तरह अभिमानपूर्वक मुकाविला किया; उस (छड़ी हुई दशा में कितना 
दर्द सहना पड़ा। एकवारगी उस अभिमान-अहँकार से छुट्टी पायी तो वहाँ उस 
कसक या दर्द के लिए स्थान ही ने हें जया यो वहाँ हँसमुख बाहुबलि क्की 

स्थायी रूप से स्थित हो गयी । बहाँ जाकर देखोगी तो यह सब समझ में आ 
जायेगा। ठुम अभी छोटी बच्ची हो । पर होशियार और प्रतिभाशाली हो। फिए 
क्षी अभी अनुभव नहीं है । अभी से मानसिक दुःख-दर्द के कारणभूत इस अभिमान 
को दूर कर देना चाहिए । समझी अम्माजी । अव बताओ, तुम लोग क्या-क्या बात 


+दाजकुमार ने पूछा, तुम्हारा गाँव कैसा है और वहाँ क्या-क्या है? मैंने जो 
जाना था सो सब बता दिया ।* 

“क्या उन्हें हमार गाँव पसन्द आामा रा 

"क्या-क्या अच्छा लगा--सो तोर्म बता नहीं सकती। परन्तु जब मैंने 
मानवाकार में स्थित उस गण्डभैरुप्ड के बारे में बताया तो उसके विपय में उनकी 
उत्साह लक्षित हुआ ५४ 
“उसके बारे में एजऊुसार ने कुछ बातें की 2 
“औँने बताया, 'उर्स मूर्ति का शरीर, हाथ और पैर तो फौलाद जैसे मजबूत 

2 राजकुमार ने कहा, 'मर्दे को तो ऐसा 


मद बुलाने ते जाता ॥ जब बुलाने की मौका था तब नहीं बुलाया; हरे 
बुलाना न होगा । राजकुमार की इच्छा को पूरा करने के लिए दूसस कुछ 
और उपाय सोलेंगे।” 
में रेविमय्या हाॉँफता हुआ आया और कहने लगा, “बड़ा गड़वड़ 
हो गया हेग्गड्तीजी ! राजमहल के अस्तःपुर के पास उससे लगे उस दीवानखाने 
मरे जिसमें महा रानीजी रहा करती हैं, वहीं ठहुसने की युवराज की आज्ञा थी |. 
आप लोगों को यहाँ कौन [लवा लाया ? उठिएं, उठिए, युवरानीजी बहुत गुस्सा 
कर रही हैं।' * 


.. (हमें कया मादूस+ कविमंस्या । हम सहज रीति से युवरानीजी का ही अनुसरण 


पटमहादेवी शल्तेल([ 49 


कर रहे थे। चामव्या मे हमे यहां भ्रेज दिया ! यहाँ मी अच्छा है । यह राने में 
क्या हज है ?" हेगरती मानिकस्वे 4 बड़ । ॥ हे 
“जो भी हो, अब तो मु यह सब करना हू । भाष उप्ा कर मेरे साव चन, 
नहीं तो में जीवित नही नहृया। मरा वैमझ उ्धश्कर इसका झंडा फड्रा दिया 
जायेगा ।” 

“बुम्हारी इसमे क्या गलती है, रेविमस्था 2 जेब यह सब हुआ सद नुम वहाँ 
थे ही नट्री ।" हे 

*वह मरो गलती को उनक साथ राजमहल में 
ले जाना चाहिए था। पु में हो ऐन। बाज़ा दी यो । परत वहाँ 
आगे रहकर मुझे अपना क्तेब्य करना था। ने. दी किया। इसोन यदू सारी गड़- 
बड़ पैद। हो गयी हैं। एक गुभकाय॑ समाप्त कर आ+, अब इगे ब्यवट्ार में मुझ 
मन मारकर रहना पडा है। मुन्ते इस सकट में बचादण । आपके पैसों पहुता हूं ।" 
कहते हुए रेविमय्या उनके पैरो पर पड़ा। 

“'उठो रेविमय्या, यह सब क्या ? चत्रो, हम जहां भी रहें, एक जता है। हम 

किसी को दुःखी करना पसन्द नहीं करते ॥7 हेग्य 2 मारमियय्या ने कटा । और 

सबने रेविभय्वा का अनुसरण किया । 





है । बहाँ रहक 






जुवरानी एचलदेवी को ज्तिना जल्दी अस्ता चढ़ता उतना ही शीघ्र यह उतर भी 
जाता है। सहज ही वह विशालहदया है। टिका ध्येय है कि अपनी वजह से किसी 
को कोई दुःख ने हो। उसके बुलाबे पर अतिथि पैनकर जो आये उनकी देखभाल 
की व्यवस्था उसकी इच्छानुसार होनी चाहिए; यदि बह ने हुआ तो सहज हो क्रोध 
जाता ही है। अब की स्थिति यही थी । इसी वजह उसे गुस्सा आया था। 
हेगड़े के सारे परिवार के अन्त-पुर में जा जाने के 


“घटना चटी उसने उसके मन में एक 


सुस्पप्ट ही चित्र प्रस्तुत कर दिया था; गये ही उसके हृद्बांतराल पर विपाद की 
गहरी रेखा कली खिच गयी थी 

यह सव वंधा है? युररानी एचलदेवी के मन में तरह- 75 के प्रप्न उठ खड़े 
हुए । निध्कल्मय दब्टिसे एक दूमरे से प्रेम करता कया अमह्य नहीं ? मानव ऐसे 
शुद्ध प्रेम को भी यदि सर्द नहीं सकता और असयूया से नीच भावना का शिकार 
होकर हीनवृत्तियों का आश्रय ले तो वहें पर मे भी बदतर न होगा ? पशु इस ऐसे 


मानवन्यशु से कुछ बेहतर मालूम होता है । उससे प्यार के बदले प्यार मिलता 
है। वह प्रेम करनेवाले को हस्ती-हैनियत, मान-प्रतिप्ठा को ख्याल भी नहीं 
करता । उसे उम्र की भी परवाह नहीं । एक छोटा वादके उद्षे प्रेम से खिलाए या 
बड़े अबबा गरीब या धनी कोई भी प्रेम से (छत्राएँ तो वह कुत्ता भी सबको वरा 
बर के प्रेम भाव से देखता है। पर हम कितनी भेद-भावना रखते है। कया यह 


उस ईश्वस्दतत बुद्धि के सदुपयोग को छोइकर उमका अन्यथा उपग्रोग नीचता 
की परिसीमा नही ? जन्म, अधिकार और ऐश्वर्य आदि न जाने कौन-कौत से 
मानदण्डों का ढेर लगाकर मापते-मापते थर्क ने जाएँगे ? अहिसा, त्याग आदि के 
बहानों का सहारा लेकर ब्त-नियमों की आड़ में स्वर्गेन्साधता करने के 
मानवता की नींव पर शुद्ध मानव-जीवन जीते का प्रयतत मानव बयों नहीं 
करता ? ऐसा अगर हो तो यह भुलोक ही स्वर्ग वन जाए। इसे स्व बनाने 
के लिए ही समय-समय पर अलग-अलग रूप धारण कर सच्चे मानव के रूप 
मे ईश्वर अवतरित होकर मानवता के धमे का उपदेश देता आया हैः स्वयं 
मानवता का आदर्श वनकर देकर मानवन-्धर्म का 
दिखाया है। एक बार उसने जो मार्ग दर्शाया उसमें कटीले पौधे, झाडइ-अंखाई 
जो पैदा हो गये तो कालान्तर में वे विरकेत हो जाते है। हम जब उसी डेड़े-मेढ़े 
उास्ते को अपना विश्वस्त मार्ग मानकर जिंई पकड़कर चलना आरम्भ कर 
द्वेत है तो वह एक नया ही रूप धारण कर लेता है और तव इसी को एक नया 
मानतव- 


नाम देकर पूर्व मे का सुसंस्कृत नवीन रूप मानव 
उद्धार करने कोशिश करने लगता है। फिर की मरतिव माय ही है। 
उस सहज मानव-धर्मे का तयाकथित ेढ़े-्टेढे मार्ग के निर्माण प्रयत्न में ही 
उसकी बौर््धिक शवितयों का अपव्यव होता है। यह प्रणीत नवीन मार्ग 
है, यह उत सबसे उत्तम मांगे है--कहते हुए से आगे बढ़ने का उपक्रम 
ऋरने लगता है। सह उस पीठ पर के विस्फीटर्क फोड़े की तरह बढ़कर 
उसी के सर्वेताश का जनता है। असली मूल वस्तु को छोड़कर इस तथा 
कथित नवीनता के अहंकार से ऊँच-तीच के झेद-भाव उपजाने >मानव 
औंद पैदा ही जाता हैं; और मानवता की एकता के उदात्ते हो जाते हैं। 


मानव के साथ मानव बनकर रहने में अड्नन दैदा है। जाती है।मानत्रता हा 
खण्डित हो जानी है। कमी मानव को मानव बनकर जीना सम्भक होगा या नहीं 
भगवान्‌ जिनेश्वर ही जानें। # 
इस तरह युवरानी एचलदेवी का कोमल मन उद्विन्न ही रहा था। ड्यके 
मन की गहराई में तारतम्य की इस विषम परिस्थिति मे कशमकद पैदा कर दा 
थी। मन के उस तराजू के एक पलड़े में चामव्या थी और दूसरे में हग्यडनी 
माचिकव्वे । पद और शिप्टाचार इनमें किसका बजन ज्यादा है, किमका मृत्य 
अधिक ? तराजू झूलता ही रहा, कोर्द निश्चित निर्णय नही हो पाया। क्योंकि 
मत की गहराई भें उस वराजू को जिस अन्त हाथ मे पकड़ रखा था वह 
कांप रहा था। उस हाय का कम्पन अभी रका नथा। दृदय की भावना कितनी 
ही विशाल क्यो न हो उस भावना की विशालता को व्यावहारिव जीवन मे जब तक 
समन्वित न करें और वास्तविक जीवन मे कार्यान्वित न कर व्यवहायं न बनायें 
तो उससे फायदा ही क्या ? कार्यान्वित करने के लिए एक प्रतिम्ञावद्ध दृढ़ता की 
जरूरत है। यह दृढ़ता न हो तो कोई काम साध नहीं सकते। क्योंकि उस सहज 
भार में आगे बढ़ने का यह पहला दम है। इस सीधे मार्ग पर चले तो टीक है। 
चलते-चलते आड़े-तिरद्े और चारों ओर घेरे रहकर बहनेवाले चण्डमास्त का 
शिकार बने और आगे की कदम और आगे चलमे को उद्यत हो जाय तो बहुत 
पम्भव है कि वही अटक जाएँ। इससे बचने के लिए मानसिक दृढ़ता चाहिए। 
औपलदेवी सोचने लगी कि ऐसे ववण्डर से वैचकर चलने की दृढता उसमें कितनी 











नह जानती थी। इसके अलावा अहाराजा का मुंह-लगा दण्डनायक राजमहल के 
जातावरण में पल्कर-बढ़कर वहाँ के सुख-सन्तोप में पनपा है और उन पर महा- 
राजा की विशेष कृपा भी है--इस वात से नह परिचित तो थी ही । घामब्या के 
मत सें क्या-क्या क्चिर होंगे--इसका अनुमान भी वह कर चुकी थी। 
वह जिसे अपनी बहू बनाना चाहेगी, इसके लिए यह सारा वातावरण सह्‌- 
योगी बनकर नहीं रहेगा--इस बात को भी वह समझती थी। इस सबके 
अलावा एक और मुख्य वात यह थी कि अपने बड़े बेटे का मन चामब्वा की बड़ी 
लड़की के प्रति विशेष आकपित था--यह भी उससे छिपा न था। अपनी अभि- 
लाया की पृत्ति के लिए एक दुसरी लड़की को बलिवेदी पर चढ़ाना उचित नही-- 
इस बात को वह अच्छी तरह समझती थी। यह सब ठीक है। परन्तु चामव्या को 
हेग्गड़ती और उसकी उस भासूम बालिका पर विध्टेष की भावना क्यों है ? शायद 
उसके मन में यह शंका हो कि हेग्गड़ती की लड़की की उसकी लड़की के साथ स्पर्धा 

हो रही है,। हो : सकता है। इसी वजह से चामव्वा यह सब खेल खेल रही हो; 


$2 / प्रद्टमहादेवी शान्तता 


को बदलना नहीं चाहता । 


“छोटे अप्पाजी ! महाराज इसे स्त्रीकार नहीं कर सकेंगे।” एचलदेवी ने 
अपने इस बेटे के मन की इच्छा को बदलने के इरादे से कहा । 
“क्यों नही स्वीकार करें 7? 
“राजकुमार यदि पाधारण हेग्गड़ के परिवार के साथ चलेगे तो लोग तरह- 
तरह की बातें करने लगेगे। इस वजह से 4 स्वीकार नही करेंगे।” 
“क्या महाराज के मत में ऐस विचार हैं?” 
“न ने, कभी नहीं। उनमे अगर ऐसी भावना होती तो बड़े दण्डनायक 
भरियानेजी का आज इतना ऊँचा स्थान न होता।” 
“यदि ऐसा है तो मेरे जाने मे क्या बाधा है?” 
“निम्न स्तर के लोगों को ऊपर उठान 
को नीचे उतरना ठीक नही, अप्पाजी ॥? 
“अगर उपरवाले नीचे नहीं उतरेंतो नीचेवालों को ऊपर उठाना सम्भव 
कैसे हो सकेगा, माँ टः 


“इसीलिए ऐसे लोगों को जो ऊपर उठाने योग्य सब तरह से है, 
कर हम अपने पास बुलवाते हैं--..ऊपर उठने के लिए मौका देना हमारा धर्म है। 
इस काम के लिए हमें नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं ।” 

“तो आपके कहने का मतलब यह कि उन्हे हम अपने साथ ले आ सकते हैं, 
परल्तु हमें उनके साथ होना ठीक नही; यही न माँ ?? 


ना ठीक होने पर भी ऊपर के स्तरवातों 


उन्हें चुन- 


जो भी हो, अपध्पाजी, मैं इस 
सकती । # केवल माँहूँ 
कर सकती ।” 
“मतब्व, क्या मैं अभु से पूछू या महाराज से?” 
“महाराजसे हो पृष्े, अप्पाजी ।! 
“क्या पृछवा ६ 7" एरेवंग प्रभु ये 
की जानकारी हुई। थोड़ी देर तेक सोचकर उन्होंने कह 
दिन दह रकर पीचे बलिपुर हो जाता न हो सकेगा 27 


नहीं दे 


करना ही जानती हूँ। ऐसी जिज्ञासा मैं नही 


“बलिपुर में मेरा दया कायम है ?” 
उन 5 '> दी, 


/ लडकी के साथ घोड़े की सवारी, इधर-उधर घृमदा-फ्रिरना 
भले सकेगा न 77 
में उनके 





यह रुब बेरोक: 
उसके लिए चाय जादा नहीं चाहता । एक 
बारे में कवि महोदय के साथ काए। चर्चा 


दिन बाहुवनि के 
हुई थी। 
54 / पट्महादेवी झान्तला 


उनके साथ वेलुगोल में बाहु- 


बलि का दर्सन कर लूँ तो वह अधूरी बात पूर्ण हो सकेगी; इसी आजा से मैं जाने 
वी अनुमति चाहता था ।" 

"यदि ऐसा है तो हो आओ अप्पाजी ! पर तुम्हारे साथ*** 

“रेविमिय्या आवेगा । 

“ओह-भोह, तब तो सारी तैयारी हो गयो है। यो भी स्वीकृति के पहले 
ही।! 

“प्रभु से अच्छे काम मे केभी वाधा ही नहीं हुई ।' कहते हुए आगे बात के 
लिए गाका न देकर विद्विदेव वहाँ से चल पट़ा । 

युवरादी एचलदेवी अपने बेटे को उत्साह-भरी दृष्टि को देखकर मत-ही-मत 
कुछ सोचती हुई यडी रही । 

“क्या, युवरानीजी बहुत सोचती हुई-यी लग रही है ।” 

“कुछ भी तो नहीं ।” कहती हुई युवराज की तरफ देखने लगी । 

“हमसे छिपाती दयों हैं ? छोटे अप्याजी और हेग्गट्रेजी की बेटी की जोड़ी 
बहुत सुन्दर है--यदी सोच रही थी रे?" 

“न ने, ऐसा बुछ नही । हमारी सभी दच्छाओं और आकाक्षाओ के लिए राज- 
महल की स्वीकृति मिलनो चाहिए ने ? दोगो वी भी स्वीकृति होनी चाहिए ने ? 

/राजपरिवार और प्रजाजन स्वोकार कर लें तो युवरानी की भी स्वीकृति 
है। यही न?” युवराज ने स्पप्ट किया। 

“बया युवरानी की स्वीव्वति पर्याप्त है? मुझे अगर स्वासन्त्रता हो तो मैं स्पष्ट 
रूप से वहूँगी कि इसमे कोई एवराज नहीं । 

“यदि बदा बेटा होता तो प्रश्व कुछ जटिल होता । लेकिन अब ऐसी समस्या 
के लिए कोर्ट कारण नहीं है (” 

“वास्तव मे मैंने दव दिशा में छुछ सोचा ही नही। हेग्सड्रेजी की लड़की का 
पाणिग्रहण जो भी करेगा वह सहाभाग्यवान्‌ होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में जिसने 
जन्म दिया उसी ने जब सोच-विचार नही किया हो तो हम क्यो इस पर जिज्मासा 
करें ?! 









“रेविमय्या कहता है कि हमारे अध्याजी का उस लटकी के साथ गाड़ा स्नेह 
हो गया है। बह पता नहीं कि को ले जायेगी 7” 

“इतना सब सोचने जैसी उबर वच्चो की उम्र ही कहाँ है? उन दोनों ने जो 
प्रेम अंबुरित हुआ हैं वह परियुद्ध है। दोनों में ज्ञानार्जत की पिपामा वराबर- 
बराबर है। यद्ी वीच इय मैत्री सम्दन्ध का कारण है। इतना ही 

“अब तो इतना ही है, परन्तु वह ऐसे ही बागे बड़ा तो उम्रका क्या रुख होगा, 
कौत जाने । 

“यदि प्रभु को यह वात आरत्क पैदा करनेवाली लगती है तो अभी प्रभु ने 











पट्टमहादेवी ज्ञान्चला / 55 


जाने की अनुमति ही क्यों दी ?” मुवरानी एचलदेवी मे दुधिधाग्रस्त मन मे पूछा । 

“इसके लिए कारण है ।” 

“क्या है वह ?” 

“फिर कभी आराम से कहेंगा। अब इस बात को लेकर दिमाग पराव करने 
की जरूरत नहीं । अधिकार-सुय् मिलने प रे मनुष्य अपनी पृ्॑स्यिति को प्रूत 
जाता है, यह बात यहाँ आने के वाद, प्रत्यक्ष प्रमाण से सावित हो गयी। ये सब 

तें सोगेऊर में वताऊंगा। हमें भी कल गसोसेजद की यारा करनी है। अणाजी 
यही महाराजा के गाय रहेंगे। छोटे अपनी मे ना है कि बह बेलुगोल से मीफे 
सोरेऊर पहुंचें।” इतना अहकर युवराज वही मे लत पड़े । 

अपने पत्िदेव कुछ परेशान हो गये हैं, इस बाव को पुवरानी एचसरेवी ने 
समझ लिया। परन्तु इस परेशानी का कारण जानने के लिए उन्हें मौपेऊर पहुँचने 


तक प्रतीक्षा करनी हो होगी । 





हेग्गडे मारसिंगय्या के परिवार के साय सार विट्विदेव, रेविमस्या और राज- 
धराने के चार रक्तकभट भी चले। 
दो दिनों में हो चार कोस को तर पूरी कर वे वेलुगोल सत्र जा पहुंचे। 
शान्तना और विट्विदेव मे अपने-अपने घोड़े पर ही परी यात्रा की थी। उन दोनों 
के अंगरक्षक वनकर रेविभय्या उनके साथ रहा। सबसे आगे हेग्यड़े का रक्षक-दल, 
सबसे पीछे राजमहल के रक्षा-दल थे [ह पम से यात्रा करते हुए उन लोगों में 


गोम्मटराय नाम से प्रसिद्ध चामुंडराय से नव-नि्मित वैसुगोल ग्राम में मुकाम 


दूसरे दिन प्रात.काल उठकर कटवप्र और इत्द्रगिरि के बीच नवनिमित ग्राम 
से लगे सुन्दर उष्करणी देवर-वेलुगोल में नहा-धोकर वाहुबलि स्वामी के दर्शन 
करने के लिए सवने इन्द्रगिरि पहाड का आरोहण किया। अधिक उम्र होने पर भी 
ऑरसिगग्या-्माचिकब्वे कहीं बैठकर सुस्ताये विना ही पहाड़ पर चढ़ बले। हँंस- 
अं, स्वागत करने के लिए तैयार खड़े विराट रूप बाहुवलि स्वामी के प्रभावलय 
से राजित विशाल अखमण्डल का स्मरण करते हुए आरोहण करनेवालों को थका- 


थी। इस मूर्ति ने इस अवधि में उत्ते ही ग्रीप्प विताये, फिर भी ऐसा लग रहा 
था कि मानो अभी हाल प्रतिष्ठित हुई है, उठकी चमक में किचिस्मात्र भी कमी 
नहीं हुई है । भूति वेः चरणों के भेंगूठे देखते हुए वे दोनों छोटे बच्चे हाय जोड़े यडे- 
सड़े सोचते रहे कि बह मँगूठा उनके शरीर का कितना अंश है, इस परिमाण के 
अनुसार मूति की ऊँचाई कितनी होगी। उमर ऊँचाई तक पहुँचकर उस मुस्कुराहुद 
से युक्त सुन्दर भुखडा देखबार उसकी मुस्कुराहद के! आनन्द का अनुभव कर 
सकेंगे ? आदि-आदि ये बच्चे सोचत्ते रहे होंगे। वटुत समय तक हाथ जोड़े खडे रह- 
कर पीछे की ओर पिमकते-घिसकते कुछ दूर जाकर मूर्ति के पैरों से मस्तक तक 
नज र दौडायी | हाँ, यह तो नग्न मुति है। फिर भी असछ्य भावना नहीं आयी, 
एकटक देखते ही रहे । 
बडे बुजुर्ग इन बच्चों को देयते हुए दूर बैठे रहे । 
शान्तला ने हाय जोदे, आँखें धन्‍्द कीं । याने लगी-- 
“मोम्मट जिनने नरतागामर दितिज यचरपति पूजितन । 
योगारिन हत स्मरने योगिध्येयननमेयन स्तृतियिसुर्वे ॥/ 
इस पद को भूपाली राग में गाया, भगवान्‌ की स्तुति की । बैठे हुए सब उठ खड़े 
हुए और हाथ जोटकर प्रणाम किया । विट्टिदेव भी हाथ जोडे आँप मूंदे रहा) श्रुति- 
बद्ध और स्वरयृक्‍त मुक्त कंठ मे शान्तला ने गाना गाया; उस गान-लहरी से दसों 
दिशाएँ गूँज उठीं। मिरि-शिखर पर भक्ति-परवश हो तादात्म्य भाव से गाये 
उस गान ने, उस स्तुति ने, मानो भगवान्‌ के हृदय में एचः अनुकंप उत्पन्न कर दिया 
हो, ऐसा भान हो रहा था। वास्तव में वहाँ जितने जन उपस्थित थे थे सभी एक 
अनिरवंचनीय आनन्द से पुलकित हो रहे थे । 
वाहुवलि के चरणपुजक पुजारी ते स्थोत-पाठ के बाद शान्तला के पास आकर 
कहा, “संगीत शारदा ने तुम पर प्रसन्‍न होकर पूर्ण अनुग्रह किया है, अम्माजी; 
“आज तुमने वाहुबलि के हृदय को जीत लिया है।” फिर उन्होंने उस बच्ची के सिर 
पर भआशीर्वादपूर्ण हाथ रखते हुए उसके माता-पिता हेग्यडे दम्पंति की ओर मुड़- 
कर कहा, ''आपके और आपके पूर्वजों के पुष्य प्रभाव के कारण यह अम्माजी 
श्रापकी बेटी होकर जन्मी है | देश-विदेशों से अनेक प्रख्यात गायक आये, उन्होंने 
स्वामी घाहुबलि को सन्तुप्ट करने के अनेक प्रयत्न किये । अपनी विद्या-प्रौढ़िमा का 
प्रदर्शन भी किया। लोगों के प्रशंसा-पात्र भो बने | मैंने भी बहुतों के स्तुतिपरक 
गायन सुने हैं ओर आतन्द भी पाया। मगर इस अम्माजी के स्वर-माधुर्य में एक 
देवी शक्ति है जो अन्यत्र दुलंभ है। आप भाग्यवान हैं। वाहुबलि की कृपा से 
अम्माजी एक योग्य घर की गृहिणो होकर पितृकुल और श्वसुर-कुल दोनों की 
कीति को बढ़ाने लायक बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं ) वे री से प्रेम कर सकनेवाले 
हुमारे वाहुवलि स्वामी इस मासूम बच्ची को उठाकर अपने सिर पर बैठाकर नाच 


पट्टमहादेवी झान्तत्रा / 57 


उठेंगे । उनकी कृपा रही नो असाध्य भी आयानी मे साध्य हो जायेगा। राजृष्टि 
भी आप पर विश्वेष +्प य वाल 2 । ऐगी दशा मे कट 

हेगार मारमिनय्या 4 हमारे मठाराज सजावत्मत है। थे सभीसे 
प्रेम करत है। हमपर विशेष प्रमढ़, गे की ज्यादनों होगी। उनको झा 
और प्रेम > हम पात्र 7 और उस कृपा और प्रेम का हम विवंदण करने योग्य 
बने रहें, यही हमारा कर्तव्य 247 


ना हीवयाहे?” 






“तो क्या मझ़राज जिस-तिग के साथ राजकुमार को भजेंगे ?” बुजारी के 
सवाल का उत्तर हेग्गडेजी मे क्या मिल सकेगा ? 4 मौद रहे । 

परिस्थिति से परिचित राजकुमार बिट्िदेय मे 
और हेगाडेजी की इच्छा-अनिच्छा 
इनके साथ आया हैं।” उतने अपनी माता की बात याद आ गयी । 

“बात तो बही ही हुई ने ।" पुणानी मे वात को दान दिया। 

वाहुबलि के प्रसाद को साय बांट दिया गया। उम्र प्रमाद के बदले भोजन 
ही कहना ज्यादा संगत होगा। प्रसाद स्वीकार करते वक्‍त भी व्रिट्दिव की आँखें 
उन भव्य वाहुबलि की प्रति पर ही लगी थी । योकिमस्य राज मार की उस दृष्टि 
को पहचान चुका था । उसे उन दिन की चर्चा याद आयी । उन्होंने पृ, “भाज 
५, मर के मन में वाह्वति को इस नम्ता के कौत-मे भव का हकुरप हुआ 

३१! 





अन्य सभी लोगो की उपस्थिति मे इस प्रश्न के कारप राजजुमार के मन में 
कुछ कशमकश पैदा हो गयी । उत्तर पे देकर बोकिमय्या की ओर और अन्य उप- 


शान्तला ने परिस्थिति को समझा, और कहा, “गुरवर्य ! इस विपय पर दोपहर 
के पाठ के समय चर्चा की जा सकेगी न ? स्वामी की सस्निधि मे नटी । यह चर्चा करने 
का स्थान नहीं । भगबात्‌ की सब्निधि में अपने आयको अपित किये बिता फल- 
प्राप्ति नहीं होगो, यह आप ही ने कहा था। अब आप ही चर्चा का आरम्भ 
करें?” 

आन्तला का यह सवाल वाहुबलि के चरणमेवी पुचारो के मन में कांटे की 
तरह चुभ गया । उत्ने अहल से वोकिमय्या और धान्तला की ओर देखा । उसने 


सोचा कुछ यरमी पैदा होगो। परन्तु ऐसा कुछ न; हुआ । 
पो मनुत्य हूँ न ? नई बात 


“अम्माजी, तुम्हारा कहता सच है । आई. ड 

याद आती हे तो पुरानी वात पिछड़ जाती हे । तुम्हारा कटना ठोक हे। यहाँ चर्चा 
“करना ठोक नही ।” क्; र बोकिसय्या ने अपनी सम्मति प्रकट की। प्रसाद 
स्वीकार करने के बाद हाँ से चजे और पहाड़ पर से उतरकर अपने मुकाम 
पर पहुँचे । 














58 / पट्टमहारेवी झान्तला 


कसे-जैसे उम्र वर्क आयी, ज्ञान भी बदन लगा तो वीस्वीर 
नग्नता की वात सुन-मुनकर एक असह्ाय भावनी उत्पन्न हुई भी। इसीलिए उर्से 
दिन मैंने आपसे प्रश्न (क्या था । परूतु लि की वह नग्नता सह्य मालूम 
पड़ी । वह नग्गता असंस्कृत नहीं लगी ४” खुले दिल से खिट्टिदेव ने कहा । 

«इस भाव के उत्पन्‍्त होने का है?” 

क! मालूम नहीं; परच्ठ जो भावना उर्लेस्न हुई उसे प्रकट किया । 


और विश्वास का अभाव होता हैं। 





संयम और सहनशर्क्ति की आवश्यकता होती है । सबंध 
इसीलिए क्षेत्र बी महता है। ज्ञान के लिए यह सुगम मारे है। 
“अनुभव से आज यह तथ्य विदिंत हुआ 
शान्तला दर्तवित्त होकर गुददेव और बिंदिदेय के 
थी। उसने कहां, “37 प्देव कूडली क्षेत्र में जद हसे आरदा 
थे तब वहाँ के चुजारीजी में जो कहा था। 
दैदा हो गयी। आय सब लोग 
म  एप रही ६ अब लगता है 
आया दै। वेयी मं पूछ सकती है | 
भ्ूदो अस्माजी, किसी ओ तरह की शंका को झन ने सटे रहने देना चाहिए 
अगर झंवग रहे जाती हैं तो बह विश्वास को जर को ही उपाए देती हैं। 












चुप रहे तो दातदा डद्ित नदी हैं, यह. 
4 वियय के बार भे पूछा समसझसे की नौका 









वहुमहादेवी झान्तला । 5? 


वश में कर लेना सम्भव हो सकता है? लगाम कैसकर अपनी इच्छा के अनुमार 
जहाँ चाहे चलाये जानेकाले घोडे की तरह देवताओं को ले जाना सम्भव है? 


*अपरोश्ष ज्ञानियों की शक्ति ही ऐसी होती है। उनकी उस शक्ति से व्यान्या 
साधा जा सकता है, यह ऊहना कठिन है । जो दुःमाध्य है और जिसे साधा ही नहीं 
आ सकता वह ऐसे महात्माओं से साधा जा सकता है । यह सांफेतिक भी हो सकता 
है। शकर भगवत्पाद महान्‌ ज्ञानी ये, इसमें कोई संदेह नहीं | उनका वशवर्ती ज्ञान 
ही सरस्वती का संकेत हो सकता है। यो समझना भी गलत नही होगा। वशीकरण 
को जाननेवाले जिसे वश मे कर लिया है उसे, युना है, चाहे जैसे नचा सकते हैं। 
ऐसी हालत में सात्विक शक्तिसम्पत्न नानी के वशव्तिनी होकर ज्ञान की 
अधिदेवी शारदा रही तो इसमे कोई आश्चर्य की बात नही। साधारण लोग जिसे 
स्वृल चक्ष से नहीं देख सकते ऐसी मानवातीत अनेक वस्तुओं का ज्ञान-चक्षुओं से 
दर्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे विपयों में शंकित नहीं होता चाहिए। इन चर्म- 
चक्षुओं के लिए जो गोचर होता है उत्तना ही सत्य नही है । इन चर्मचक्षुओं से 
हैम जितना जो कुछ देखते हैं वह दुसरों से देखा जा सकता है। इससे जो परे है 
वह अविश्वसनीय हैं, ऐसा' नहीं समझना चाहिए। दवी शक्तियों का विश्लेषण, 
लौकिक अथवा भौतिक वृष्टि से करता ही उचित नहीं । इसके अलवा इस विपय 
के लिए कोई आए के सूत्र नही, यह भक्ति का ही फल है, विश्वास का 
निरूपण है। इसलिए लगाम कसे घोड़े का साम्य यहाँ उंचित नही । मैंने पहले भी 
एक वार तुमसे कहा था । सानव-देवताओं की पंक्ति में जैसे हमारे बाहुवलि है वैसे 
ही मानव-देवताओं में शंकर अगवत्पाद भी एक हैं। तुम्हें याद होगा न ?” 

“हाँ, याद है।” 

“तो फिर तुम्हें संदेह क्यो हुआ ?” 


_ल्याण भावना से प्रेरित सभी कार्यो के लिए देवता वशवर्ती ही रहते है। इसी 
धरण से देवी शंकर भगवत्पाद के वशव्तिनी होकर उनके साथ चली आयी 


“आपकी बात रात्य ही होगी, गुरुवयं। उस दिन वहां देवी के सम्मुख जब 
मैंने नृत्य किया आ तब मेरे घुंचुरू के साद के साथ एक और धुंघुरू का वाद मिल- 
कर गतिलीन हो गया था। आरदा देवी जब भगवत्पाद के साथ आती रही, तब 
चुना है, घुंचुरू का नाद घुनायी पड़ा था। उजारीजी ने उस दिन जो यह बात कही 


वहसत्य प्रतीत हो रही है। परन्तु तव अगर यह वात कहती तो लोग हेंसेगे वह 
सोचकर चुप रही ।” 

“देवी के गले से खिसककर जो माला तब नीचे यिसकती आयी उसका 
कारण अब समझ में आया । पुजारीजी ने जो वात कही वह सत्य है, अम्माजी। 
देवी तुमपर क्षपालु है। तुम्हें वरदान दिया है ।” 

“वलिपुर से वह स्थान कितनी दूर पर है ?” विट्टिदेव ने पूछा । 

“तीन-चार कोस होगा । क्यो ?” वोकिमय्या ने पूछा । 

“कभी अगर बलिपुर आना होगा तो मैं भी वहाँ हो आ सकूँगा और देवी 
का दर्शनलाभ पा सकूंगा, इस इरादे से पूछा ।” विट्टिदेव ने कहा । 

“अभी हमारे साथ चल सकेंगे न ?” शान्तला ने उत्साह से पूछा । 

"अब सम्भव नही । मुझे आज्ञा नही है। मुझे सोसेफद लौट जाना है, यह 
पिताजी की आज्ञा है ।” 

“तो कब आएँगे ?” शान्तला ने दूसरा प्रश्त किया । 

“वैसे हमको राजमहल से अकेले वाही नही भेजेंगे। हमारे गुरुजनों का 
कभी इस तरफ आने का कार्यक्रम बनेगा तव उनके साथ आने की सहुलियत हो 
सकेगी ।” 

ये छोटे, बड़ों के प्रवास के कार्यक्रमों का निर्णय करेंगे भी कैसे ? अन रीक्षित 
ही अंकुरित इस दर्शनाभिलापा का अब तो उपसंहार ही करना होगा । बात का 
आरभ्भ कही हुआ और अब जा पहुँचे ओर कही। अपने से सीधा सम्बन्ध इस 
बात से ने होने के कारण वोकिमय्याजी इसमें दखल नही करना चाहते थे। 
इसलिए बे मौन रहे । उन लोगों ने भी मौन धारण किया। पता नही और कितनी 
देर थे वहाँ बैठे रहे या किसी अन्य विपय को लेकर चर्चा करते रहे कि इतने मे 
रेविमय्या उधर पहुँचा और बोला, “'उठिए, उस छोटे पहाड़ पर भी जाना है।" 

उस मौनावृत स्थान में एक नये उत्साह ने जन्म लिया ! सव उठ खड़े हुए ! 


इन्द्रगिरि से भी अधिक आसानी से सब कटवप्र पहाड़ पर चढ़ गये । वहाँ के मन्दिर 
“चन्द्रगुप्त बसदि', “चन्द्रप्रभ' और “चामुण्डराय वसदि' को देखने के बाद सब 
आकर एक प्रस्तर पर विश्राम करने बैठे। तव सूर्यास्त का समय हो गया था। 
सूर्य की लाल सुनहली किरणों की आभा बाहुबलि के मुखारविन्द पर पड़ रही थी 
और इस आभा. ने मूर्ति के मुखारविन्द के चारों ओर एक प्रभावलय का सृजन 


पट्टमहादेदी झान्तला / 67 






किया था। फन्‍्तला थे उस प्र 
पहले पे, ले देखा । उससे कटा, 
एक «सी 7 प्रभा का उद 

“टाँ अम्माजी, प्रथम «दा धूतिमान वाटुबलि स्पामी के मुसारविन्द पर 
प्रतिदित सुबह इग तर/> की चयी ज्योति होती | दिगम्बर इस बाट़नि 
सवारी के प्रतिदिन की इस नित्यमत्य प्रभा कारण यह विष्ठावान्‌ प्रभावाहर 
भगवान्‌ आवरण रहित इसे विदद्‌ स्प के लिए कभी अव्यकार ने आवूव 
नी किया है । चाहे के. मे तुम स्वामी का दर्शन कर लो वी भव्यता उबरकर 
दिखाग्री देगी। घू बतारे को पते हुए यहे स्वयं प्रबतारे की तरद प्रकाशमात 
इन स्वामी का यह रूप अब जिघर घटा है, उयी प्रस्तर में मे उद्ित सदी रूप, 
चामण्डराय को दिखायी बड़ा था।” वोकिमस्या का ध्यान यों ही सहज भाव में 
भूतकाल की ओर सरक गया | 

“तब या उम मूत्ति को उसी स्थान पर गठा गया है ?" विट्टिदेव ने पूछा । 

“हाँ सो, नीचे बढ़कर मरू्ति को ऊपर के जाकर रखी गयो है--ऐसा आप 
समझते हैं ?” वोकिमय्या ने पूछा । 

“मान भी लें कि, नीचे गढ़ी ही तो, उस्ते बिना विउत किये ऊपर ले जागा 
सम्भव हो सकता था ?" शान्तला ने गुर को बात का असमर्थन करते हुए 
कहा। 

“सम्भवतः चामुण्डराय को अपने नाम से निर्मित करवाये उस मन्दिर के उसी 
स्थान से इन्द्रगिरि को उस चट्टान पर बाहुबलि की मूर्ति का दर्शन हुआ होगा । 
इसीलिए यह भूति और यह मन्दिर जहाँ निमित हैं वह स्थान बहुत ही पवित्र 
है । अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के इरादे से पोदनपुर की यात्रा पर 
निकले चामुण्डराय को अध्यवर्ग में ही यहां, इसी स्थान पर भगवान्‌ ने दर्शन 
दिये, इसी से यहीं मूर्ति की स्थापना हुई । वहाँ शंकर विद्याशंकर हुए, यहाँ 
चामुण्डराय गोम्मटराय बने ।” वोकिमय्या ने कहा । 

“चाहे सम्प्रदाय कोई भी हो भवित का फल इसी तरह से मिलता है । क्‍या 
ये दोनों थाने इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं ?” शान्तला ने कहा । 














* सभी धर्मों का लक्ष्य एक हो है। परल्तु मार्ग भिन्‍न-भिन्‍म हैं ।” 
“यदि ऐसा है तो “मेरा धर्म श्रेष्ठ है--पेरा धर्म ही श्रेष्ठ 'है'-..कह- 


62 / पट्टमहावेवी श्ञान्तला 


कर बाद-विवाद वर्गों करना चाहिए ? इस वाद-विवाद के फलस्वरुप एक सास- 
मिक अशान्ति क्यो मोल लो जाय ? धर्म का आदर्श मन को शान्ति और तृप्ति 
देना है । उस बशात्त और अनृप्ति का कारय नटो बनना चाहिए । है न?” 
शान्तला न पूछा । 

“सच है अम्माजी ! परन्तु मानव का मन बहुत कमजोर है । इसलिए वह 
बहुत जल्दी चचल जो जाता है । वह बटत जल्दी स्वार्य के वशीयुत हो जाता 
है । साथ ही “मैं मेरा' के सीमित दायरे में वह बेच जाता है । उस हातत में 
उस मन को कुछ ओर दिथ्ायी हो नही देता और कुछ सुनायी भी नही पत्ता । 
उसके लिए दुनिया वही और उतनी ही प्रतीत होती है। यदि नया कुछ ट्यियी 
पडा या सुनाओं पड़ा तो बह उसके लिए कछ्षुद्र प्रतीत होने लगता है। तथ चाद- 
विवाद की गुजादश निकल आती हू । इत सबका का रण यह है कि हम ऐसी कच्ची 
नीव १र अपने विश्वास को रूपित करने लगत है ।" वोकिमय्या ने कहा । 

“पत्ो आपका अभिमत है कि मज़बूत थोब पर स्थित विश्वास मदि रूपित 
हो तो यह बाद-विवाद नही रहेगा ?” विद्विदेव दीच मे पृष्ठ बैठा । 

“वाद-विवाद हो सकते है । वह गलत भी नही । परन्तु जब विश्वास सुदृढ़ 
होता है तब उससे प्राप्त होनेबाला फ्ल और है + उतसे तृप्ति मिलती है और 
इस तृप्ति में एक विशाल मनोभाव निहित रहता है। तात्वथं यह कि बाद-विवाद 
कितना भी हो उससे कडुबापन या अतृप्ति पैदा नही होती । अब उदाहरण के 
लिए अपने हेग्गड़ेजी के परिवार को ही देखिए । हेग्गड़े शिवभकत हैं, हेग्गडती 
जिन भवत हैं। एक दूसरे के लिए अपने विश्वास को त्याग देने की जरूरत ही 
नही पड़ी है। भिन्न-भिन्न मार्गावलम्बी होते के कारण पारिवारिक स्थिति में 
असन्तोप या अशान्ति के उत्पन्त होने की सम्भावना तक नहीं पैदा हुई है। है न 
हेग्गड़ेजी ?” 

“कविजी का कथन एक तरह से सही है। परन्तु हमें इस रिथति तक 
पहुँचने के लिए कई कड़ आहट के दिन गुजारने पड़े ।” मारसिगय्या ने कहा । 

“कड्‌ आहट आये बिना रहे भी कंसे ? वे कहते है, वह धर्म जिस पर उनका 
विश्वास है वही भारत का मूल धर्म है; हम जिस पर विश्वास रखते है वह 
परिवतित धर्म है ! ऐसा कहेंगे तो क्या हमारे मद को बात चुमेगी नहीं ?” 
किसी युराने प्नसंग की दात.स्मृति-पटल पर उठ खड़ी हुई-सी अभिभूत माचि- 
कब्बे-ने कहा।। 

यह देखकर कि वड़ें भी “इस चर्चा में हिस्सा ले : रहे हैं, उन छोटों में 
रुचि बढ़ी ओर वे भी कान खोलकर ध्यान. से सुनने लगे । 


/क्रविजी, आप ही -कहिए, जिन घर्मं :का ,आगमन वाद.में हुआ न?” 
नमारतिंगस्या ने पूछा । 





पह्टमक्देवी हाज्तला /63 


“कौन इन्कार करवा है ।” वोकिमय्या ने उत्तर दिया । 

“जिन धर्म बाद मे आया ठीक; परन्तु क्या इसी वजह से वह निम्न-स्तरीय 
है ? आप ही कहिए !” माचिकब्बे ने फिर सवाल किया । 

“कौन ऊँचा, कौन तीचा--इस ऊँच-नीच की दृष्टि को लेकर धर्म-जिज्ञाता 
करना ही हमारी पहली और बुज्य गलती है। भारतीय मूल धर्म जैसे उद्भूत 
हुआ वह उसी रूप में कभी त्यिर नही रहा । जैप्ते-जैसे मानव के भाव और 
विश्वास बदलते गये तैसेन्तंस वह भी वदलता आया है। मानवधर्म ही सब 
धर्मों का लक्ष्य है और आधार है। हम धर्मों को जो भिन्‍न-भिन्‍न नाम देते है 
वे उस लक्ष्य की साधना के लिए अनुसरण करने के अलग-अलग मार्ग-मात्र हैं। 
जिनाराधना और शिवाराधना दोनो का लक्ष्य एक ही है। सत्य, शिव, सुन्दर की 
आराधना ने शक्ति की आराधना का रूप जब धारण किया तव वह मानव के 
स्वार्थ की ओर अनजाने ही अपने-आप परिवर्तित हो गया। इसके फलस्वरूप 
हिंसा व्यापक रूप से फैल गयी। हिंसा मानवधधर्म की विरोधी है। इसीलिए 
अहिंसा तत्त्व प्रधाव “न धर्म का आविर्भाव हुआ और मानवधर्म की साधना 
के लिए एक नये मार्ग का सृत्रपात हुआ। जानते हुए भी हिंसा नही करनी 
चाहिए---इतना ही नहीं, अनजाने में भी हिसा अगर हो तो उसके लिए 
प्रायश्चित करके उस हिंसा से उत्पस्न पाप से मुक्त होने का उपदेश दिया | 
आशा और स्वार्थ दोनो मानव के रम शत्रु है। इन्हे जीतने का मार्ग त्याय' मात्र 
है। यही श्रेष्ठ मार्ग है। यह कोई नया भार्य नहीं। हमने भारतीय-धर्म की 
भव्य परम्परा में त्याग! को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान इसीलिए दिया है। अतएव 
सब कुछ त्याग करनेवाले हमारे ऋषि-मुत्ति एवं तेपस्वी हमारे लिए पूज्य है एव 
अनुकरणीय हैं । वेद ने भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया कि हमे किसका अनुसरण था 
अनुगमन करना चाहिए । लेकिन यह कहा--अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा 
वृत्ति विचिकित्सा वा स्यातू, ये तत्न ब्राह्मण: संमदशिन:, युक्‍्ता आयुकता:, 
अलूक्षा धर्मकामा स्पुः, यथा ते तञ्न वर्तरन, तथा तत्र वर्तेथा: ॥ बताया ।” 

“इसका अर्थ बताइए, कविजी ।” मारसियय्या ने पूछा। 

“हम जिन कर्मो का आचरण करते हैं, जिस तरह के व्यवहार करते हैं, 
इसके विषय में यदि कोई सन्देह उत्पन्न हो तो युक्तायुकत ज्ञान सम्पन्न, सदा 
सत्करंनिरत, ऋरता रहित, सद्‌गुणी एवं रण करनेवालों के प्रभाव से 
मुक्त, स्वतन्त्र मागविलम्बी प्रह्मज्ञानी महात्मा जैसे वरतते हैं, वैसा व्यवहार 
करो, यह इसका भाव है ।” कवि वोकिमय्या ने कहां।. # हे पु 

“यह इस बात की सूचना देती है कि हमें किमका अनुकरण करना चाहिए 
और जिनका अनुकरण किया जाय उनको किस पे रह रहना चाहिए, इस' बात की 
भी सूचना इससे स्पष्ट विदित है। है न गुरुजी ?” शान्तल्ा ने पूछा । 


64 / पहुमहादेवों श्ान्तला 


हाँ अम्माजी, जे वे जो अनुकरणीय हैं, युक्तायुक्त ज्ञान रहित होकर 
सत्काये करना छोड़ देते हैं ओर ऋर,र कर्म एवं हिंसा मार्ग का आचरण करने लगते 
हैं, व वे अनुकरणीय कैसे बनेंगे ? उनके हैस बन जाने पर मानव धर्म का वह राज- 
मार्ग गलत रास्ता पकडता है । ते फिर अन्य सही मार्ग की 
अतीत होने लगती है । उस मागे को दर्शानेवाले महापुढप के नाम से लोग उस 
धर्म को पुकारते हैं, बह नया धर्मे बनता है 

ल्तये धर्म के नाम से जो ऊधम मचता है. वही आपसी संघर्ष को कारण 
बनता है न? मार्रसगय्या ने प्रश्त किया । 

“हाँ, अब देखिए, चोल राज्य मं ऐसा संघर्ष हो यहा है घुनते है। वहाँ के 
राजा शैव हैं। जो शिवभकत नहीं उन्हें बहुत तंग किया जा रही है । शैवधर्म को 
छोड़कर अन्य धर्म के अनुस एण करनेवालों को गुप्त रीति से अपने घरों में अपने 


॥ 

वयहु हमारा सौभाग्य है कि हमारे होमुसल राज्य में उस तरह का बन्धन नही। 
किसी से डरे बिना लिश्चिन्त होकर हम अपने धर्म का पालन कर सकते है। जैन 
प्रभुओं ने औव भक्तों को कभी सन्देंह की दृष्टि से नही देखा । जब उनमें किसी तरह 
का सन्देह ही नहीं तो हम अपनी गिप्ठा को छोड़कर क्यों चलने लगे 7 
मार्रसिगय्या ने कहां । 

«मं भिन्‍न-भिन्‍न होते पर भी परस्पर लिप्ठा-विश्वास ही मानव का 
लक्ष्य है; इस लक्ष्य की साधना ही मानवन्समाज की घ्येष बतता चाहिए। 
ईएवर एक है। हम अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार मूर्ति की कल्पना कर लेते 
हैं। भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में कल्पित अपनी भावना के अनुलूप मूर्तियों की पूजा निडर 
होकर अपनी आराध्य मूर्ति को साक्षात्‌ करने का मौका सबको समान रूप से 
मिलना चाहिए। यदि राजाओं के मनोभाव विशाल से हों तो प्रजा सुखी नहीं होगी । 
जिस राज्य की प्रजा सुखी न हो वह राज्य बहुत दिन नहीं रहेगा। यह सारा राज्य 
अजा का है। मैं इसका रक्षक हूँ, मैं सर्वाधिकारी नहीं है मैं प्रजा का प्रतिनिधि 
मात्र हूँ, ऐसा मानकर जो राजा राज्य करता है उसका राज्य आचकन्द्रार्क स्थायी 
रहेगा । जो राजा यह समझता है कि मैं सर्वाधिकारी हूँ; शो मेरी सेवक मात्र है, 
जैसा मैं कहूँगा चैसा उन्हें करना होगा, ऐसी हस्थति में तो वह खद अपने पैरों 
कं आप कुल्हाड़ी मार सता है। 'मैं केवल प्रतिनिधि मात्र हूँ, पता की 
का रक्षक मात्र हूँ, राज्य प्रजा का है! ऐसा मानकर जो राजा राज करता है बह 
(निलिप्त रहकर जब चाहे तब उसका त्याग कर सकता है। अब हम जिस पहाड़ 
पर बैठे हैं उसका नाम अन्द्रगिरि है। ये इसका दूसरा नाम है। यह नाम इसे 
इसलिए मिला है कि यह उस महान्‌ राजा के त्याग का प्रतीक है । हिा“ 
लग से लेकर कुन्तल राज्य तक फैले इस लिशाल साम्राज्य का त्याग करके यहाँ 


पद्ुमहादेवी शात्तला | 55 


आकर ब्रतानुष्ठान मे रत रहनेवाले सप्नाद चन्द्रगुप्त ने यहीं से- इन्द्नोक की 
यात्रा की थी। इसीलिए इस कटवप्र कैय नाम “चन्द्रगिरि! पड़ा ।" 

“आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ मृत्ति के इस पर्वत पर स्थापित होने के कारण ही 
ने इसका नाम “चर्द्रगिरि! हुआ ?” शान्तला ने पूछा । 

“हो सकता है। परन्तु किवदन्ती तो यह है कि उस राजा का नाम इस पहाड़ 
के साथ जुडा हुआ है। तुम्हारा कहना भी युक्तियुक्त ही नहीं प्रशंस्तनीय भी है, 
ऐसा लगता है।” वोकिमय्या ने कहा । 

विद्टिदेव मौव हो सुनता रहा । उसके मन में वोकिसय्या की कही राज्य और 
'राजपद की सम्बन्धित बातें थी, जो वार-वार चक्कर काट रही थीं। कु 

“गुरुजी, महान हठी ननन्‍्दों से साआ्राज्य छीनकर अपने अधीन क रनेवाले 
49 ते अर्शास्तरविशारद कौटिल्य पंडित के श्रिय शिष्य थे न ? महान्‌ मेधावी 
शास्त्रवेत्ता चाणक्य के आज्ञाधारी थे न ?” शान्तला ने पूछा । 

“हाँ, अम्माजी ।7 

“तब वह चन्द्रगुप्त जिनभक्त कब बना ? क्यों बना ? यहाँ क्यों आया ? 
राज्य को क्‍यों छोड़ा ? क्या पज्यभार सेभालते हुए अपने धर्म का पालन नहीं 
कर सकता था ? इस बात में कही एक-सूत्रता नहीं दिखती। इसपर विश्वास 
कैसे किया जाय ?”... इस 7 है शान्तला ने सवालों की एक झड़ी ही लगा दी। 

विट्टिदेव के अन्तरंग मे जो विचारों का संघर्ष चल रहा था वह थोड़ी देर के 


आगे कहा, “चोवीस वर्ष 'पज्य करने के बाद इस राजकीय लोकिक व्यवहारों से 
विरक्‍्त हो जाने की भावना उनके मन में उत्पन्न हुई तो उन्होने त्याग को महत्त 


रहने पर राज्याधिकार की ओर सन आकर्षित हो सकता है, इसीलिए इतनी दूर 
यहाँ आकर रहे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मनुष्य जब आशा-आकांक्षाओं के 
अधीन होकर उनका शिकार बनता है तो अन्य सब बातों की ओर अन्धा होकर 
अपनी आशा-आकांक्षाओं को साधने की ओर लगातार संघर्ष करने लगता है। 
वर्षों तक संघर्ष करने के बाद अपनी साधना के फलस्वरूप उपलब्ध समस्त प्राप्तियों 
को क्षणभर में त्यागने को तैयार हो जाता है, ऐसे मंगलमय मुहुर्ते के आने की देर 
है। ब्योंकि ज्ञान की ज्योति के प्रकाश में उसे सारी उपलब्धियाँ महत्त्वहीत 
प्रतीत होने लगती हैं। कब और किस रूप में और क्यों यह ज्ञान-ज्योति उसके 
हृदय में उत्पन्न हुईं, इसकी ठीक-डीक जानकारी ने होने पर भी, इस ज्योति के 
अकाश में जो भी कर्म वह करने समता है, वह लोक-विदित होकर मानवता के 
स्मायी मुल्यों का एवं चरम सत्य का उदाहरण बन जाता है। साधारण जनता के 


66 / पट्टमहादेवी शान्तला 


लिए अवुकरगीय हो जाता है। चन्द्रगुप्त के इस भहान्‌ त्याग से यहाँ उतकी महत्‌ 
साधना ने स्थायी रूप घारण किया। उन्होंने यहाँ आत्मोल्लति पॉर्कर सायुज्य 
आप्त किया, इतनी स्पष्ट रूप से विश्वसनीय हो सकता है! 
“उन्‍होंने आत्मोलनतिं प्राप्त की होगी; परत्तु इससे क्या उनकी क॒तेव्य-लोप 
नहीं हुआ ?” राजकुमार घट्ठिंदेव सहसा ६6 बैठा । 
#इसमें कऋतेव्य-लोप वी है, राजकुमार एः बोकिमस्या ने जवाब में पूछा । 
“अपना रक्षक मानकर उनपर इतना बड़ी विश्वास रुखनेवाली समस्त प्रजा 
को क्षणभर में छोड आने से कतेव्य-लीप नही होता ? कर्तव्य सिविह॑ण ने करने में 
छनकी कमजोरी का परिचय नहीं मिलता 7 राजा का पूरा जीवन आखिरी दम तक 
अजा-हिंत के ही लिए धरोहर है न पड 
#आपके कथन का भी महत्त्वपूर्ण अर्थ है। परन्तु हमें एक वात नहीं भूलनी 
ब्वाहिए.। जो जन्मता है उसे मरना भी होता हैं; हैनर 
म्हाँ ९! 
“मरण कब होता है; इस बात की सूचना पहले से तो नही मिलती शा 
"नही 7! 
“क्या सभी मानव अपनी इच्छा के अनुसार मरते हैं?” 
“नहीं 0 
“ऐसी हालत में जब अचानक राजा की मृत्यु हो जाय तो उसकी रक्षा में 
रहनेवाली प्रजा की देखभाल को करेगा ! जो मरता है उस पर कर्तव्य-लोप का 
आरोप लगाया जा सकता है ?” 
“मरण हमारा बशवर्ती नहीं । परन्द प्रस्तुत विपये तो [ऐसा नही है। यह 
स्वयंकृत है । जो वशवर्ती नहीं उसकी तुलना ईरस स्वयंक्षत के साथ करना ठीक 


कऋतेव्य-निर्वेहण के लिए, भी कुछ सीमा लर्धारित है। इस लिर्धारित सीमा में रहने 
न रहने का स्वातन्त्य हर ब्यकिति को होना चाहिए। इस व्यक्ति-स्वातन्त्य को 
छीनने का अधिकार किसी को नहीं । तिस पर भी आत्मोल्लति के संकल्प से किये 
जानेवाले सर्वेसंग परित्याग पर कर्तव्य-च्युति का दोष नहीं लगता) क्योंकि कर्तव्य 
लिर्वेहण की उचित व्यवस्था करके ही वे सर्वेसंग परित्याग करते हैं। वे कायरों की 
तरह कर्तव्य से भागते नहीं । मौरे चक्रवर्ती चब्द्रगुप्त जी योग्य व्यवस्था करके ही 
इघर दक्षिण की और आये होंगे पे 

नहीं, सुनने में आया कि उनके ग्रु् भद्ववाहू मुर्ति ने मगध राज्य में वास्‍्ह 
बर्ष तक भयंकर अकाल के पड़ने की सूचना दी थी जिससे डरकर बहुतन्से लोगों 
को साय लेकर वह अकद्र्ती दर्शिण की ओर चले आये 


पहुमहादेवी घात्तला कि । 


“लोग कैसी-कैसी कहानियाँ गढ़ते है ! यह तो ढीक है कि भद्रवाहु मुतिवर्य 
जिकाल ज्ञानी थे। उन्होंने कहा भी होगा । उनके उस कैथन पर विश्वास रखने 
वालों को उन पर दया करके उन्होंने साथ चलने के लिए कहा भी होगा। उ्त 

के कारण केई लोग आये भी होंगे। परन्तु इसे भय का आवरण क्यों 
दें? वास्तविक विपय को तो कोई नही जानता। इस तरह भाव आनंवाला प्भा- 
चन्द्र नामक मुनि हो सकता है। वह तो भद्ववाहु और चन्द्रगुप्त रे आठ सी वर्ष 
वाद का व्यक्ति है। उसने भी इसी कटवपष्र पहाड़ पर 'सल्लेखनब्रतः क्रिया, चुनते 
है। त्रिकाल जानी भद्बवाहु और चन्द्रगुप्त को उनके द्वारा दीक्षित होने के बारे 
में अनेकों ने लिखा है। परन्तु कथा के निरूपण विधान में अन्तर हैं । इसलिए 
पेन्द्गुप्त की दीक्षा का "क्षय जब त्याग ही है तो इन कही-सुनी कथाओं का 
कोई मुल्य न भी है तो कोई हज नही । इसी पहाड़ में भद्रवाहु गुफा भी है ।उत्त- 
में उस महामृुत्रि का पदछाप भी है। उस चरणछाप की प्जा बालक 
थी, ऐसी भी एक कहानी है। यहाँ आये ही नहीं। अकाल पीड़ित 
'पज्य भें खुद रहकर अपने शिष्यात्रणी जरम के नेतृत्व में शिप्यों को पुन्नाट 
राज्य भें भेजकर स्वयं उज्जयिनी में रहकर साउज्य प्राष्ति की, ऐसी भी 
एक कथा है। इस ए उनकी साधना की उपलब्धि मात्र की ओर ध्यान देना 
सही है । ऐसा समझने पर कि थुरु की आज्ञा पालन करने के इरादे से दक्षिण की 
ओर प्रस्थान किया, उसमें कायरता की बात कहाँ उठती है ?” 

“आपके इस कथन से यह विदित ईैआ कि लिखनेवाले के फैल्पना-विलास 
वि बदल) जाती है। इसके आधार पर किसी बात का निर्णय 

नही।” ट्टिदेव मे कहा । 
“यों विचार कर सबकुछ को त्यागने की 7 नही । हमे भी अपने 
अनुभव के आधार पर इन कथानकों मे से >तम विययो को ग्रहण कर उन्हे 
अपने जीवन मे पमन्वित्त कर उत्तम जीवन व्यत्तीत करने में कोई आपत्ति नही। 
इसरों के अनुभवों से उत्तम अंशों का प्रहण करना उचित होने पर भी सब प्रसंगों 
में उनका उधावत्‌ अनुकरण ठीक नहीं। समय और असंग तथा परिस्थिति के अनु- 
सही के चलः 


प्र ना उत्तम है ।” 

“आपका यह कथन स्थितिकर्ता के समय-समय के अवतारों के लिए भी लागू 
हैं। सकता है न गुरुजी ?” अब तक केक्‍्ल चुनती बंठी शान्तला ने वृछा। 

“कहाँ-से-कहां पहुँची अम्माजी 2९ है है 
“धमंग्लानि जब होगी और अधर्म, का योलवाला अधिकाधिक व्याप्त जब हो 
जायेगा तब स्वयं अवततरित होकर धर्म कै उद्धार करने का वचन भगवान्‌ कृष्ण 
ने गीता में स्पष्ट कहा है न ्छ पु 

“हाँ, कहा है ।! 


68 / पटमहादेवी चान्तला 


"उन्होंने पहने मत्स्यावत्ार लिया, फिर कूरें, वराह और नरसिह के रूप में 
अमगः अवतरित हुए । वामन, तिविक्रम का अवतार लेकर फिर अवतरित हुए, 
चही; परभुराम और राम बनकर पुनः अवतरित हुए | फिर कृष्ण के रूप में 
भी अवतरित हुए अर्थात्‌ एक जलचर मत्स्य के रूप से आरम्भ होकर उनके अब- 
तार ज्ञानयोती कृष्णावतार तक क्रमशः बदलते ही आये । इस क्रमशः अवतार 
क्रिया पर ध्यान दिया जाय तो यह विदित होता है कि परिस्थिति को समझकर 
समय के अदुगार धर्म-प्रस्वायन को हो लक्ष्य वनाकर अवतरित इन अवतारों में 
कितना रूपास्तर है। है न गुरुजो ?” शान्तला ने कहा । 

“तो मतलब यह हुआ कि छोटी हेग्यड़ती अवतारों पर विश्वास रखती है, 
यही न?” बीच में विद्विदेव ने कहा । 

/'हुम विश्वास करते हैं--यह कहने से भी यों कहना अधिक उचित होगा 
कि दूसरों का जित्पर दृड़ विश्वात्त है उप्ते हम योग्य मूल्य देते हैं ।” 

“अम्माजी, आपका यह दृष्टिकोग वहुत ही उत्तम है। हममें रूढ़ मूल 
विश्वास जो है उत्से भिन्न कित्ती और विश्वास रखनेवालों के दृढ़ विश्वास पर 
छींटाकशी न करके उदशर दृष्टि से परक्षवा वास्तव में सही मानवधर्म है। यदि 
प्रत्येक व्यक्ति इसी नीति का अनुसरण करे तो धर्म द्वेप का रूप न घरेगा और 
अनावश्यक दुःख बनेश आदि के लिए भी स्थान नहीं रहेगा। खासकर राज्य- 
“निर्वेहेण करनेवाले राजाओं के लिए यह अत्यन्त आवश्यक और अनुकरणी ये नीति 
है । हम जिस पर विश्वास रखते हैं औौर हम जिस मार्ग का अनुसरण करते है 
वही सही है--ऐसा मानकर चलें तो वे राज्य के पतन के लिए निश्चित आधार 
बन जाते हैं। इमीलिए मैंते पहले ही कहा कि इन हमारे हेग्गड़ेजी का परिवार 
एक बहुत ही उतम उदाहरण है। इसी तरह की प्रवृत्ति के कारण उनके परिवार 
में शान्ति विराज रही है। हेग्गड़ेजी की विशाल दृष्टि के कारण हेग्गड़तीजी को 
अपने विश्वास के अनुसार च़म्नते में कोई बाबा नहीं हो पायी है। इसी तरह से 
राजा को नीति और कर्तव्य बड़ पैमाने पर व्यापक है। जब भी मैं हेग्गड़ेजी के 
विषय में सोचता हूँ तो मुझे वे सदा पूजनीय हो लगते है यह उनके समक्ष उनकी 
प्रशंमा छूरते की बात नहीं! यदि उनको इच्छा होती तो हमें यहाँ भेजकर वे 
सीधे जा सकते थे। ऐसा न करके हेगाड़ती के एवं हमारे विश्वास को प्रोत्साहन 
देकर साथ चने आये। इतना ही नहीं, हम जहाँ भी गये वहाँ साय रहक र हमारी 
पूजा-अर्चा में भाग सेते रहे। सम्भवतः जहाँ हम जिननाथ के दर्शन करते है वहीं 
थे अपने आराधष्य शिव का दर्शन भो करते होंगे। यों राज्य संचालन में निरत 
राजाओं के मन में भी विशाल भावना का उद्गम होना चाहिए । हेग्गड्लेजो में यह 

विशालता है, इसे मैंने कई वार अनुभव किया है ।” 

“तो आपका तात्पर्य है कि वाहुबलि में, चन्द्रप्रभ स्वामी में, पाश्वनाथ स्वामी - 


प्रट्टमहादेवी शान्तला / 69 


बातचीत के इस उत्साह में किसी को समय का पता ही नही चला । कृष्ण पक्ष 
की रात्रि का समय था। सारा आकाश तारामय होकर विराज रहा था। शिशिर 
की ठण्डी हवा के झोके क्रमशः अधिकाधिक तीव्र होने लगे । तप हुआ प्रस्तर शीवल 
होने लगा। और उस पर बैठे हुए उन लोगों को सरदी का अनुभव होने लगा ) 

“कविजी, बातों की घुन में समय का पता ही नहीं चला | आज हेग्गड़ती को 
और आप लोगों को निराहार ही रहना पड़ा ।/ 

“क्षेत्रोपवास भी महान्‌ श्रेयस्कर है। यह कटवप्र पर्वत उपवास ब्रत से सायुज्य 
प्राप्ति करानेवाला स्थान है। इसलिए चिन्ता की कोई वात नहीं । यह अच्छा ही 
हुआ | परन्तु अब ओर देर करने से आपके भोजन का समय भी बीत जायेगा । अब 
चलें ।” बोकिमय्या ने कहा । 

“आज सोमवार है व? हमें भी भोजन नहीं करना है ।” 

“मतलव हमें भी सोमवार के निराहार ब्रत का फल मिलेगा न, अप्पाजी ?” 
शान्तला ने प्रश्न किया । 

“हाँ अम्माजी, तुम्हें सदा दोनों तरफ से भी फल मिलता है। जैन-शैव धर्मो 
का संगम बनी हो । मेरी और हेग्पड़ती की समस्त पुजा-आराधना का फल तुम्हारे 
लिए धरोहर है। राजकुमार जी क्या करेंगे पता नहीं ।” कहते हुए मारसिगय्या ने 
उनकी ओर देखा । 

“प्रजा को खुख पहुँचाने का मार्ग ही पोसग्सल वंश का अनुसरणीय मांगे है, 
हेग्गड़ेजी । राजकुमार होने मात्र से मैं उससे भिन्‍न पृथक्‌ मार्ग का अनुसरण कैसे 
कर सकता हूँ ? मुझे भी आप लोगों के पुण्य का थोड़ा फल मिलना चाहिए।” 

“प्रजा के हित के लिए हम सबके पुण्य का फल पोय्सल वंश के लिए धरोहर 
है। इसके लिए हम तैयार है (” मारसिगय्या ने कहा । 

कहीं से घण्टानाद सुन पड़ा। विट्विदेव और शान्तला में एक तरह का 
कम्पनयुक्त रोमांच हुआ । उनकी दृष्टि बाहुबलि की ओर लगी थी । भेंध्रेरी रात में 
चमकते तारों के प्रकाश से बाहुबलि का मुखारविद चमक उठा था। वहाँ प्रशान्त 
मुद्रा दृष्टिगोचर हो रही थी । किसी आमन्तरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर दोनों मे 
दीघंदण्ड प्रणाम किया । 

द्वारपाल रेविमय्या ने उनको कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा । कुछ क्षण बाद 

दोनों उठे है 

“अब चलें ।” कहते हुए मार्रासगय्याजी भी उठ खड़े हुए । क्या यह कहना 
होगा कि सवने सम्मति दी ? एक प्रशान्त मनोभाव के साथ सब अपने-अपने शिविर 
पर वापस आ गये । 


ह पट्टमंहादेवी-बान्तुलां 200 2 


सोसेऊर लौटना था, अतः निर्गय किया गया कि वाणऊढरु तक वह इन लोगों के 
साथ चलें, फिर जावगल्लु से होकर सोसेऊरु जायें। इस निश्चय के बाद आदिरी 
वक़्त शातला ने कहा, “अष्पा जी, सुनते हैं कि शिवगंगा शवों के लिए एक महान्‌ 
पुष्पक्षेत्र है । यह वात गुरुजी ने कही थी। वहां होते हुए वलिपुर जाया जा 
सकेगा न?” 

“पहले ही सोचा होता तो अच्छा था ने, अम्माजी ! हमारे साथ राजकुमार 
भी तो आये हैं।” कहकर यह बात जताई कि अब नजायें तो अच्छा है। 
मारसिग्य्या ने अपना अभिमत स्पप्ट किया, सलाह का निराकरण नही किया 


“आप लोग शिवगंगा जायेंगे तो मैं भी साथ चलूँगा ।” विट्विदेव ने कहा 
“युवराज को वताकर नहीं आये हैं। यदि आपको सोसेऊरु पहुँचने में विलम्ब 
हो गया तो हमें उनका कोपभाजन बनना पड़ेगा ।/ 
“रक्षक दल से किसी एक आदमी द्वारा चिट्ठी लिख भेजी जाय वह उसे पहुँचा- 
कर सीधा शिवगंगा को ही पहुँच जायेगा ।” विट्टिदेव ने कहा। 
मारसिग्य्या ने रेविमय्या की ओर देखा । 
परिस्थिति को पैमेझकर उसने कहा, “हेग्गड़ेजी, आप चिन्ता न करें; मैं 
खुद हो आाऊँगा । युवरानी जी से कहकर उनसे पहले स्वीकृति पा लें तो बाद 
को कोई अड़चन नहीं रहेगी ।” रेविमय्या के ईस कथन में मारसिंगय्या और 
बिट्टिदेव की सहायता मात्र की नहीं, शान्तला की सलाह की मान्यता भी थी । अब 
यात्रा का भार्ग बदल दिया गया। रेव्मिय्या सोसेऊरु की तरफ रवाना हुआ । 
इन लोगों ने शिवगंगा की ओर प्रस्थान किया 
हरेसावे, यडियूरु, सोलूरु होते हुए वे शिवगंगा जा पहुँचे । चारों दिशाओं 
पार अलग-अलग रूपों में दिखनेवाले शिवगंगा के इस पहाड़ को देखकर 
बिट्विदेव और शान्तला सोचने लगे कि इसे किसी शिल्पी ने गढ़ा होगा। इन्द्रगिरि 
अह्ान में बाहुबलि के रूप को गढ़नेवाले उस शिल्पी ने यहां भी चारों दिशाओं 
से दर्शनीय चार रूपों में 'ढ़कर निर्माण किया है, उसमें उस महान्‌ शिव-शक्ति 
की विशिष्ट महिमा की प्रतीति इन दोनों बच्चों के मन में होने लगी। पूरव 
को ओर से देखने पर शिवजी के वाहन नन्‍्दी का दर्शन होता है, उत्तर की 
तरफ से लिग रूप में, पश्चिम दिशा से ऊमार गणपति जैसा और दक्षिण से 
शिव जी के आशृपण नायराज जैसा दिखनेवाला वह पर्वत शिव जी का एक 
अपूर्व संदेश-सा लगा उस दोनों को। वे अतःकाल उठकर नहा-धोकर 
पहाड़ पर चढ़े। भा-बेटी ने _न्तरगंगा की पूजा की । फिर भगवान के दर्शन 
किये। पहाड़ की सीधी चढ़ाई और शरीर की स्वूलता के कारण हेग्गड़ती 


727 पदमहादेवी धान्तला - 


माचिकब्वे ने उस चट्टान पर के नन्‍्दी तक पहुँचने में अपनी असमर्थता प्रकट 
ककी। ! 

#इन्द्रगिरि पर एकदम चढ़ गयो,थीं न अम्मा ?” शान्तला ने सवाल किया। 

“वहाँ चढ़ने को शक्ति बाहुबलि ने दो थी ।” माचिकब्बे ने कहा । 

“वहाँ अप्पाजी को शिवजी ने जैसी शक्ति दी, वैसी यहाँ बाहुबलि तुम्हें शक्ति 
देंगे, चलिए ।” शान्तला ने अपना निर्णय ही सुना दिया । 

“उसको क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहती हो, उसे रहने दो, अम्माजी। वह 
जब महसूस करती है कि चढ़ नहीं सकती तो उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए । 
अपने पर भरोसा न हो तो किसी को उस कार्य में नहीं लगना चाहिए ! चलो, हम 
चलें | कविजी आप आयेंगे न ?” मारसिगय्या ने पूछा । 

“क्यों चढ़ नहीं सकूंगा, ऐसी शंका है ?” बोकिमय्या ने सवाल किया। 

“ऐसी बात नहीं, सीधी चढ़ाई है। जो आदी नहीं उन्हें डर लगता है। 
इसलिए पूछा ४” 

“डर क्यों ?” 

“कहीं अगर फिसल जायें तो हड्डी तक नही मिलेगी ।” 

“यदि ऐसा है तो क्षेत्र-मरण होगा । अच्छा ही है न ?” 

“ऐसा विश्वास है तो चढ़ने में कोई हजे नहीं |" 

सब चढ़ चले । माचिकब्बे भी पीछे न रही। संक्रांति के दिन पहाड़ के शिखर 
पर जलोड्धव होनेवाले तीर्थस्तम्भ को देखा । लेकिन पहाड़ी की चोटी पर के नन्‍्दी 
की परिक्रमा के लिए साचिकब्बे तैयार नही थीं, इतना ही नहीं, विट्टिदिव और 
शाम्तला को भी परिक्रमा करने से रोका । इसका कारण केवल डर था । क्योंकि 

नन्‍्दी के चारों ओर परिक्रमा करनेवालों को पैर जमाने के लिए भी पर्याप्त स्थान 
नहीं था, इसफे अलावा चारों ओर गिरने से बचाने के लिए कोई सहारा भी नहीं 
था। नन्‍दी का ही सहारा लिया जा सकता था। थोड़ी भी लापरवाही हुई कि 
फिसलकर पाताल तक पहुँचेंगे। ऐसे कठिन परिसर में स्थित नन्‍्दी को देखने मात्र 
से ऐसा लगता है कि बस दूर से ही दर्शन-प्रणाम कर लें। स्थिति को देखते हुए 
सहज ही ऐसा लगता है। मरण कौन चाहता है? फिर भी माचिकब्बरे की मनाही 
को किसी ने नही माना । सबने नन्‍्दी की परिक्रमा की । आगे-आगे मारसिंगय्या, 
उनके पीछे विट्टिदिव और उसके पीछे शपल्तला, शास्तला के पीछे बोकिमय्या, 
गंगाचारी और उनके परिवार थे; इन सबके पीछे सेवकवृन्द। 

मारपिंगय्या जो सबसे आगे थे, एक बार फाँदकर नन्दो के पास के मूल 
पहाड़ पर जा पहुँचे ! विट्टिदिव भी फाँदकर उसी मूल पहाड़ पर पहुँच गया । परन्तु 
शान्तला को ऐसा फाँदना आसान नहीं लगा। यह देख विट्टिदेव ने हाथ आगे 
बढ़ाये । उनके सहारे शान्तला भी फाँद गयी। फाँदने के उमर जोश में सीधे 


पटमहादेवी शानतला / 73: 


न 
यड़े न होकर यह जैसे विद्विदेव के हायों में लटक गयी। पास ये सारसिग्य्या ने 
तुरन्त दोनों को अपने बाहुओ में सेमाल लिया। यदि ऐसा ने करने तो दोनों सुदक 


जाते और घायल हो जाते। माचिकत्े ने स्थिति को देघा और कहा, “मैंने पहने 





“अब क्‍या हुआ ?” पूछा । 

“देखिए, दोनों कैसे कांप रहे हैं।" ब्यग्र होकर माचिकब्चे ने कहा। 

“नहीं तो ।" दोनों ने एक साथ कह उठे। 

कहा तो सही । परन्तु उन दोनों में पुलकित कम्पत नो हुआ उसने, भय वा 
नहीं, किमी अपरिचित सन्तोय का आनन्द पैदा कर दिया था। उसका आमाम 

माचिकब्दे को नहीं हुआ था । 

सभी सेवक-वृर्द परिक्रमा कर आये। इस क्षेत्र दर्मत का पुष्प फल प्राप्त करना 
हो तो यहाँ इस ननन्‍्दी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, सो भी प्राणों क्य मोह 
त्यागकर। यह आस्या सभी भक्तों में हो गयी थी और सभी इस विधान को 
आचरण में लाते थे । 

ान्तला के मन में यह भावना बनी रहीकि माँ को क्षेत्रदर्शत का वह, 
भाग्य नहीं मिल सका । इसलिए उसने माँ से कहा. “माँ, आप भी इस मन्‍दी की 
परिक्रमा करतीं तो अत्र-दर्शन के पुष्य को प्राप्त कर सकती थी।” 

“बह तो वेलुगोल में ही मिल चुका है !” माचिकब्वे ने कहा। 

“यहाँ भी मिले तो अच्छा ही होगा न?” भान्तला ने फिर सवाल किया। 

“उसकी तरफ से उसके लिए मैं ही एक बार और परिव्रमा कर आऊंगा। 
कहते हुए मारसिंगय्या किसी की सम्मति की प्रतीक्षा किये बिना ही चले गये 
ओर एक परिक्रमा के बाद लोटकर बेटो के पास य्टे हो गये ओर बोले, “अम्माजी, 
अब तो समाधान हुआ न? पुम्हारी माँ को भी उतना ही पुष्य मिला जितना 
हमें ।” 

“सो कैसे अप्पाजी, आपने जो पुष्य अज॑न किया वह आपका | वह बॉटकर 
अम्मा को कैसे मिलेगा ?” शान्तला ने पूछा । 

“पाप का फल बेंटता नही, अम्माजी । वह अजित स्वत्व है। परल्तु पुष्य ऐसा 
नही, वह पति-पत्नी में बराबर बेट जाता है। यह हमारा विश्वास है।” 

“माँ को यहाँ पुष्याजंन जब नही चाहिए तव उसे आजित करके देने की आपको 
क्या आवश्यकता है ?” शान्तला ने प्रश्त किया। 

“यही तो दाम्पत्य जीवन का हस्य है। जो माँगा जाय उसे प्राप्त करा दें तो 
वह सुषर देता है। परन्तु वांछा को समझ, मांगने से पूर्व ही यदि प्राप्त करा दिया 


जाय तो उससे सुख-संतोप अधिक मिलेगा। यही तो है एक दूसरे को समझना और 
परस्पर अटल विश्वास |” 


74 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“पुरुष और स्त्री दोनों जब पृथक्‌यृथक्‌ हैं तव एक-दूजे को सम्पूर्ण रूप से 
समझना कैसे सम्भव ? अनेक विचार अन्तरंग में ही, एक दूसरे की समझ में न 
आकर, टकराकर रह जाते है।” 

“जब तक पृथकत्व की भावना बनी रहेगी तव तक यही हाल रहता है। अलग- 
अलग होने पर भी पुरुष और स्त्री एक हैं, अभिन्‍न हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। 
अधंनारीश्वर की यही मघुर कल्पना है । शरीर का आधा हिस्सा पुरुष ओर शेप 
आधा स्त्री रूप होता है। ये जब एक भाव में संयुक्त हो जायें तो अभिन्‍न होकर 
दिखते है । यही अध॑नारीश्वरत्व का प्रतीक दाम्पत्य है। इसी में जीवन का सार 
है। क्‍यों कविजी, मेरा कथन ठीक है न ?” 

“सभी दम्पतियों को ऐसा अभिन्‍न भाव प्राप्त करना सम्भव है, हेग्गड़ेजी ?” 

“प्रयत्न करने पर ही तो दाम्पत्य सुख मिलता है ! पृथक्‌-पृथक्‌ का, एक 
बनना ही तो दाम्पत्य है। पूयक्‌ पृथक्‌ ही रह गया तो उसे दाम्पत्य कहना ही नहीं 
चाहिए। उसे स्त्री-पुरुष का समागम कह सकते है ।" 

“यह बहुत बड़ा आदर्श है। परन्तु ऐसी मानसिकता अभी संसार को नहीं हुई 
है ।” 

“हमारी अयोग्यता इस बुनियादी तत्त्व को गलत अर्थ देने का साधन नहीं 
होना चाहिए।” 
है “हाँ ठीक है; इसीलिए लक्ष्मीनारायण, सीता-राम, उमा-शंकर कहते है। 

न?” 

“दुनिया का सिरजनहार परमात्मा अपना कार्य, यह सृष्टि, करके उसकी इस 
विविधता और विचित्रता को देखकर सन्तोप पाता होगा ।” 

“हम सब जेब उसकी संतान है तब उसे सन्‍्तोष ही होगा। मुझे एक नया 
अनुभव आज हुआ है, हेग्गड़ेजी ।” वोकिमय्या मे कहा 

दोनों शिष्य गुरुजी की वात सुनकर उनकी ओर देखने लगे | उनकी उस दृष्टि 
में उस नये अनुभव की बात सुनेने का कुतूहूल था। वोकिमय्या को इसका 
भान हुआ वो उन्होंने कहा, “नन्‍्दी के सींगों के वीच से वहाँ के शिवलिंग को क्‍यों 
देखना ही चाहिए, यह मेरे मन में एक समस्या है ।” 

“आपने भी देखा था ?” मारसिंगय्या ने प्रश्न किया । 

“इसके पहले नहीं देखा था । यहाँ नन्‍दी के सामने तो लिग है नहीं । फिर भी 
परिक्रमा के बाद आपने सीगों पर उँगलियाँ रखकर उनके बीच में से क्या देखा, 
सो तो मालूम नहीं पड़ा। आपकी यह क्रिया भी मुझे विचित्र लगी। इसीलिए मैंने 
भी देखा ।/ 

“आश्चर्य की वात यह है। आँखों को चकचौंधया देनेवाला प्रकाश दिखायी 
पड़ा मुझे !/ है ४ 


पह्टमहादेवी शञान्तला / 75 


“तब तो आप धन्म हुए, कविजी ? भिक मे आपको तेजोरूप में दर्शन 
दिया।! 


“तैजोरूप या ज्वालारूप 7? 

“मन्मय कामदेव के लिए बह जया जा है। भक्तों के लिए यह तेजोरूप है। इस- 
लिए ईश्वर आपसे सन्त है।” मारप्तिगय्या ने कहा । 

“जिनभक्त को शिव साक्षात्कार ? 

“यही तो है भिन्‍नता मे पकता। इसके ज्ञान के न होने से हो हम गड़बड़ 
में पड़े हुए है। जिन, शिव, विष्णु, बुद्ध, सब एक हैं। आपको जो साक्षात्कार हुआ 
वह केवल मानव मात्र को हो सकनेवाला देव साक्षात्कार है, वह जितभवत को 
प्राप्त शिव साक्षात्कार नही ।” 

“बहुत बडी बात है। मैं आज का यह दिन आजीवन नही भूल सकता, 
हेग्गड़ेजी। आपकी इस अम्माजी के कारण मुझे महान्‌ सौभाग्य आप्त हुआ। 

“असुया-रहित आपके विशाल मन की यह उपलब्धि है । इसमें और किसी 
का कुछ भी नही। चत्तें, अब उतर चलें।" मारसियय्या ने मूचित किया । 

“अप्पाजी, मैंने मन्‍्दी के सीमों के बीच से नही देखा । यों ही, चली आगी। 
एक बार फिर परिक्रमा कर देख आऊँ 2” शान्तला ने पृछा। 

आज नहीं, अम्माजो। भाग्य की बात है कि कल ही शिवरात्रि है । यहां 
रहेंगे ही। फिर है, उप्त दिन प्रस्थान नहीं । तात्पय यह कि अभी तीन- 

ओर एक 


व उतर आये। इस बीच रैविमय्या भी आ. पहुँचा था। सबको आश्चर्य हुआ। 

आरत्िगय्या ने पृछा, रैविमय्या, यह क्या, बिना विश्राम किये हो चले 
आये ? राजकुमार की रक्षा क्या हमते नहीं हो चकेगी, इसलिए इतनी जल्दी 
लौट आये ?” 

“राजकुमार और अम्माजी को सदा देखता ही रहें, यही मेसे आशा-आकांक्षा 
है हेगगड़ेजी। मेरी डैस अभिलापा का पोषण कौन करेगा ? और फ़िर इन दोनों 
को देखते रहने का जो मौका अब मिला है, इसका उपयोग करने की 
मेरी अपनी आकांक्षा थी, इसी कारण भाग आया । आप लोगों के पहाड़ पर 
अदने से पहले हो आना चाहता था। पर के हो सका। वह मौका चूक यया ।” 
रेविमय्या ने कहा। 

कुछ भी नही चूका । यहाँ तीव-चार दिन हिना तो है ही । यहाँ दुसरा क्या 

! पहाड़ पर चढ़ आयेंगे एक और बार ।” मार 


रे 


को बढ़ने # देने के इरादे 


अजिकुमार आप 
परन्तु अभी कुछ राजल 
ही होगा । कोर हू राजकुमार के आप 
पोखमुद्वातों गे को आलू नही पेनी 
से भारसिग्य्य बोले, 
आदेश के कीच 'ेई विज्ञेप 
हैग्गड़ेजी | है। (क्यों बच को बार 
फू उहीन ते हो गे है। इसका रहस्य मातृ 
कहा । 
पैम्हारा स्तान 


लो पथ कही भी जाये, 
तक कारणों के राजकुमार 
पिच्चोगोके पाय यहाँ आने 
नी चाहिए |” ने 

अ्भु पेथमी है, बहुत 
अरपली लग; इसलिए 
कीरसमुद्र से 


लौटने के वाद 
गैही हुआ ० रेविमय्या के 


कराकर प्रतीक्षा 
पैव लोग के ग्ये। 


काल रेविमय्था, शान्तला, विट्विदेव और वोकिमय्या ने पर्वतारोहण किया, बोर 
उस चोटी पर चढ़कर ननन्‍्दी की परिक्रमा की । नन्‍्दी के सींगों के बीच से पर्वत 
शिखर को देखा । शान्तला और विट्विदेव को सीगों तक पहुँच पाना न हो सकने 


चारों प्रहर की पूजा के अवसर पर शान्तल्ा की नृत्य-गान-सेवा शिवापित 
हुई। नृत्य सिखानेवाले गयाचारी बहुत प्रसन्‍्न हुए। अपनी शिप्परा को जो वृत्न 
सिखाया था वह नादब्रह्म नटराज को समर्पण करने से अधिक संत्ोप की वात और 
क्या हो सकती है ? गगाचारी ने कहा, “अम्माजी, जानाधिदेवी शारदा तठुम पर 
प्रसन्‍न है । तुम्हारे इप्टदेव भी प्रसन्‍न हैं। और अब यह नादब्रह्म नटयाज 
भी तुम पर प्रसन्न हो गये। शिवगंगा में प्रादुभू त शुद्ध निर्मल अस्तरगंगा की तरह 
तुम्हारी निर्मल आत्मा की अधिकाधिक प्रगति के लिए एक सुदृढ़ नीव बन गयी। 
है न कविजी २” गंगाचारी ने कहा । हर 

“हाँ आचार्य, इस वार की यात्रा के लिए प्रस्थान एक बहुत अच्छे मुहूत्त में 
हुआ है। इस सबका कारण यह रेव्मिय्या है ।” बोकिमय्या ने कहा । कं 

“मैं एक साधारण सेवक, वलिपुर भेजना मेरा अहोभाग्य था। मेरे मन में 
ही सड़े पुराने दु:ख को बहाकर उसके स्थान पर पविन्न और नयी प्रेमवाहिनी 
बहाने में यह सब सहायक हुआ । यह किसी जन्म के पुण्य का फल है। भिन्‍त-भिल 


“वह कैसे सम्भव है, कविजी !” 

“तुम्हें कौन-सा पक्वानन इच्ट है ?” 

“तेल से भुना वैगन का शाक।! 

“इस शाक को खाते पैमय यदि रेविमय्या की याद आ जाय ओर यह तुम्हारे 
लिए अत्यन्त प्रिय है, इसकी कल्पना ही से यह तुम्हारे पास ही है, ऐसा लगेगा। 
इसी तरह मेवियों की खीर जब तुम आस्वादन करोगे और सोचोगे कि यह अम्माजी 
के गुर के लिए बहुत प्रिय है तो मैं और अम्माजी तुम्हारे ही पास रहने के बरावर 
हुए न ? ऐसा होगा। तैया यह आसान नही ?” 

“अ्यत्त करूँगा। सफल हुआ तो बताऊँगा ।” रेविमय्या ने कहा । 


78 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“यहाँ विराजमान शिव ने दर्शन नही दिया (2 


पट 


“देना चाहिए था ने ? नटराज तुमसे असन्‍्न है, कहा न वाट्याबाय 

ने?! 
“भावुकतावश कहा होगा। बह शिव्य-प्रेम का संकेत है; उनकी प्रसनलता का 

प्रदर्शन, इतना ही।” 

“जिस प्रकाश के देखा उसका क्या माने हैं ?” विट्टिदेव ने पूछा। 


रे आप आप ही । जब से सोसेऊरु में आये तब से समथ--करीब-करीब एक 
महीने का यह समय क्षणों में बीत गव्य-त्ता लगता है। फिर ऐसा मौका कब 
कौन । 


“मुझे भी वैसा ही लगता है। वाणऊरू पहुँचने का दिन क्योंकर विकट 


और युवराज को मेरे प्रणाम कहें । आपके छोटे भाई 
को मेरी याद दिलावें। आपके बड़े भाई जी तो दोस्समुद्र में है, उन्हें प्रणाम 
पहुँचाने का कोई साधन नहीं । रेविमय्या ! राजकुमार को शीघ्र वलिपुर लाने 
की तैयारी करेंगे ?” 
>“माजी, यह मेरे हाथ की 'ति नहीं। फ़िर भी प्रयत्न करूँगा । यहाँ 
आप दोनों। और नह अदृश्य क्षेत्रताय ईश्वर, इतना 
ही । अस्यत्र कही और किसी से कहने का पाहस मुझमे नही है। अगर कहूँ तो लोग 
मुझे पागल समझेंगे। 'रन्‍न्तु कहे बिता अपने ही मन में दवाकर रख सकने की 
शक्ति मुझमें नहीं है। आप लोग भी किसी से न कहें । अपने मन के बोझ को 
>पारने के लिए मैं कह देता हैं । यदि आप लोग भी मुझे पागल कहें तो भी कोई 
चिन्ता नहीं । उस दिन रात को कटकक्‍ग्न पहाड़ पर आप दोनों ने माया टेककर 
वाहुबलि को प्रणाम किया या, याद है ?” ५ 
“हाँ है।” दोनों ने एकसाथ कहा । कहते हुए दोनों उत्तरना बन्द कर खड़े 
तब तक वे मन्दिर के द्वार पैक नोचे उतर चुके थे | 
“तभी मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा । ईन्‍्द्रगिरि के बाहुबलि स्वामी की सचेतन 
मृि अलंकृत होकर जैसे अभी यहाँ चिक्कप्पाजी को जिस रूप में दर्शन हुआ, 
टीक वैसे ही दिखायी पड़े और उन्होंने अपने दीप बाहुओं को पस्ारकर आप 
दोनो को आशीर्वाद दिया। अम्माजी और चिक्कप्पाजी, आप दोनों का जीवन 
हो भगवान के आशोर्वाद से कदूसरे में समाविष्ट हो, यह मेरी हादिक 
आकांक्षा है । मैं एक साधारण व्यक्ति पजमहत् का द्वारपल सात्र हैं। मेरी इस 


50 / पहमहादेवो चान्तला 


आकांक्षा का सुल्य आँकेगा कौन ? इस तरह से आप लोगों के विषय में आशा 
भरी आकांक्षा रखने का मुझे क्‍या अधिकार है ? खैर; इस बात को रहने दें । 
यह जो मैंने कहा इसे आप लोग अपने तक ही सीमित रखें ! किसी से न कहें ।” 
यह कहकर चकित हो सुनते खड़े उन बच्चों को अपलक देखते लगा। 

फिर स्त्र मौन व्याप गया। शान्तला और बिट्टिदेव का अस्तरंग क्या 
कहता था सी अन्तर्यामी ही जाने । परन्तु दीनों की आँखें मिली । मुँह पर स्नेह के 
लघु हास्य की एक रेखा खिंच गयी । कोई कुछ न वोला। ज्यों-के-त्यों मौन खड़े 

रहे। 

“किसी से नहीं कहेंगे न ? वचन दीजिए !” कहते हुए रेविमय्या से अपनी 
दायी हथेली आगे बढ़ायी | शान्तला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। बिट्टि- 
देव मे भी अपना हाथ रखा । रेविमय्या मे उन दोनों के छोटे शुद्ध हाथों को 
अपने दूसरे हाथ से ढक लिया और उन्हें वैप्ते ही छाती से लगाकर कहने लगा, 
“हे परमेश्वर ! ये दोनों हाथ ऐसे ही सदा के लिए ही जुड़कर रहे, यह 
आश्वासन दें ।/ कहते-कहते आँखें डबडवा आयी । 

दुरन्त हाथ छुड़ाकर बिट्टिदेव ने पूछा-- 

/'क्यों, क्या हुआ, रेविमय्या २” 

“कुछ नहीं हुआ । रेविमय्या का हृदय बहुत कोमल है। उसे जब बहुत 
आनन्द होता है तब उसकी स्थिति ऐसी ही होती है । अब चलें, देर हुई जा रही 
है। कोई फिर खोजता हुआ इधर आ जायेगा ।/ शान्तल। ने कहा । 

तीनों नीचे उतरे। कोई किसी से बोला नहीं। मौत रहे। वाणऊरु तक 
दोनों के अलग-अलग होने तक यह मौन बना रहा । हेब्वूर, कडब, तुरुवेकेरे होते 
हुए वाणऊरु पहुँचने में तीन दिन लगे। तीनों दित सबको मौन रहते देख 
रेविमय्या ने पूछ ही लिया-- 

“यह मौन क्‍यों ?” 

“जब एक दूसरे के अलगाव का समय निकट होने लगता है तब ऐसा ही 
हुआ करता है !” मारसिंगय्या ने कहा | बिट्टिदेव और शास्तला मौत भाषा 
में ही एक दूसरे से विदा हुए | शेष लोगों ने युवराज और युवरानी के पास 
अपनी कृतज्ञतापूवेक वन्‍्दना पहुँचाने को कहा। विदा के समय माचिकलब्वे की 
आँखें आँसुओं से भरी थीं। सोसेऊ5 और वलिपुर जानेवाले दोनों दल पृथकू- 
पृथक अपने-अपने गन्तव्य स्थान पहुँचे । 

दिन व्यतीत होने लगे। 


पट्टमहादेवी शान्तता / 87 


वाणऊर से बिदा होने के घाद बिट्विदेव, रेविमय्या वर्गरह, यदि चाहते तो 
आवगल्लु, दोरसमुद्र और वेलापुरी से होकर सोसेऊर पहुँच सकते थे। प्स्तु 
रेविमय्या ने प्रभु से जो आदेश पाया था उसके कारण इस रास्ते से जाना नहीं 
हो सका था। इसलिए वे जावगल्लु, वसुधारा से होकर सोसेऊरु पहुँचे । वास्तव 
में वे रास्ते में कही नही ठहरे; वाणऊरु से चुवह का नाश्ता कर खाना होने के 
वाद एकदम सीधा शाम तक सोसेऊरु ही पहुँचे । हे 

उुकरानी जी राजकुमार के सकुशल पहुँचने पर बहुत खुश थीं। उनको इसमें 
कोई सन्देह नहीं था कि पजकुमार की सुरक्षा व्यवस्था में कमी ने रहेगी। 
फिर भी मन में एक आतंक छाया रहा । वासकर दोससमुद्र में अपने पतिदेव 
के मन को परेशान करनेवाली घटना जो घटी, उसका परिचय होने के बाद 
युवरानी के मन में, पता नही क्‍यों, एक परह का आतंक अपने-आप पैदा हो गया 
था। जिस बात से प्रभु परेशान थे उसका इस आतंक भावना से कोई सरोकार न 


भनोभाव को जानकर बहुत सन्तुष्ट हुई। वह सोचने लगी कि इस तरह का 
विशाल मन और टी हृदय सिहासनारढ़ होनेवाले में हो तो प्रजा के लिए और 
उसकी उन्नति के लिए कितना अच्छा रहेगा। सोसेऊरु लौटने के बाद रात को 
अपने पतिदेव युवराज एरेयंग प्रभु ने जो बातें बतायी थी वे सारी बातें एक-एक 
कर स्मरण हो आयी। 


इसका तात्पय यह कि मेरे स्वामी एरेयंग प्रभु का भहाराजा बनता इस 
मरियाने दण्डनायक को वाछतीय नही। कंसी विचित्र बात है। खुद महाराजा ने 
इस बात की स्वयं इच्छा प्रकट की, उसी बात को एक पेचीदगी में उलझाकर 
सबराजा के ही मुँह से नाहों कहलाना हो तो इस ऊतन्त्र के पीछे कोई बहुत बड़ा 
स्वार्थ निहित होना चाहिए । प्रधान गंगराज ने भी दण्डनायक मरियाने की 
वात को पुष्ट करते हुए सकारान्तर से उसी का अनुमोदन किया । इससे यह स्पष्ट 
मासूम होता है कि पहने से ही विचार-विभिमय कर लिया गया है। बड़ी 
महारानी कैनेयव्वरसि जी में भातृ-वात्सत्य से इस भरियाने को कहीं से उठा- 
कर आज उम्र इस फिर तक ला विदाया ! उसका विवाह कराकर बड़ा 
बनाया। अपनी योग्यता से अधिक अधिकार पा जाने पर अधिकार की पिपासा 
चढ़तों गयी। अपने अधिकार को ईैंढ़ बनाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने का 
प्रयत्न कर रहा है पह | इस अधेड़ उम्र में भी पुनः प्रधान जी की वहन से अपना 


82 / पट्टमहादेवो चान्तता 


पे कहा। 
“मतलब कि तुम्हें सव बातें मालूम है ?” ४ 
सेब कुछ सभी को मालूम नहीं होता। राजमहल में बहुत-सी बातों को देख- 
कर वातावरण को परखकर समझना पड़ता है। अन्तरंग सेवक होने के कारण 
नह एक तरह से हमारी समझ मेंआतो जाती है। यह अनुभव से प्राप्त वरदात * 
सकता है और एक अभिशाप भी ।” रेविमय्या ने कहा। 


“अप्पाजी, आपको इतिहास भी पढ़ाया गया है न?” 

“हाँ, पढ़ाया है।” 

“अनेक राज्यों के पतन और नये राज्यों के जन्म के वियय में आपको जात- 
कारी है न ? इसका क्या कारण है ?” * 

“स्वार्थ ! केवल स्वार्थ ।” 

इतना ही नही, छोटे अप्पाजी; विश्वासद्रोह। अगर मुझ जैसे विश्वास- 

पात्र व्यक्ति द्रोह कर बैठे तो वह शाप ने होगा? समझ लो कि मैं सारा रहस्य 
जानता हूँ और यदि मैं उस 'पहेस्यमय विषय को अपने स्वायं-साधन के लिए उप- 
योग करूँ या उपयोग करने का प्रयत्न करूँ तो वह द्रोह की ओर मेरा प्रथम 
चरण होगा। है न ? प्रभु से सम्बन्धित किसी भी बात को उनकी अनुमति के बिना 
हमें प्रकट नही करना चाहिए ।” 

“मतलब है कि यदि मुझसे कहें तव भी वह द्रोह होगा, रेविमय्या ? मैं तुम्हारे 
प्रभु का पुत्र और उनके जुख-दु:खों में सहभागो हैं।” ह 

“पिता पर बेटे ने, भाई पर भाई ते विद्रोह किया है, इसके कितने ही उदाह- 
रण मिलते है, अप्पाजी । हैं न ? आपके विषय[में मुझे ऐसा सोचना नही चाहिए। 
मैंने केवल बात बतायी। क्योंकि बड़े होने पर कल आप पर क॑ सी-कंसी जिम्मे- 
दारियां आ पड़ेंगी, ईश्वर ही जाने । असकर तब जब बड़े अप्पाजी का स्वास्थ 
9... दी चिन्ताजनक रहा करता है तो वह जिम्मेदासे ज्यादा महान्‌ होगी। 


“मां ने कई बार इस बारे में कहा है। मैंने मां की कसम खाकर यह वचन 
दिया है कि भैया की रक्षा में मेरा प़मग्र जीवन धरोहर है ।” विट्टिदेव ने कहा। 

“यह में जानता हे, छोटे अप्याजी । अब यहाँ इस विपय को छोड़ दें। रात में 
महल में चर्चा करेंगे ।! 

“तो इस बीच पुम अभु से अनुमति पा सोगे, रेविमय्या ? वही करो | तुम्हारी 
स्वामिनिष्ठा भेरे लिए भी रक्षा केवच बने 47 

रेविमय्या का घोड़ा दो कदम आगे बढ़ा। बिट्टिदेव के घोड़े से हाय-भर की 
दूरी पर रेविमय्या खड़ा रहा। “छोटे अप्पाजी, आपने कितनी: बड़ी वात कही + 


84 / पट्टमहादेवी शान्तला 


मुझमें उतनी योग्यता कहाँ ? मुझे आपने एक दुविधा से पार कर दिया। मैं इसके 
लिए आपका सदा के लिए ऋणो हूँ) यह मेरा जीवन प्रभु के लिए और उनकी 
संतति के लिए धरोहर है।” कहते हुए उनकी आँें आँसुओं से भर आयीं। 
विटिटिदेव ने इसे देखा और यह सोचकर विः इसके सन को और अधिक परे- 
शानी में नहीं डालना चाहिए, कहां, “अब चलो, लोट चलें।” उत्तर की प्रतीक्षा 
पकिये बिना हो अपने टट्टू को मोड़ दिया। 
दोनों राजमहल की ओर रवागिहुए। 


उधर दोस्ममुद्र में मरियने दण्डडायक के घर में नवोपनीत वदु वल्लाल कुमार 
के उपनीत होने के उपलक्ष्य में एक प्रीतिभोज का आयोजन किया गया था! 
महाराजा विनयादित्य मे इसके लिए सम्मति दे दी थी। इसीलिए प्रवन्ध किया 
जा सका। आमतौर पर ऐसे प्रीति-भोजों के लिए स्वीकृति भिल जाता आसान नहीं 
था। प्रभु एरेयंग ओर एचलदेवी यदि उस समय दोरसमुद्र में उपस्थित रहते तो 
यह हो सकता था या नहीं, कहा नहीं जा सकता। अव तो चामव्वा की इच्छा के 
अनुमार यह सब हुआ है। कुछ भी हो वह प्रधान मन्‍्त्री गंगराज की बहन ही तो 
है। इतना ही नहों, वह मरियाने दण्डनायक को अपने हाथ की कठपुतली 
चनाकर नचाने की शक्ति और युक्त दोनों में सिद्धहस्त थी। उसने बहुत 
जल्दी समझ लिया कि कुमार वललाल का मन उसकी देटी पदूमला की ओर आक- 
पित है। ऐसी हालत में उसके मन की अभिलापा को पूरा करने के लिए बहुता,्रतीक्षा 
करने की ज़रूरत नहीं, इस वात को वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। ऐसा 
समझने में भूल ही क्या थी ? उसे इस बात का पता नहीं था कि अभी से उतके मने 
को अपनी ओर कर लूँ तो पोछ्े चलकर कौब-कौन से अधिकार प्राप्त किये जा 
सकेंगे ? वह दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह समझती थी । इसी वजह से आयु में 
बहुत अन्तर होने पर भी वह मश्याने दण्डनायक की दूसरी पत्नी बनी थी। 
उसे पहले से यह मालूम भी था मरियाने की पहली पत्नी के दी लडके पैदा हुए 
थे । दाद में सात-आठ वर्य बीतने पर भी वह गर्भ धारण न कर सकी थी। वह 
बोमार थी और उसे बच्चे न हो सकते की स्थिति का पता भी चामव्या ने दाई 
से जान लिया था| ऐसी ऊँची हैसियतवालों के घर में लड़कियाँ जन्म लें तो उन्हें 
राजघराने में सम्मिलित करना उस जमाने में कठित नही था,। पर राजघराने की 
लड़की को अपने घर लाकर अपनी प्रतिष्ठा-हैसियत बढ़ाने का मौका कम मिलता 


पट्टमहादेदी शास्तला / 85- 


था। इसलिए युवराज के लड़के के लिए, हद लड़की की माँ बन जाने और महा- 
राज की सास बनने की वलवती इच्छा चामव्वा को रही आयी। प्रतिदिन अपनी 
आराध्या वासन्तिका देवी से भी यही प्रार्थना करती थी। 

मानव-स्वार्थ को मानो  बान्‌ भी पूरा करने में सहायक होता हो; विवाह के 
थोड़े ही दिनों के वाद चामव्वा के गर्भधारण के लक्षण दिखायी दिये। अब उत्की 
इच्छाएँ सब ओर से बढ़ने लगीं। समय आने पर चामव्वा ने पद्मत्ता को जन्म 
दिया। बच्ची को गोद में ले पति के सामने जाकर उस्ते दिखाते हुए कहा, “देविए, 
मैने महारानी को जन्म देकर आपकी कीति में चार-चांद लगा दिये है।' 
यो उकसाकर मरियाने के मन में अपूहल पैदा करके उसे अपने वज्ञ में कर 
लिया । उसकी आराध्या वासम्तिका देवी मे प्रार्थथा स्वीकार करके और उसे 
उसकी इच्छा से भी अधिक फल देकर उसे निहाल कर दिया। पप्मला के जन्म के 
दो ही वर्ष बाद उसमे नामला को जन्म दिया। इस वार चामव्वा ने दण्डनायक से 
आह, “दण्डनायकजी, अब आपकी चारों उँगलियां धी में। युवराज के दोनों लड़कों 
के लिए ही मैने दो लड़कियों को जन्म दिया है। जिस मुह॒तत में हमारा पाणिग्रहण 
हुआ था वह कितना अच्छा मुहतं था !” यह जुनकर दण्डनायक मरियाने खुशी ते 
फूलकर कुप्पा हो गया था। तव मरियाने इतना बूढ़ा तो नहीं, शायद पचास और 
पचपन के बीच की उसकी आओ रही होगी। पहले उसके प्रत्येक कार्य में स्वामि- 
निष्ठा और देशहित स्पष्ट था; अब उसका श्रत्येक कार्य अपनी आकांक्षाओं 

सफल बनाने के लिए होने लगा। उन्हीं दिनों थुवरानी ने एक और पुत्र, 

॥ 


राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को जिमन्त्रण देकर उलवाती। इस प्रकार वह अपने 
साध्वीपन, पतिपरायणता, और ओदार्य आदि का प्रदर्शन करती थी । हर कोई 
केम-से-कम दिन में ऐक वार दण्डनायक की पत्नी का नाम ले, इस तरह से उतने 
कार्य का नियोजन कर रखा था। इस सबके पीछे छिपे उसके स्वार्य का आभास 
तक किसी को नही हो पाया था। मन की बात को प्रकट न होने दें, ऐसा अबुन 
आसन दण्डनायक पर भी चागू करा रखा था। उपनयन के अवसर पर जब सोसेऊर 
गये ये तभी उसने अपने भन की अभिलापा प्रकट कर दी थी। युवरानी कौ 
ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया ने दिखने पर भी भावी दामाद से उसकी इच्छा के 
अनुकूल प्रतिक्रिया स्पष्ट भालूम पड़ गयी थी; इससे उसको आगे के का करने में 
उस मिला । इसी कारण सोनेऊर से लौटने के बाद अपने पतिदेव के साथ उसने 


86 / पट्टमहादेवी शान्तला 


क्या-क्या विचार-विनिमय किया सो तो वे ही जाने । 

चामण्वे के कार्यक्रम वरावर जारी थे, परन्तु उसकी अपेक्षा के विरुद्ध 
शास्तला, उसके माता-पिता, किसी कोने में पड़े हैग्यड़े-हेग्गड़ती, दोरसमुद्र पहुँच 
गये थे। उनकी इतनी बढ़ायी ? कहीं सम्नव है ? जो स्थान-मान उसे भी मयस्सर 
नहों वह इस साधारण हेग्गड़ती को मिले ? उसकी अपनी वेटी को जो प्रेम प्राप्त 
होना चाहिए था वह इस हेग्गड़ती की बेटी को मिले ? इस हेग्गड़ती ने, कुछ भी 
हो, युवरानी को किसी तरह से अपने वश में कर रखा है। इसीलिए यह वैपरीत्य 
युवशनदी की हेसियत क्या और साधारण हेग्गडती की हुस्ती क्या ? कही ऐसएर 
होना सम्भव है ? इन दोनों में कितना अन्तर है ! युवरानी से बुलावा आया नहीं 
कि सीधे राजमहल में पहुँच गयी और वही वस गयी। मैंने ही खुद उसके ठहरने 
को व्यवस्था करके उसे और उसकी बेटी को वहाँ भेज दिया था । उस चोवदार के 
आकर बुलाने पर एकदम अपने समस्त कुनवे को उठाकर राजमहल में ही उसने 
अड्डा जमा लिया ! कैसी औरत है ? देखने मं अनजान-सी, पर अँंगूठा दिखाने 
पर हाथ ही को निगलने की सोचती है यह औरत ! अभी से हमें इससे होशियार 
रहना चाहिए । नही तो दह येनकेन प्रकापर से अपदी लड़की को महारानी बनाने 
की युक्ति जरूर निकालेगी । वड़ी भयंकर है, यह तो ! इसके योग्य कुछ दवा करनी 
ही होगी । 

यह विचार आते हो चामव्वे ने अपने पतिदेव मरियाने से सलाह करते 
की ठानी ! सोसेऊरु से सुवराज के परिवार समेत पहुंचने के समय से ही उसने अपना 
काम शुरू कर दिया । बिस्तर पर लेटे अपने पतिदेव के पास पान-बीड़ा देते हुए 
बात छेड़ी : 

“दण्डलायक जी आजकल, पता नही क्यों, पारिवारिक कार्यकलापों की ओर 
ध्यान कम देने लगे हैं। इतने व्यस्त है ?” 

“आपकी इच्छा के अनुसार कार्य निविध्न चल ही रहे है तो हमें इसमे सिर 
खपाने की क्या जरूरत है ? हम आराम से है।” 

“हम भला क्या कर सकेंगी ? दण्डनायक से पाणिग्रहण होने से दण्डनायक की 
पत्नी का खिताब मिला है; यही पुण्यफल है। आपके प्रेम और विश्वास से ही मेरा 
सिर ऊँचा है। नहीं तो"** 

उसने बात को वहीं रोका । आगे नही बोली ! 

दण्डनायक मरियाने पान चवा रहे थे। होंठ सफेद मूँछों के नीचे लाली से 
रंगे गये थे । कोहनी टेककर थोड़ा-सा उठे और बोले, “क्यों कहना रोक दिया, 
कहो | तुम्हारी बातों से लगता है कि कुछ अनहोनी बात हुई है ।'* 

“अगर आप इन बातों की ओर से आँखें मूंद लें तो क्या मैं भी अन्धी होकर 
बैठी रह सकती हूं ?” * 


बटुमहादेवी झान्तला / 87 


“क्या ? क्या हुआ ?” युवरानीजो हेलड़ती 

“क्या होगा ? क्या होना चाहिए था ? यह सोचकर कि गुवरानीजी हेगड़ 
पर सन्‍्तुष्ट हैं, मैंने उस वलिपुर की हेग्गड़ती की ठहरने की व्यवस्था वहाँ की थी। 
पर मेरे ही पीछे-पीछे कुछ कुतन्तर करके वह राजमहल में ही धुस बैठी । उम्र साधा- 
रण हेग्यड़ती के साहस को तो देखिए ? मतलब यह हुआ कि मेरी व्यवस्था का 
कोई मुल्य ही नहीं है। यही न ?” 

“ओह ! इतना ही। इसके लिए तुम्हें यह) असमाधान ? जैसा तुमने कहा, 
वह एक साधारण हेग्गड़ती है सही। पर जब उवराज ओर युवरानी ने जब राज- 
महल में खुद बैलवा भेजा तो कौन क्या कर सकता है ?” 

“डीक है, तब छोड़िए। आप भी ऐसा सोचते है ! एक युवरानी कही ऐसा 
फर सकती है ? आपने देखा नहीं कि सोसेकरू जब गये थे तब हमें दूर ही ठहराया 
नहीं था ?” 

“तुम्हें एक यह वात पमझनी चाहिए। यह ठोक भी है। इसमें हेग्गड़ती का 
कोई पड़यंत्र नही है। खुद युवराज ने ही मुझे बताया । मैंने ही रेविमय्या को बुला- 
कर पा, 'तुमने इन लोगों को अलग क्यों ठहराया. उसने कहा, 'यह विषय 
मुझे मालूम नहीं।' अवरानी जी की इच्छा के अनुसार उन्हें बुला लाने के लिए 
मैंने ही रेविमय्या से कहा। सचमुच बहुत गुस्से में आयी थी। परतु 
मुझे यह मालूम नहीं था कि तुमने उन लोगों को अस्पत्र भेज रखा था । वुम्हें यह 
सब क्‍यों करना चाहिए था, किसने करने को कहा था ?” 

“जाने दीजिए। कल “हाराज के सबुर बनकर इतराते बड़प्पन दिखानेवाले 
आप ही ऐसा कहें तो मै ही आशा लेकर क्या करूँ ? प्रयोजन हो क्या है ? अपनी 

इन वच्चियों को किसी धारण सैनिक अधिकारी को या पटवारी को देकर उनसे 

हैं कर दीजिएगा और नह साधारण हेग्गड़ती अपनी लड़की को भावी महा 
आए की रानी बनाकर वड़प्पन दिखाती फिरे ? इसे देखने के लिए मैं जीवित 
रहेंगी । ठीक है न?” 

“क्या बात कह रही हो ? हेसा होना कहीं सम्भव है?” 

4 2 मैं कहती हें बह होकर रहेगा। हजार बार कहेँगी। वह हेग्गड़ती 
कोई साधारण स्त्री नहीं। उसने युवरानी को वशीकरण से अपने वश में कर रखा 

| आप मर्द इन सब बातों को नहीं समझते। अभी से आप चेते नहीं तो फिर 
हमारी अभिलापाएं धरी-की-धरी रहे जायेंगो। मैने सोसेकरु में हो कह दिया था 
कि युवरानी ने मेरी भैलाह को कोई मान्यता नहीं दी । अभी भी एक भरोसा है। वह 
यह कि कुमार बत्लाल का मन हमारी बेटी से जगा हुआ है। लेकिन उनके मन 
के इस रुझान को भी अंकुश लग सकता है। इसलिए आप कुछ भी सही, अब ऐसा 
फरें कि कुमार यहीं व्हरे। हैं अपने सा-वाप के साथ सोसेऊर जाने  दे। मदि 


38 / पट्टमहादेवी शान्तला 


थहाँ चले गये तो हमारा काम ही ठप हो जायेगा ।” 

मारिियाने दण्डनायक ने यह सब सोचा न था | उसने केवल इतना ही समझा 
था कि छोटी उम्र की बच्ची शास्तला को बुद्धिमानी, उसका कार्य-कोशल्य आदि 
से युवरानी प्रभावित हुई हैं और इसी वजह से वे उसपर समन्तुप्ट हैं। यह तो केवल 
युवरानी को सहज उदारता मान रहा था। परन्तु युवरानी की प्रसन्‍तता पीछे 
चलकर यों रिश्तेदारी में परिणत होंगी, इसका उसे भान नहीं था। चामव्बा की 
बातों में कुछ तथ्य का भान होने लगा। सम्भवतः युवरानी की प्रसन्नता ऐसे सम्बन्ध 
को नान्‍दी हो सकती है, यह उसकी समझ में नहीं आया। स्त्री की चाल स्त्री 
ही जाने। इस हालत में यह नहीं हो सकता था कि कुछ दिनों तक और वे चुप बैठे 
रहें। 

यो मन में एक निश्चय की भावना के आते ही उस दिन दोपहर के समय 
महाराज के साथ जो उसकी बातचीत हुई थी उसका सारा वृत्तान्त उसने पत्नी को 
बताया । मरियाने से सारी बातें सुन चामव्या अप्रतिभ-सी हो गयी । 

“तो महाराज अब भी आपके वाल्यकाल की उस स्थिति-गति का स्मरण 
रखते हैं । आपके वर्तमान पद के अनुरूप आपके प्रति गौरव की भावना वहीं 
रफते ?” 

“गौरव की भावना है, इसमें कोई शक नहीं । परन्तु उनका मत है कि हमारी 
हैसियत कितनी भी बढ़े, हमें अपनी पूर्व॑स्थिति को नही भूलना चाहिए।” 

“तो मतलब यह कि हमारे मन की अभिलापाएँ उन्हें स्वीकार्य नहीं हो 
सकेंगी। हमारी बच्चियों को युवराज के बच्चों के लिए स्वीकृत करने पर उन्हें 
एसराज होगा ।” 

“वैसे सोचने की ज़रूरत महों | हमारे बच्चों को भी स्वीकार कर सकेंगे, 
चैसे ही हेग्गड़ती की वच्ची को भी स्वीकार कर सकेंगे।” 

“हमें अपने कार्य को शीघ्र साध लेना चाहिए। भाग्यवश हमारी पद्मला 
विवाह-योग्य तो हो ही गयी है । एक-दो साल में विवाह करवा देना चाहिए। 

दब तक कुमार वल्लाल को यही रोक रखना चाहिए; उन्हें अपने माँ-वाप के पास 
रहने न दें, ऐसी व्यवस्था करनी होगी ।' 

“बेहतर है कि अब तुम अपनी सारी आशा-आकांक्षाओं को भूल जाओ । मेरी 
लड़की की किस्मत में रानी होता न लिखा हो तो वह रानी नहीं बन सकेगी । रानी 
बनना उसके भाग्य में वदा हो तो कोई नहीं रोक सकेगा । इन बातों को लेकर 
माथापच्ची करना इस प्रसंग में ठोक नही ।” 

“हेसा प्रसंग ही क्‍या है ?* 

“महाराज राजकाज से निवृत्त होना चाहते हैं। युवराज को राजगद्दी पर 
विठाने की उनकी इच्छा है। आगे क्‍या होगा सो अब कहा नहीं जा सकता | इस 


पट्टमहादेवी शञान्तला / 89 


विपय में महाराज ने मुझसे पूछा भी। भह सुनकर मेरे भी मन में कुछ बलवती 
हुई। मुझे तो गद्टी मिलनेवाली नहीं। अगर पिता ने बेटे को यही पर विगत 
चाहा तो मेरे मन में अलवली क्यों हो ? यह मेरी समझ में नही आया । यदि ऐसा 
हो जाय तो हमें अपनी अभिलावाओं को तिलांजलि देनी होगी। शायद इसी 
* हें खलवली हुईं हो । फिर भी मैंने पूछा कि प्रधानमन्नीजी इस बारे में 
कया कहते हैं। महाराज ने बताया कि अभी उनसे वात नही हुई है । इसके अलावा 
अवराज की भी स्वीकृति होनी चाहिए न ? मैंने पुछा | जवाब मिला--ऐसी हातत 
में आप सभी लोग तो समझाने के लिए हैं 
सकते हैं। स्पष्ट है कि महाराज के विचार किस ओर हैं। ऐसी स्थिति में हम भी 
उया कर सकेंगे? युवराज को गद्दी पर बिठाने पर व रानीजी महारानी बनेंगी।” 

“ऐसा हुआ तो वे इसे रिश्ते को स्वीकार नही कर सकेंगे।” 

“तब हम क्या कर सकते हैं ?” हा 

“यों हाथ समेटे बैड रहने पर क्या होगा ? हमारे अभिलापाओं को सफल 
बनाने के लिए हमे अुछ भार्य निकालना होगा। इसपर विचार-विनिमय करना 
पड़ेगा। फिलहाल इस पह्टाभिपेक की बात को स्थगित तो करावें ?” 

“जिस पत्तल में खाया उत्ती में छेद ? बह सम्भव है ? अपने स्वार्थ के लिए मै 
हा नही कर । मुझे ऐसा'नहीं लगता कि इससे कोई प्रयोजन पिद्व 
होगा ।! 

/दण्डनायकजी इसपर ऊँछ सोच-विचार करें । फिलहाल पट्टाभियेक ने हो, 
परह हमारी अभिलावा है। पद्मला का पाणिग्रहण कुमार वललाल कर ले, इसके 
लिए महाराज की ओर से कुछ दबाव पड़े--ऐसा करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
ही युवराज एरेयग मभुका पट्ठाभिषेक हो। ऐसा करने पर दोनों काम सह 
जायेंगे। हमारी आकांक्षा भी पूरी हो जायेगी। युवराज भी महाराजा हो जायेंगे। 
उनके बाद कुमार वल्लालदेव 'जराजा होगे ही, तब पदमला महारानी होगी। 
यदि यो दोनों कार्यों को साधने के योजना बनायें तो इसमें द्रोह की कौन-सी वात 
होगी ?” 


“यह मध्यम मास है। फिर भी यह योजना कुछ ताल-मेल नहीं रखती ।ठुम 
अपने भाई से पैलाह कर देखो। उनका भी अभिमत जान लो । वाद में सोचेंगे, 
क्या करना चाहिए। “--यह कहकर इस वात पर रोक लगा दी, और सो यये । वे 
आराम से निश्चिन्त होकर सोये, यह कंसे कहें ? 

धानमन्‍्त्री गंगराज मितभाषी है। उनका ॒वेभाव ही ऐसा है । अपनी बहुत 
की सारी बाते उन्होंने सावधानी से चुनी । इसमें कोई गलती नेहीं--कहकर एक 
तरह में अपनी सम्मति भी जता दो। अपनी बहन की बेटी महारानी वने--यह तो 
खुशी की बात है न? उनके विचार में पह रिश्ता सब्र तरह के ठीक ही लगा। 


90 / पट्टमहादेवो चान्तला 


परन्तु युवरानी की इच्छा क्‍या है, यह स्पप्ट रूप से उन्हें विदित नहीं था । इसलिए 
गंगराज ने अपनी बहने से कहा, “चापू, तुमने युवरानी से सीधे इस विवाह के बारे 
में बात तो नही की और उनसे इनकार की वात भी नही जानी । तब तुमने यह 
निर्णय कँसे किया कि उनकी इच्छा नहीं ?” 

“जब मैने इसका संकेत किया तो उसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, तब 

यही समझना चाहिए कि उनकी इच्छा नहीं है /” 

“सास की जब इच्छा न हो तो उस घर की बहू बनाने की तुम्हारी अभिलापा 

डीक है--परह मैं कंसे कहें ?” 

“एक वार सम्बन्ध हो जाने पर, बाद में सव अपने आप ठीक हो जायेगा, 
भैया। युवरानीजी का मन साफ़ है” दिपक ७ 

“ऐसा है तो सोधी वात करके उनसे मनवा लो (” "2 ८ 

“उनकी सम्मति के विना विवाह करना सम्भव नही, भैया जी! परल्तु 
आसानी से सम्मति मिल जाय--ऐसा कार्यक्रम बनाना अच्छा होगा न? कुमार 
बल्लालदेव की भी अनुकूल इच्छा है। पद्मला का भी उनमें लगाव है। विवाह का 
लक्ष्य ही वर-वधू का परस्पर प्रेम है, एक-दूसरे को चाहना है| है न? शेप हम, 
हमारा काम उन्हें आशीप देना मात्र है) महाराजा विनयादित्य के सिंहसनासीत 
रहते यह कार्य सम्पन्न हो जाय; फिर उनकी इच्छा के अनुसार एरेयंग प्रभु का 
पट्टाभिषेक हो; और कुमार बल्‍लाल को युवराज बना दें--तो यह अच्छा होगा न *ै 
दण्डनायकजी पर महाराज का पुत्रवत्‌ वात्सल्य है ही । अतः उनके सिहसनासीन 
रहते उनकी स्वीकृति पा लें और इस विवाह को सम्पस्न करा दें, ठीक है न, भैया 
जी? आप इस प्रसंग में कँसे वरतेंगे---इसपर हमारी पद्मलला का भविष्य तिर्भर 
है। इस काम में न तो स्वामिद्रोह है नही राष्ट्रद्रोहू। बल्कि इस काये से महाराजा, 
प्रधानमन्त्री और दण्डनायक के बीच अच्छी तरह से जोड़ बैठ जायेगा | आप ही 
सोच देखिए, भैया ।” 

“अच्छी बात है चामू, मैं सोचूँगा । दण्डनायकजी मुझसे मिले थे । कल दोपहर 
आगे के कार्यक्रम के बारे में महाराजा के साथ मन्त्रणा करनी है। इसलिए हम 
सुबह ही विचार कर लें---यह अच्छा है ।” 

“कुछ भी हो, भैया, मेरी आशा को सफल बनाने का यत्व करो ।7 

“इसमें राजद्रोह और राष्ट्रद्यो के न होने की बात निश्चित हो जाय। और 
फिर इस कार्य से किसी को किसी तरह की मानसिक वेदना न हो यह भी मालूम 
हो जाय, तभी इस दिशा में प्रयत्त करूँगा ।--इतना कहकर प्रधान गंगराज ने 
चहून को विदा कर दिया। वह विचार करने लगा । मन-ही-मन वह कहने लगा : 
बहने को अभिलाया में कोई गलती नहीं ! परन्तु युवराज के राज्याभियेक होने 
पर उसको इच्छा की पूर्ति न हो सक्रेगी--इस वात में कोई सार नहीं॥ उसकी 


पट्टमहा देवी ज्ञान्तला / 9 


समश्न में नहीं आया कि ऐसा कैसे और क्यों होगा ? निष्कारण भयग्रस्त है मेरी 
चहन । दण्डनायक के विचार जानकर ही आगे के कार्यक्रम का निश्चय करेंगे-- 
पधान गंगराज ने निर्णय लिया। कक 

दुसरे दिन बहनोई देण्डनायक के साथ अधान गंयराज की भेंट हुई। दोनों 
ने इस विपय पर विचार-विनिमय किया । पून-पानी से गाढ़ा होता है न? दोनों 
के विचार लामव्वा के विचार से प्राय: मेल खाते थे। 

उस दिन दोपहर को महाराजा के साथ की मन्त्रणा-गोष्ठी नें कुछ नयी 
स्फूति लक्षित हो रही थी। ५ 

महाराजा विनयादित्य ने कहा, “प्रधान जी ! दण्डनायक जी ! आप सभी को 


>ग महाराजा हूं। वास्तव में राज्य के सारे कारोबार उन्हीं के द्वारा सेभाले जा 
रहे हैं; इस बात से आप सभी लोग भी परिचित हैं। वह कार्य निवहृण में दक्ष हैं 
अह हम जानते हैं। उनकी दक्षता की बात दुसरों से जुनकर हमें सन्‍्तोष और तृष्ति 
है। उनपर हमें गव॑ है। पोय्सल राज्य स्थापित होने के समय से गुरुजनों की कृपा से 


महाराजा की वात समाप्त होने पर भी तुरन्त किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं 
दिखायी। कुछ समय के मौन के बाद, भहाराजा विनयादित्य ने ही फिर कहा, 
“ऐसे विपय पर तुरन्त कुछ कह पाना कठिन है। इसमें क्या सही है, क्या गलत 


सम्बन्धित बात है, ऐसा समझकर हमें ही निर्णय कर लेना चाहिए था। और 
उस निर्षीत विषय को आप लोगों के समक्ष कह देना ठोक था। परन्तु आप सव 
राष्ट्रहित के लिए समवित, निष्ठावान, और विश्वासपात हैं; एकास्त में हमारे 
कुमार हमारी सलाह को स्वीकार करेंगे-... इसमें हमें सन्देह है। इसलिए हमने 
अपने मित्रों के सामने इस वात को किया है। हम अपने कुमार की मन- 
स्थिति मे अच्छी > रहे परिचित हैं। हमारे जीवित रहते इस हमारे विचार को वे 
स्वोकार नहीं करेंगे। उनका स्वभाव ही ऐसा है, वे यही कहेंगे कि अभी जैसा चल 
रहा है बैमा ही चसता रहे। वे दिखावे के घोते में नहीं आते। भेदभाव रहित 


92 / पटमहादेवी भान्तला 


परिशुद्ध मन है उनका; यह अनुभव हम स्वयं कर चुके हैं। आप सबसे विचार- 
विनिमय करने के पीछे हमारा यही उह श्य है कि उन्हें समझा-बुझाकर उनसे 
'हाँ' करा लें। सिंहासन त्याग का हमे कोई दुःख नहीं है। जिस किसी तरह 
सिंहासन पर बैठने की इच्छा हमारे कुमार की कभी नही रही । इसलिए यदि सर्व- 
सम्मति से यह कार्य सम्पन्न हो जाय तो इसका विशेष मूल्य होगा। खुले दिल 
से आप लोग कहें । हमारी इच्छा के विरुद्ध कहना चाहें तो भी निडर होकर कहे ) 
संकोच की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह एक तरह से आत्मीय भावना से 
विचार-विनिमय करने के लिए आयोजित अपनों की ही गोप्ठी है। हमारे निर्णय 
के अनुकूल आप लोग चलेंगे तो हमें लोकिक विचारों से मुक्त होकर पारलौकिक 
चिन्तन के लिए अवकाश मिलेगा ! हमारे कुमार युवराज पर अधिक उत्तरदायित्व 
का भार पड़ेगा जरूर, पर निर्वहण करने की दक्षता, प्रयुद्धता उनमें है ।” 

प्रधान गंगराज ने मरियाने दण्डनायक की तरफ देखा । 

“इस उत्तरदायित्व को निभानेवाले युवराज ही तो है; अतः वे इस बारे में 
स्वयं अपनी राय बता दें तो अच्छा होगा ।--मरियाने दण्डनाथक ते विवेदन 
किया । 

“एक दृष्टि से दण्डनायक की बात दीक जँचती है । जैसे महाराज ने स्वयं 
ही फरमाया कि युवराज शायद स्वीकार न करें। इसलिए इस सम्बन्ध में निर्णय 
अभी नहीं करना चाहिए--ऐसा मुझे लगता है। युवराज भी सोचें और हम भी 
सोचेंगे। अभी तो युवराज यहाँ रहेंगे ही । सवके लिए स्वीकार्य हो--ऐसा निर्णय 
करेंगे वे प्रधान गंगराज ने कहा । 

फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ खामोशी छा गयी । 

युवराज एरेयंग के मन में विचारों का तुमुल चल रहा था ) वे सोच रहे थे-- 
“इन सब लोगों के समक्ष यह सलाह मेरी ही उपस्थिति में मेरे सामने खुद 
महाराज ने रखी है; इसका कोई कारण होना चाहिए। यदि सभी को मेरा 
पट्टाभिषिक्त होगा स्वीकार्य होता तो तुरन्त स्वीकृति डी सूचना देनी चाहिए 
थी; किसी ने यह नहीं कहा, ऐसा क्‍यों ? महाराज ने स्वयं इस बात 
को स्पष्ट किया है कि मेरा मन क्या है और मेरे विचार क्‍या है। उन्होंने जो कहा 
बह अक्षरशः सत्य है । मेरे स्पष्ट विचार है कि महाराज के जीवित रहते मेरा 
सिहासनासीन होना उचित नहीं। तिस पर भी मेरे सिहासनासीन होने के बाद 
मेरी सहायता करनेवाले इन लोगों को यह बात स्वीकार्य न हो तो पीछे चलकर 

कठिनाई उत्पन्त हो सकती है । तब महाराज की इस सलाह को न माननेवाले 
भी कोई है ? अगर नही मानते हों तो उसका कारण क्या है ? युवराज होने के 
नाते मुझे प्राप्त होनेवाला सिंहासन का अधिकार यदि मुझे मिले तो इसमें किसी 
और को कप्ट क्यों ? हकदार को उसका हक मिले तो किसी को क्या आपत्ति ?ै 


पट्टमहादेवी शान्तला / 93 


कौन क्‍या सोचता है पता नहीं, भगवान्‌ हो जाने। सीधे किसी मे हृदय से यह 
स्पष्ट नही किया, इसलिए लोगों को समझना मेरा पहला कत॑व्य है।' यह 
विचार कर एरेयंग प्रभ ने कहा, “4 ने सही कहा है। उत्तरदायित्व हम 
पर होगा; तो यह उचित है हमारी राय भी जान लेनी चाहिए। महाराज ने 
>वाभाविवा रूप से अपने विचार रखे । प्रधानजी ने उनके उन विचारों को पृष्ट 


रहनेवाले सेवक मात्र हैं। उन बृज्य के जीवित रहते और सिहासनासीन रहते हम 
सिंहासन पर नही बैठेंगे। इस विपय पर विचार करने की वात प्रधान जो ने भी 
कही। इसमे विचार करने जैसी कोई वात ही नही है; यह मेरी भाववा है। 
विचार करने जैसी कोई बात हो तो वे ही जाने। और फिर, महाराज पते मेरी 
एक प्रार्थना है। सन्निधान के रहते उन्ही के समक्ष हमारा पिहासनारूढ़ होता 
हमारे इस राजवश पर कलंक का टीका लगाना है। कोई हमें ऐसा काम करने के 
लिए न उकसावे। यह अविनय नहीं, प्रार्थना है। हम पर इतना अनुप्रह करें।” 
कहकर प्रभु एरेयग ने ुककर प्रणाम किया। 

परन्त मरियाने दण्डनायक के मुंह से निकला, “बुवराज मे हमारे मन की 
ही बात कही ।” 

गगराज बोले, “अपने वंश की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही युवराज ने व्यवहार 
किया है । जैसे हम महाराजा के प्रति निष्ठा रखते हैं, युवराज के प्रत्ति भी वही 
निष्ठा है। हम व्यय ही दुविधा में पड़े रहे । युवराज ने उदारता से हमें उस दुविधा 
से पार लगा दिया ॥! ह 2 

मरियाने दण्डनायक ने फिर एेहा, “हमने उसी वक्‍त अपना अपिमत नहीं 
दिया; इसका कारण इतना ही था कि युवराज स्वयं अपनी राय बतावें या सम्मति 
दे- थे। इस विषय में उवराज को अन्यथा सोचने या सन्देह 
करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न ऐसा कोई कारण ही है जिसमे वे शंकित हो । 
हम पोय्सल वंश के ऋणी हैं। आपने इस वश की परम्परा के अनुरूप ही किया है 

के ही अनुरूप समस्या हल हो गयी। इससे हम सभी को बहुत 
सन्तोष हुआ है। जैसा प्रधान जी ने कहा, हम किसी भ्रेदभाव के विना पोस्सल 
वंश के प्रति निष्ठा रखनेवाले हैं, इसमें किसी तरह की शंका नहीं । इस बात पर 
पट 


जोर देकर डुवारा यह विनती है 


हुआ उसे देखने से लगता है कि आप सबने मिलकर, एक होकर, हमें अपने भाग्य पर 
छोड़ दिया। हमने आप लोगों मेविनती को कियुवराज को समझा-जुझा लें और हमें 


94 / पटमहादेवों शान्तला 


इस दावित्व से मुक्त करें। पर आप लोगों ने हमारी इच्छा के विरुद्ध निश्चय किया है। 
हमें सिहासन पर हो रहने देकर आप लोगों ने यह समझ लिया होगा कि हम परवड़ा 
उपकार किया। हम ऐसा मानने को तैयार नदी । आप लोगों का यह व्यवहार 
परम्परागत क्रम के विझद्ध न होने पर भी, हमारे कहने के बाद, हमारे विचारों 
की उस पृष्थमूमि से देखने पर यह निश्चय ठीक है ऐसा तो हमे मही लगता। 
यह गोप्ठी बिलकुल व्यर्थ साबित हो गयी । इसकी जरूरत हो क्या थी?” महाराज 
के कहने के ढंग में असमाधान स्पष्ट लक्षित हो रहा था । 
एग्यंग प्रभु ने कहा, “महाराज को असन्तुप्ट नहीं होना चाहिए। सबकी 
सम्मति के अनुसार बरतने में राष्ट्र का हित है--ऐसा समझने पर शेय स्वार्थ 
गौण हो जाता हैं। अतः महाराज को इस सर्व-मम्मति के अनुकूल होकर रहना 
ही उचित है । आपकी छत्रछाया हम सबको शक्ति देती रहेगी । आपकी सन्विधि 
राष्ट्र के लिए रक्षा-कवच है ।” पु 
विष्णम दण्डनाथ अब तक मौन होकर सारी बातें सुन रहे थे । अब वे उठ 
खड़े हुए और बोले, “एक तरह से वात अब निश्चित हो गयी है, ठीक । फिर भी 
महाराजा ओर युवराज की अनुमति से मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ | यह 
गोप्डी आत्मीयों की है, आत्मीयता से विचार-विनिमय करने के इरादे से बुलायी 
गयी है--स्वयं महाराज ने ही यह वात स्पप्ट कर दी हैं। एक तरह से समस्या 
के मुलझ जाने की भावना तो हो आयी है; फिर भी महा सन्निधान ने जो विचार 
प्रस्तुत किये उत विचारों पर बिना कियी संकोच के निश्शंक होकर हमें सोचना 
चाहिए । बस यही मेरी विनती है। प्रायः साथ रहकर में अपने थरीमाव युवराज 
की पितृभक्ति, राज्यनिष्ठा और उनके मन की विशालता आदि को अच्छी तरह 
समझता हूँ । उनका व्यवहार उनके व्यक्तित्व की दृष्टि से बहुत ही उत्तम और 
आदरणीय है। उनके आज के वक्तव्य और व्यवहार ने उन्हें और भी ऊँचे स्तर 
पर पहुँचा दिया है। महासन्निधान को इच्छा उनके अन्तःकरण से प्रेरित होकर 
अभिव्यक्त हुई है । इस तरह उनकी यह सहज अभिव्यक्ति किसी बाहरी प्रभाव के 
कारण नही । हमारी इस पविभ्र पुण्यभ्ूमि पर परम्परा से ही अनेक राजे-महाराजे 
और चक्रवर्ती वार्धक्य में स्वयं प्रेरित होकर अपना सिहासन सन्तान को सौप 
राज्य भार से मुक्त हुए हैं । उसी परम्परा के अनुसार, महराज ने भी अपनो ही 
सन्तान, गुवराज-पद पर अभिषिक्त, ज्येप्ठ पुत्र को अपने जीवित रहते सिहासवा- 
रूढ़ कराने का अभिमत व्यक्त किया है । यह इसलिए भी कि पिता के जीवित 
रहते, युवराज सिंहासन पर बैठने में संकोच करेंगे, यह सोचकर ही य्रुवराज को 
समझा-बुझाकर उन्हें स्वीकृत कराने के उद्दं श्य से महाराज ने अपना मन्तव्य 
आप लोगों के समक्ष रखा।। परन्तु हम इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये बिना ही 
“निर्णय पर पहुँच रहे हैं--ऐसा लग रहा है। इसलिए में अपनी ओर से और आप 


पट्महादेदी दान्तला / 95 


सभी की तरफ से आग्रहपूर्वक यह विनती करता हैं कि इस समय: महाराज के आदेश- 
चुसार, सिहासनारूढ़ होकर राज्याभिषेक के लिए युवराज की आत्मस्वीकृति 
सभी दृष्टियों से उचित होगी। कृपा करके उवराज ऐसा करें, यह मेरी विदोत 
प्रार्थना है ।” 

मरियाने दण्डनायक झट से बोल उठे, “इस तरह युवराज पर ज्ञोर झकने 
के लिए हमारी कोई विश्वेष इच्छा नहीं है।” 

विण्णम दण्डताथ ने फिर पश्त किया, “तो फिर जैसा है वैसा ही बने रहे 
में आपका स्वार्थ है--यह मतलब निकाला जाये ?” ध 

“मैंने ऐसा नहीं कहा । हमारे कयन का आपने विपरीतार्थ लगाया ।" मरि- 
याने दण्डनायक से उत्तर दिया। 

/विपरीतार्थ या वैकल्पिक अर्थ करने के लिए में कोई व्याकरणवेत्ता नही हैं। 
महाराज का आदेश था सो मैंने अपना निष्कर्प बताया ॥ इसमें मेरा कोई स्वार्य 
नहीं है। मेरे लिए तो क्षेनों बैज्य और वन्दनीय हैं।” सिण्णम दण्डसाथ ते 
कहा । 

मरियाने दण्डनायक ऊछ व्यंग्य भरे शब्दों में वोले, “तो दोनों हमारे तिए 
शण्य नही हैं---यही आपका मतलब हुआ न ?” 

प्रधान गंगराज मे सोचा कि बात को बढ़ने न देना चाहिए; इसलिए उन्होंने 
कहा, “दण्डनायक जी, हैम यहाँ इस तरह के वायूवुद्ध करने के लिए एकत्र नहीं 
हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस विपय का जल्दबाजी मे कोई तिर्णय 

लेना उचित नहीं होगा, सब लोग बहुत शान्त मन से सोच-विचार करेंगे-- 
यह सलाह दी थी। अब भी हमारा यही मन्तव्य है । महासन्निधान से आजा 
लैकर आज की इस विचार गोष्ठी को समाप्त करेंगे।' यह कहकर उन्होंने महा- 

राज की ओर देखा । महाराज ने अपनी सम्मति जता दी। सभा समाप्त हुई ! 
पूव सोच-विचार कर निर्णय करने के लिए सबको पर्याप्त समय देकर 


वल्लाल को यहां ठहराने के लिए महाराज से बिनती की थी। एरेयंग प्रभु के 
आद पद्टाभिपिक्त होनेवाले पजकुमार हैं न? अभी से उनके योग्य शिक्षण की 
_वस्था करनी चाहिए; फिर सारे राजकाज से परिचित भी कराना होगा-- 
इसलिए उन्हें यहां रखना अच्छा है। इस बात की सलाह दी थी । इत सबके 
महाराज के संय में रहने के लिए भी उनका उहरना उचित है--यह भी 

उनकी सलाह थी। + 
डुसार बल्वालदेव के ठहर जाने में वास्तव में कोई विरोध भावना नही थी । 


96 / पट्टमहादेवी शान्तला 


इस समय एचलदेवी के मन में ये शंका हुई होती कि यह सब चामव्वा का 
चड््‌यस्त्र है; तो सम्भव थी (क् वे इसका दबरोध करतीं) फिर भी जितनी खुशी 
से वे राजधानी दोस्समुद्र में आये थे, लौटते समय उसी सस्तोष से युवराज और 
युवरानी सोसेऊर नहीं लौट पाये । ही।+ चामव्वे की जरूर असीम आनन्द हुआ। 
चामव्वा ने अपने यहाँ आज के इस आनन्दोत्सत का आयोजन 


कक 
अच्छी तरह. से पाठ पढ़ाया था ॥ उसने बल्लाल का कभी साथ नहीं छोड़ा । 
उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसका - 
गोल चेहरा। बड़ी-बड़ी आँखें, जरा फैले होठ, विशाल झञाल, सहज ही नखरे दिखा- 
ऋर अपनी तरफ़ आकर्षित करने योग्य लम्बी ग्रीवा, ये सर्व तारतम्य ज्ञानशुन्य उस 
बल्लालदेव को भा गयी थीं) 
झोजनोपरास्त आराम करते जब राजकुमार निकला तो पद्मला भी उसके 


#जब राजकुमार अतिथि बनकर आये हों, तब भला सो कैसे सकती हैं 4 
«अतिथि को नींद नहीं भा रही हो तो /ः 
मतलब ?ै/ 
“क्या माताजी ने यहाँ न रहने को कहा हैं? 
“उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ए 
“ऐसा नहीं कह तो और कया कहा है? 
“आपकी आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देते रहने को कहा है 
“तुम्हें यह कहना चाहिए था। क्या नौकर नहीं हैं?! 
"“मुझ-जैसी देखभाल नौकर कर सकेंगे ?ै। 
बबया माताजी ने ऐसा कहा है 7 
« “हाँ, प्रत्येक कार्य ध्यान देकर करता और सब तरह से ठीक-ठीक करना-7 


पट्टमहादेवी झान्तता | 27 


उनकी इच्छा रहती है कही 


है भी कुछ कमी-बेशी रही होनी चाहिए। उसमें भी 
पके प्रति जब बिश्ेव अम गौरव है 
होगी 


पक ध्यान देकर देखभाव करनी 


ऐसा क्यों ? मुझमें ऐसी विशेष बात क्या है 7? 


पम्भव नहीं हुआ तो यह सब---० 


मतलब ?” 


राजकुमार के इस प्रश्न से स्थान आया कि उसने एकाएक क्‍या कह 


प्च्मल्ा को 
दिया। उसका चेहर, सहज लज्जा नाल हो आया। दृष्टि जमीन की ओर झुक 
गयी । 


ऊमार बल्लाल उत्तर की प्रतीक्षा मे उसे देखने लगा । 
“अभी आयी,” हुई 


वहाँ से भाग गयी। 


कुमार वल्लाल ने पुकारा, 'बद्मता- ! उसे आवाज़ तो सुनायी दी, 
मगर लौटी नही 


भागते वक्त दरवाजे हेटाया था बह वैसे हो हिलता रहा। 
कल्लाल ने बह परदे गे बड़ी कर उग्र 


परदे 
बन्द हो गया । पावधानी से उसने "रद हटाया। कोई नहीं था। पलंग की ओर 
चौटा, और वैर सारकर लेट गया 4 


डण्डा उठाना चाहा। फ़िर उसका मन 
बदला । डण्ड़े को वही: दिया 
आपको आहेती हैं'..0यह्‌ पैजीव होकर उसके कानों में झंकत हो 
रही थी। एक हेदेय ने दुसरे हृदय में अविष्ट होकर उसमें स्पन्दन पैदा 
कर दिया था। इस स्पन्द से वह एक अनिचनीय नन्द का अनुभव कर 454 
था। हृदय प्रति “प हो कह रहा था : “ठीक, मं भी तो तुम्हें चाहता है । मुर्चे 
भी तुमसे प्यार है “होठ हिले नही, _तभ भी गतिहीन थी, गले की ध्वनि- 
तन्तियां कोई स्पन्दन / साँस चल रही थी, उत्ती 
निश्वस्तित हवा पर तैरती हुई बात निकली थी। भाव समाधि के जागे तो मन में 
एक नयी स्फृतति भर आयी । उससे पण्टी वजायी गौर परदे की तरफ देखने लगा । 


परदा हूटा। जो आयी वह पद्मचला नहीं। उसकी वहन चामलदेवी थी। 
अनजाने ही वल्लाल के मन में पद्मला छा गयी थी । इस धुन में उसने सोचा न था 
कि पद्मला के बदने कोई दूसरी आयेगी । किसी दूसरे की वह कल्पना ही नहीं कर 
सकता था| चधोंकि घण्डी वजने पर खुद उपस्थित होने की वात स्वयं पद्मला ने 
कहीयथोन? 

“बुलाते रहने पर भी भागी क्यों ? में भी तो तुम्हें चाहता हूँ ।” बललाल ने 
कहा। 

हे चामलदेवी कदम आगे न रखकर वहीं पड़ी रही। वहीं से पूछा, “क्या चाहिए 
था राजकुमार ?” 

“तुम्हें ही चा***” वात वहीं रुक गयी । उसने वहाँ खड़ी हुई चामला की एक 
'पल देखा । और फिर “तुम्हारी वहन कहाँ है ?” कुछ संकोच से पूछा । 

“उस्ते ही चाहिए क्या ? मुझसे न हो पायेगा क्या ? कहिए, क्या चाहिए ?” 
चामलदेवी मुमकुरकर बोली | उसके बात करने के ढंग में कोई व्यंग्य नहीं था, 
'सीथी-सादी भावना थी। अपनी बहन को जो काम करना था उसे वह करे तो उसमें 
तो कोई गलती नहीं--यह उसकी वातों से ध्वनित हो रहा थ + 

“नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए "**” वल्लाल ने कहा । 

साड़ी पहनकर यदि चामला आयी होती तो वह भी पद्मला ही की तरह 
लगती ! उसते लहेंगा-कुरती पहन रखी थी। वास्तव में वह पञ्मला से दो वर्ष 
छोटी थी । मझोली होने के कारण कुछ हृष्ट-पुष्ट भी थी|। यदि दोनों को एक ही 
तरह का पहनावा पहना दें तो जुड़वाँ-स्ी लगतीं। ऐसा रूप-साम्य था। केवल 
आवाज़ में फ़र्क था। पद्मला की आवाज़ कांस्य के घण्टे की आवाज़ की तरह थी तो 
चामला की मधुर और कोमल । 

“उसे हो चाहिए क्या ---वामला की इस स्वर-लहरी में जो माधुय था वह 
कुमार बल्लाल के हृदय में स्पन्दित हो रहा था। कहने में कुछ अठ्पठा हीने पर 
भी वह अपने भाव को छिपाने की कोशिश कर रहा-सा लगता था। फिर भी 

उसकी दृष्टि चामला पर से नहीं हट पायी थी । 

चामला भी कुछ देर ज्यों-की-त्यों खड़ी रही । उसे कुमार बल्लाल के अन्तरंग 

में क्या सव हो रहा है, समझ में नं आने पर भी, इतना तो समझ गयी कि वे कोई 
बात अपने मन में छिपाये रखना चाहते हैं। 

“गदि रहस्य की वात हो तो वहन को ही भेजती हूँ ।” कहती हुई जाने को 
तैयार हुई । 

झट बल्लाल कुमार ने कहा, “रहस्य कुछ नहीं । अकेले पड़े-पड़े ऊद गया था; 
यहाँ कोई साथ रहे, इसलिए घण्टी बजायी (४ 

जाने के लिए तैयार चामला फिर वैसे ही रुक गयी । 


पट्टमहादेदी शान्तला [| 99 


कल्वाल ने प्रतीक्षा की कि हह शायद पास आये। प्रतीक विफ़्त हुई । तद 

उसने बहा, “पुतल्ली की परह घड़ी रहता और किसी का न रहता दोनों बराबर 
। आओ, यहां पास आकर बैंठो ।” कहकर पलंग पर अपने ही पराम जगह 

दियायी। 

वह उसके पास गयी, पर पलंग पर न बैठकर, पास ही दूसरे आसन पर था 
बैठी । बोली, “हां, बैठ गयी; अब यताइए क्या करें ।7 उसकी ध्वनि में गुछ तर- 
खटपन से मिश्रित ढीठपन था 4 

“तुम्हें गाना आता है ?” बल्लाल ने पृष्ठा । 

“आता है, परन्तु दीदी की तरह मेरी आवाज भारी नहीं ।/ 

“भघुर लगती है न।” 

“मैंने अभी गाया ही नहीं ।” 

“तुम्हारी बातचीत ही मधुर है। गाना तो गौर ज्यादा मधुर होगा। हाँ; 
गाओो ने!” 


चामला गाने लगी। बल्लाल को वह अच्छा सगा। उसने पूछा, “तुम्हारे 


/दण्डनायकजी को यह सब पसन्द नहीं । इसलिए गुर नही ।” 

“तो फिर तुमने सीया कीसे ?” 

“किसी-किसी को गाते पुनकर सीखा है; पता नहीं कितनी गलतियां है !” 

“मुझ्ने क्या मालूम ? तुमने गाया । मैंने सुना; अच्छा लगा। एक गाना और 
गाओोगी ?” 

“हाँ/--चामला ने गाना मुरू किया । हि 

कुमार वल्लाल वैसे ही लेट गया। भोजन गरिप्ठ था । एक, दो, तौत गाते 
गा चुकी। समय सरकता गया। कुमार बल्लाल को नोद आ गयी। चामब्वा 
भावी जामाता को देख जाने के इरादे से उघर आयी तो देखा वहाँ चामला है। 
तब पद्मला कहाँ गयी ? यहाँ न रहकर क्‍यों चली गयी ? क्या हुआ ? दरवाज़े पर 
पेटके परदे को आड़ में से गाने की ध्वनि सुनकर धीरे से परदा हटाकर झाँशा 
और वात समझ गयी । चामव्वा समझ गयी कि राजकुमार सन्तुप्ट है। उसका 

अभीष्ट ।॥ 


उसके उधर आने की खबर किसी को न हो, इस दृष्टि से चामव्वा चली 
गयी। 


एक गाना समाप्त होने पर हैसरा गाने के लिए कहनेवाले राजकुमार ने 
तोसरा गाना पूरा होने पर जब कुछ नहीं कहा, तो चामला ने पलंग की ओर 


आगी और अपनी बड़ी वहन पद्मला को खबर दी 

“ओह, मैं तो भूल ही गयी थी । तुम्हारा गाना सुनते-सुनते वोप्पी सो जाती 

है। राजकुमार तुम्हारे गाने को सुन खुश हो गये, लगता है ।” 

“तुम ही उनसे पूछकर देख लो 

“न न, मैं तो उनसे कुछ नहीं पूछूंगी ।” 

“क्यों ?” 

“यह सब तुम्हें क्‍यों ? जाओ।” 

“तुम न कहो तो क्या मुझे मालूम नहीं होगा ? संकोच और लज्जा है न? 

चयोंकि आगे पति होनेवाले हैं? इसलिए न ?” 

“है, नहीं, देखो | फिर***” 

“क्या करोगी ? महारानी हो जाने पर क्या हमें सूली पर चढ़वा दोगी ?” 

“अभी क्यों कहूँ !” 

“देखा न ! मुँह से बात कैसे निकली, महारानी बनेगी ।” कहती हुईं खुशी से 
साली वजाती हुई भाग गयी । 

“ठहर, मैं बताती हूँ तुझे" ५” कहती हुई पद्मला ने उसका पीछा किया । 
अपनो माँ को उधर आयी हुई देखकर दोनों जहाँ थीं वहीं सिर झुकाकर खड़ी हो 
गयीं । इतने में माँ ने दोनों बहनों की करतूत देखकर कहा, “बहुत अच्छा है; दोनों 
विल्ली की तरह क्‍यों झमड़ रहो हो ?” 

माँ को कोई उत्तर देने का प्रयत्न दोनों ने नहीं किया। दोनों आपसी बात 
को आगे बढ़ाना उचित न समझकर वहाँ से भाग निकलीं । 

चामव्वा ने सुख निद्रा से मग्त वल्‍्लाल कुमार को फिर से एक बार देखा, 
और तृप्ति का भाव सिये अन्दर चली गयी । 


उधर बिट्टिदेव रेविमय्पा के पीछे पड़ा ही था। उत्ते जो बात घूमते समय के 
समय नहीं कही उसे अब कहे--रेविमय्या इस असमंजस में पड़ा था, तो भी वह 
चाहता था कि राजकुमार बिट्टिदेव को निराश न करें। इससे भी बढ़कर उनके 
सन में किसी तरह का कड आपन पैदा नहों--इस वात का ध्यान रखकर 
रेविमय्या किस्ती के नाम जिक्रन करके बोला, “दोस्समुद्र में जो वातें हुई थीं---सुनते 
हैं, किसी के स्वाये के कारण, तात्कालिक रूप से ही सहो, युवराज का पट्टाभिषेक 
न हो--इस आशय को लेकर कुछ वातें हुई हैं। इससे युवराज कुछ परेशान ही 


पट्टमहादेवो शान्तला [| 04 


गये हैं।” रेविमय्या ने बताया । का 
“मतलब यह कि उवराज शीघ्र महाराजा न बने ? यही न ?” विद्विदेव ने 
कहा । 
“न, न, ऐसा कही हो सकता है, अप्पायी ?” रैविमस्या ने बहा । 
“ऐसा हो तो यह परेशानी हो क्या है?” वि 
“नमक याकर नेमकहरामी करनेवालों के बरताव के कारण यह परेगाी 
| सचमुच अब युवराज पर महाराजा का प्रेम और विश्वास दुगुना है गया 


“ठीक ही तो है। परन्तु इससे बाकी लोगों को बया लाभ ? यदि सिहासत 
पर अधिकार जमाने की ताक मे कही और से उसको मदद मिल रही हो तो चिता 
फी बात थी । पर ऐसा तो कुछ है नही ।" 

“मेरे लिये भी वही हल न होनेवाली समस्या बनी हुई है । युवराज या युव- 
रानी ने--किसी से इस बारे में कुछ कहा भी नही। ये सारी बातें तो ईने दूनरों मै 
जानी है।” 

“फिर तो मै मां से ही पृष्ठ तूंगा ।” दा 

“नही, भप्पाजी, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं । समय आने पर सारी बातें 
अपने आप सामने आ जायेंगी ।” 

“कैसा भी स्वार्थ क्यों न हो, इस तरह का वरताव अच्छा नहीं, रेविमम्या! 
घुवराज को ओर ज़रा स्पप्ट कहना चाहिए था।” ४ 

“युवराज का स्वभाव तो खरा सोना है। किसी को किसी तरह का दई न 
हो, इसलिए सवका दुःख-दर्द खुद झेल लेते हैं ।” 

“सो तो ठीक । अब भैया क्यों नहीं आये ? वही दोरसमुद्र में क्यों ठहरे हुए 
हैं?” 


भरियाने दण्डनायक ने इस बात पर विशेय ज्लोर दिया था वे सेना और उसके 
संचालन आदि के बारे में अप्याजी को शिक्षित करना चाहते हैं । युवराज जब 
महाराजा बनेंगे तव तक अप्पाजी को महादण्डनायक बन सकने को योग्यता 


“प्रारम्भ से ही भैया का स्वास्थ्य अच्छा नहीं । बास्यार विगड़ता रहता 
है। इस शिक्षण में कही थक जाय और ऊँछ-का-कुछ हो जाय तो? भैया का 
स्वभाव भी तो बहुत नाजुक है । क्या दण्डनायक के यह बात मालूम नहीं ?” 

“सो तो ठीक है। अब ता अप्पाजी को वहाँ ठहरा लिया !” 

“माँने कैसे इसके लिए स्वीक्ृषति दे दी 7 


402 / पहमहादेवी शान्तला 


बास्तव में मुर्वराई और युवा की इच्छा नहीं थी। कद अप्पाजी ही 

झ्हस्ने के लिए उत्साही बे-ऐसा सुतने जल आया है । महाराजा का कहती थीं 

तुस्न्त खुशी से माँ पर जोर डालकर डहस्ले की स्वीकृति झआप्पाजी ने लें ली--यहे. 
ज॑ आया 

“शसा है! आखिर भैया को वहाँ ठहरने में कौन-सा विशेष आकर्षण हैं शा 

«कई कैसे और बया कहेँ। अप्पाजी ? जो भी हो, महा एज छी सलाह को इनकार 


ञ््ए 


«हो हमारे लिए युवराज ने ऐसी आजा बयों दी कि लौटते समर्भ दोस्समुद्र ने 
28 


वह तो युवरानी की इच्छा थी ए 
यह सर्वे पहेली-सी लग दही है, रेविमस्यी । मै माँ से अवश्य वूछूँगा कि हे 


इन बातों में अवश्य कोई कार्य-कारण सम्बन्ध होना चाहिए | इतना ही नहीँ, 

जवराज के पट्टाभिषेक समारम्भ को स्थग्रित करने के साय भी इन बातों 

सम्बन्ध हो सकता है। अनेक तरह की बातें सुझ तो रही थीं, परन्तु इस पृ मात्र 

से वस्तुस्थिति को समझने में कोई विशेष मदद नहीं मिल पायी । काफी देर तक 
रहे। 


पामोशी को तोड़ते हुए विट्विदेव ही बोला, “रेविमय्या !” 

“क्या है अप्पाजी ?” ५ 

“मा ने मेरे हेग्गड़े परिवार के साथ शिवगंगा जाने की बात को गुप्त रखने 
के लिए तुमसे क्यों कहा ?” 

रैविमय्या अपलक देखता रहा, विट्विदेव की ओर । श 

“लगता है इसका कारण तुम्हें मालूम नहीं, या तुम बताना नहीं चाहते ?” 

“अप्पाजी, मैं केवल एक नौकर मात्र हूं । जो आज्ञा होती है उसका निष्ठा ऐे 
पालन करना मात्र भेरा कर्तव्य है ।! हर 

“तुम्हारी निष्ठा से हम परिचित हैं। तो तुम्हें कारण मालूम नहीं है न? 

“जी नही ।” 

“मालूम होता तो अच्छा होता ।” 

“हाँ, अप्पाजी । पर अभी मालूम नही है ।” 

नया मालूम नही है रेविमय्या ?" अचानक आयो एचलदेवी प्रूछ बैठी । 

म्या झठ से उठ खड़ा हुआ । 
विद्विदेव भी उठा । माँ से बोला, “आओ माँ, वैठो /” कहते हुए आसन 

दिखाया । युवरानी बैठ गयी। विद्विदेव भी बैठ गया। क्षण भर वहाँ खामोशी 
छायी रही । 

वरानी एचलदेवी ने भौन तोड़ते हुए कहना शुरू किया, “आय लोगों के 

में बाधा पड़ गयी, छोटे जैप्पाजी ? क्यों, दोनों मौन क्यों हो गये ?” 

विट्विदेव ने एक बार रेविमय्या को देखा, फिर माँ की ओर मुख करके बोला, 
“कोई बाधा नहीं । सचमुच्त आप ठीक समय पर आयीं।!” ४ 

“कैसा ठोक समय 2” के 

“मैं रेविमय्या से 4छ रहा था--मेरे शिवगंगा जाने की बात दोरसमुद्र में 
किसी को विदित न हो, हे उप्त रखने के लिए आपने कहला भेजा था । मैंने 
“उससे इसका कारण जानना चाहा तो वह कह रहा था कि मैं तो नौकर मात्र 
| ॥ +20/400, होता है उसका निष्ठा के साथ पालन करना मात्र मेरा कर्तव्य 

। इतने में **«०ः 
“में जा गयी। इसीलिए यह ठीक समय हुआ, है ने ?” 
“जी हाँ । इसका मतलब क्या है, माँ ?”- 


204 / पहमहादेवी झान्तला 


उप या (पददी पर्वत स्टिंग हट मे पक गयो है। मानव होते 
लग आधा सफल हुक पए कर हमे कु जो लगी उसे बरन 
कै पर कृछ दातें सब लोगों मालूम त होता हीअल्टा रहता है.। यहाँ भी 
कुछ ऐमी ही वात थी, इसलिए ऐसा कहला भेजा था। 

ह् ३ 


“मतलब कुछ लोगों को यह मालूम ही ठो 
महज आशा में अपने द है--ऐसी शंवग आपके मन में आयी होगी । 
आही न 
“एक तरह से ठुम्हारा ठीक है 
“युबरानी होकर भी कुट लोगों के कारण आपको ऐसा डर ? 
अप्पाजी, अभी छोटे हो ॥ सफ़ेद पानी क्षी दूध मानलेता रे लिये 
सहज है में युवराती हूं, सच -सहज कुछ मेरी अपेक्षाएँ हो 
क हैं। हाल की प्रों पर <न्न से लगता हैं कक हमें भी सावधान 
रहना होगा। खुद महारा उनकी इच्छा के अनुर 
हो सकते में भी तो हमारी आकांक्षाओं का कया हाल होगा मु 
तो की कोई आशा पूरी नहीं हुई ?” 
युवरानी चुप रही । ईंट सोचने लगी । रेविंसिया न्नी तने लगा आखिर 
बात यहाँ तक भी पहुँची 
“यदि न कहने की बात है तो ज् आग्रह नहीं करा पद जब मैं बड़ा 
जाऊँगा ते यदि राजा नहीं होऊ तव जी अनेक मुझपर पई 
सकती हैं। ऐसी ह्थति में मुझे कैसे यखना होगा-- हे क्‍लिए मुझे शिक्षा दे: 
उमर योग्य बनाना चाहिए थी शर्वित संगर्ठित राज्य में 
व्जो महाण्ज को भी झुका द+ बातों से ऐसा ही मी पड़ता हैं. ४" 
नहीं अप्पाजी, ऐसी दे, या रधी शक संगत नही है।! 
धतो फिर?” 
«मानव का मन आम तौर पर हे है। नियम उसे अपने 
अधीन रखता होता है । परन्तु जब ८ प्रवल हो है तब बही सर्क् 
अन्य से अन्‍्धा हो जाता ॥ बहुमत के सहयोग और 
झे ही राजाओं क्के का मूल्य हीता है। 
न्हो क्या ऐसे लोगों के बशीभूत होगं चाहिए ? वी 
भच्रतिकार नहीं किया जा ;्ट 
सम कुछ से होता है, कभी मानव की 
रह सह गुण है एक हद तह कर होता है यदि वही स्वार्य सप्दर्डित 
में बाधक ही करना होगा ष 


* राष्ट्रसेवक स्वार्यवश यदि कभी ऐसा बने तो राजा को भी झुडदा 
होगा ?” हि 
आुकने के माने यही नही, उसे क्षमा का एक दुसरा रूप माना जा सकता है। 

“माँ, क्षमा यदि अति उदार हो जाय तो दण्डनीय गलतियाँ भी उत्त उद्ला 
में अनदेखी हो जाती है । न्याय के पक्षपाती राजाओं बे इम विषय में दब 
जागरूक रहना चाहिए। उदार द्वैदय राजाओं के लिए एक बहुत हो श्रेष्ठ युप है। 
फिर भी उसका दुरुपयोग न हो, ऐसी बुद्धिमत्ता तो होनी ही चाहिए--युखईने 
मुझसे यह बताया है।” 2 

“औदार्य, दया, क्षमा---ये तीनों राजाओं के श्रेष्ठ ग्रुण है, अप्पाजी। जमा तुर्स 
कहा, इनका दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए । इस विषय में सतर्क रहा 
आवश्यक होता है। अतएव*-०४ अवरानी कहते-कहते रुक गयी। और फिर णाें 
को उद्यत हो गयी । 

“क्यों माँ, बात अधूरी ही छोड़ दी ?” कहते हुए बिट्विदेव भी उठ खड़ा 
हुआ। 

“बण्टी की आवाज नहीं चुनी, अप्पाजी ? प्रभुजी पधार रहे है ।” 

रैशम का परदा हटा। उवराज एरेयंग प्रभु अन्दर आये। [विमय 
वोहर चला गया। युवराज के बैठ जाने पर युवराती और विट्टिदेव दोनों बैठ 
गये । 

“क्‍यों अप्याजी, आज गुरुजी नहीं आये ?” युवराजा ने पूछा । मा 

वि्विदेव उठ बड़ा हुआ। “नहीं, आज अध्ययन का दिन नहीं है। 22 
को तरफ़ मुड़कर कहने लगा, “माँ, यह घुड़सवारी का समय है, जाऊँगा ।” कह 
कर वहाँ से निकल गया 4 

अन्दर युवराजा और अवरानी दो हो रहे। कुछ देर तक मौन छाया रहा। 
फिर युवराज एरेयंग मे ही बात छेड़ो, “चालुक्यराज तिभुवनमल्ल विक्रमादित्य 
की ओर से एक बहुत ही गुप्त पत्र आया है। क्या करना चाहिए--इस सस्ते 
में मन्‍्त्री और दण्डनायक से सलाह करने के पहले अन्त:पुर का मत जानते के लिए 
यहां आया हूँ ।” 

» दम स्त्रियाँ भला क्या समझें ? जैसा आप पुरुष लोग कहते है, हम तो वह 
स्त्री ही है।” 

“स्त्री, स्त्री होकर रह सकती है। और चाहे तो मर्दाना स्त्री भी हो सकती गे 
पौरुष की प्रतीक । स्वभाव का कवियों ने जैसा वर्णन किया है, वह से 
पर वयों आरोपित किया जाये ? उस बशित मार्दव को दीनभाव से क्यों देखा- 
अमझा जाये ? हमारे इस भव्य पप्ट्र की परम्परा में स्त्री के लिए परमोच्च स्थान 
है। वाक्‌-शक्ति ने सरस्वती का रूप धारण किया है। अर्थ-शक्ति ने लक्ष्मी का रुप 


706 | पट्टमहादेवी झान्तला 


चरण किया है । बाहुबल ते स्वमं-्शक्ति का छारण किया । जीवन के लिए 
ञञा' का रूप किया पैर प्रकृति के बारे में 
कल्पना की आँखे जे जो भी देखी बह स्त्री के लिरूपित किया 
गया। वास्तव कं स्‍्त्री कल्पना विवि! राप्दृ परम्परा 
की भव्यता को | 

न्झुँ हाँ, यो अ्रशंसा करके ही स्त्रियों को वश में कर पुरुष हम को 
जाल में फंसा लठे हैं। और (कर 'अवला- से अलंइत द्िराजते हैं। 
इस सबके कं पुरुष का स्वाथे इसमें स्त्री होकर कोई भव्यता नही 
हूँ" 

“देखने की दुप्टि मर बड़ गयी हैं 

"न, ने आचरण की रीति है। वह परम्परागत भव्य कल्पना वेब 
क्वेवल कंठपुतर्ल ही का खेल बने गयी हैं।” 

“इधर-उधर की बातें सर्माप्त थी जिस विपय को लेकर विंचारः 

ज्षमय करने आग कया नहीं 
७ज्ञा कहने की ही कहाँ है हे? 
"फिर वही ब्ईग्य ए 


“व्यंग्य नहीं। हमे याते स्त्रियाँ अपने आपको सम्पूर्ण झूप से समपेण कर देती 

हैं। हमारे पर्स अपना कुछ भी नही रह जाता । ऐसी दशा में हमारे हाथ में कोई 

अधिकार दी नहीं रह जाता ॥ अच्छा, ऋहिए क्या आग है?! 

“मालव के राजा का खिक्रमार्दित्य से बैर पहले सेह्दी हैं चालुबंय और पर 

मां में पीढ़ी-दर-पीदी से यह शत्रुता चली आती रही है। पहले परमार राजी 
तैलप 


मुंज को हराकर च्च चक्रवर्ती नें पस्मारों की सारी विस्दावली क्को 

छीन लिया था। हे घारानगरी पर हल करना है। यर्दि हैं साथ नर्दें तो 

उनका दायाँ हाथ दी कट जायेगा । ने यह, बाते स्पष्ट ज्ेजी है। मई 
(या करनी चाहिए 

"विश्वास स्खके चाहनेवालों के तो आप सर्दी भ्रयदाता रहें 
हैं; इस बारे में से “विचासने कसी कोई बात ही नहीं है।” 

“वाह * क्के ही 

+भकिस केर ; 

“हेम्पाडी अस्त गंगवंशी घराने वें? (जसमें तुमने (लिया और वीर 
वॉय्सल घराने वे छजसमें तुम पहुँची । दी आसानी से बरीकृति मिले जायेगी. 
इसकी मुझे बल्पना नहीं थी पा 

क्यों ? आप श्र पाणिग्रहण करनेवाली मुझकी आपने चगयर 


“ऐसा नहीं, दाजमहल में एक शुभकार्य सम्पन्न हुए अभी एक महीदाभी 
रा नहीहुआ है। अभी बुद्ध के लिए जाने की बात १२ शायद कोई स्वीहृति नहीं 
सकेगा--.ऐसा लग रहा था मुझे ।” 
“वर्तमान 


के बदले, सबको भल-भालकर जयमाला पहनने को प्लिर आगे बढ़ाना अच्छा ही 
है न? इसमें कोति तो मिलती ही है, मन को शान्ति भी श्राप्त होती है। बोर 
भरोसा रखनेवालों को मदद देने के कत्तंव्य-निरवहण का आत्म-संतोप भी। ये सब 
एक साथ प्राप्त नहीं होंगे क्‍या ?" उ्झी 

“हमें तो ये सब प्राप्त होगे ही। परन्तु यहां एकाकी रहकर कब उ््गी 
तो?” 


“इस विषय में प्रभु को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं। हमारे छोटे 
अप्पाजी ऐसा मौका ही नहीं देंगे ।” 322 

“अब तो वही हमारा सहारा है। अप्पाजी अभी दोरसमुद्र में ठहर गये है 
चहाँ उनका मन कब किस तरह परिवर्तित हो जाये या कर दिया जाये, कह नहीं 
जा सकता ।” 


» है तो सही है। अध्पाजी को वहाँ हराने की वात पर आप राजी ही क्यों 


“जिस उद्देश्य से हमने सिंहासन को नकार दिया, उसी तरह से इसे भी हमने 

स्वीकार किया। इैपरा चाराभी न था। महाराज की अब उम्र भी बहुत हो गयी 

/ काफ़ी वृद्ध हो गये है वास्तव में वे नचानेवालों के हाथ की कठपुतली वन गये 
हैं | #& 


“कल राज्य ही दूसरों के हीथ में हो जाये तो 2-० 
“वह सम्भव नहीं । पिछले दिनों जिस-जिसने उस नाटक में भाग लिया है, 
राजद्रोह नहीं धा--इतना तो निश्चित है ।” 

“यदि यह बात निश्चित है, तो डैस नाटक का उद्देश्य क्या है--आपकी 
मालूम रहना चाहिए न ?” 

“उसका 38-कुछ आभास तो हुआ है ।” 

“यदि अपनी इस अर्धायिनी को बता सकते है तो बताइये न ?” के 

“हमारी अर्धामिनी हमसे भी ज्यादा निपुण है। हमारा अनुमान था वि 
आपने पहले से ही इस बारे में ऊँछ अन्दाज लगा लिया होगा ।” 

“प्रशंसा नही, अब वस्तुस्विति को जानकारी चाहिए।” 

“चामब्वे की इच्छा है कि वह युवरानी की समधिन बने । इस इच्छा की पूर्ति 
के लिए यह सारा नादक रचा जा रहा है।? 


708 | पहमहादेवी भान्तला 


एचलदेवी हँस पड़ी । 

“हुँखती क्यों हो 

न्ब्ात कुछ टी लगी । कहावत है, 'अफारा गाय को, दीर्गे दिया बैल 
गे! इसलिए हे वी आ गयी 

“सजनीति तो ऐसी ही होती है 

'होती होगी ! फिर भी मुझे, ईसवर-वैर वया है--सी तो मालूम नही 


पड़ा 
०ह्वीक ही तो हैं। (देय तले अंधेरा | अपने ही पाँव तले जो होता रहा+ चह 
दिखायी नहीं दिया | 

"क्या सब हुला श्र 

«एक साधाएंग हेग्गड़ती को जिंतना गौरव मिलना चाहिए उससे कही सौ 
गुना अधिक गौरव पा जाने थे, राजधराने से कमल सकतेवार्ले समस्त गौरव की 
मात्र अपने ही लिए माननेवालों के मत मेँ असहिष्णुता और सन्देह के लिए 
युवराती रानी ते मौकी ही क्यो दिया पथ 

(किसी को कु विशेष गौरव दया तो दूसरों के मत में अंसहिप्णुता और 


#हूमसे पूछने से कया धानमस्त्रीजी की वहन आपकी समर्थित बनना 
चाहती हैं। आपकी ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, सुनते ह्व्‌ 

«तो क्या चामव्वा राय में हमें जैसी बहू चाहिए वैसी चुनने की स्वतस्त्रता 

भी नहीं और है को अपनी जीवनसंगिती बनने योग्य क्या को चुनने की 


आजादी १ ऐसी है 2 भरी स्वीईति से ही तो बह समधिन 
बन सकेगी ?” 

“उसने तुम्हारे स्वातन्त्य के बारे में सवाल नहीं । बल्कि खद्ग क्को 
ल्लराश होना पड़ी, उसकी यह प्र है। प्रभाव और शक्ति को प्रेका- 
शान्तर से दिखाकर उत्पन्‍न करने सूत्रधारिणी बनी हैं, वहें. दग्ड' 
नायकिती * 

“हो बया हमें डरकर उसकी इच्छा के आगे होना होगा 

#“आप झुर्के या मे झुकें, वह तो काम आगे ही 

व्यदि हम यह कहें दें हीं चाहते, तर्व बयां कर 

शत 

९ आसानी से ऐसा कहे नहीं सकते सवाल पर परों से 

होगा । माता होने सबसे पहले हमें कुमार की टॉर्य 
जाननी होगी धर 


दोरसमुद्र से वापस बुला लें ।” 

“तो क्या यह रिश्ता आपको पसन्द नही ?” 

“अब तक मेरे मन में ऐसी भावना नही थी । परन्तु अब इस कुतस्त्र वी बात 
चुनकर लगता है, यह रिश्ता नहीं चाहिए। घर-फोड़ स्वभाववाले लोगों की 
रिश्तेदारी घराने की सुप-शान्ति के लिए घातक होगी। यह अच्छा नही।” ४ 

“इतनी दूर तक सोचने की जरूरत नहीं। यद्यपि किसी हद तक यहां सवार 
है, तो भी जैमा तुम समझती हो वैसे घर-फोड़ स्वभाववाले है--ऐसा मुझे नही 
लगता ।” 

“आप कुछ भी कहे, में इससे सहमत नहीं हो सकती। उनके स्वार्थ को मैं 
समझ सकती हूं। परन्तु सवा के कारण उत्पन्न होनेवाली असूचा बडी घातक है। 
निःस्वार्थ और सरल स्वभाव की उस हेग्यड़ली और उसकी मासूम बेटी से इस 
चामव्या को डाह क्यों ?” 

“उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो--ऐसा सम्निवेश ही तुमने पैदा क्यों किया ? 
लोग आँखें तरेरकर देखें--ऐसा काम ही क्यों किया ?” 

“मैने कौन-पा गलत काम किया ?” 

“हम यह तो नहीं कह सकते कि गलत काम किया। लेकिन जो किया मो 

सबको ठीक लगेगा--ऐसा नही कहा जा सकता। राजघरामे के परम्परागत 
सम्प्रदाय मे आदर और गौरव ज्थान-मान के अनुसार चलता है। निम्न वर्गवालों 
को उच्च वर्ग के साथ विठावें तो उच्च वर्गवाले सह सकेंगे ?” 
“तो क्या दण्डनाथक अपनी पूवेस्थिति को भूल गये हैं?” 
“वे भूल गये हैं या नहीं, मालूम नहीं। परन्तु महाराजा अब भी स्मरण रखते 
है।” 

“सो कैसे मालूम ?” 

उन लोगों से पहले विट्विदेद और शान्तला जब दोरसमुद्र में पहुंचे, उप्के 
वाद वहाँ राजमहल में, मरियाने दण्डनायक की जो बातचीत महाराजा से हुई, 

और उसका सारयंश जितना कुछ रेविभय्या से मालूम हुआ था, वह पूरा युवराज 
एरेयंग प्रभु ने अपनी पत्नी को कह सुनाया । 

हमारे महाराजा तो खरा सोना हैं। उनका नाम ही अन्वर्थ है। अहंन ! 
अब निश्चिन्त हुई। तब तो मेरे मन की अभिलापा पूरी हो सकेगी।” युवरानी 
ने जैसे स्वयं से कहा । उसके कथन का प्रत्येक शब्द भावपूर्ण था जो एरेयंग प्रभु के 
हंदयस्थल में पैठ गया । 

अभिलाया ऐसी नहीं थी जो समझ में न आ सके । अभिलापा का सफल 
होना असम्भव भी नहीं लगता था ) परन्तु उनकी दृष्टि में अभी वह सफल होने 
का समय नहीं आया था । 


70 / पट्टमहादेवी शान्तला 


“तुम्हारी अभिलापा पूर्ण होगी परन्तु उसे अभी भकट नहीं करना। 
युवराज में कहा । 

का आशीर्वाद कलेगा। खवराज ब्दीभी सम्मति है। इसी एक 
विश्वास से अपेक्षित को पाने में चाहे समय जितना भी लगे, में तिश्चिन्त रह 
सकूँगी ।/ 

“हो कल प्रस्थात करने में कोई अड़चन ने होगी न हा 

“नहीं, मुझसे इसके लिए. कभी अड़चन से होगी। परन्ढ इस युद्ध का कारण 
या है कुछ मालूम हुआ ? यदि कह मंर्कते हों तो कहें है 

#विक्रमादित्य ने अपना शक जो आरम्भ किया वह परमारों के लिए द्रोह्‌ 


का कारण बना है । 

विक्रमी शर्क का आराम हुए सोलह साल पूरे हो गये । सतहतो 
शुरू हुआ कक जग वह दरोह की आए बी ४ 
(क्र अब सोलह वर का युवा है |] में गर्मी चढ़ती हैं। इसके साथ पे. 
जी कि सिलहार राजपुत्री चंदलदेवी दृत्य चत्रवर्ती के गले में स्वयवरः 
माला पहना दी । ईसे पं में द्रोह पैदा है। उस 
समय का भी जलन रही आयी। बे स्वमंवर में भी हारे। उस 
अनिन्‍्य सुल्दरी ने इत राजाओं के समर्थ इनके परम शक के गले में माला 

को उतके मे में कैसा बया हुआ होगा परमार की विद्वेपारिन को 
अडकाने में शर के राजा हे ने जो सुन्दरी को रहा, 


ड ने पाने में असर्फर्े 
उसने भी शायद मर्द दी हो। इन सबके का रा अयंकर युद्ध होता सम्भव हैं।" 
«स्वमंवरःविधि तो इसलिए वनी है जिससे कल्या को उसकी इच्छा ओर 

आवनाओं को उचित गौरव के साथ उपगुर्कत स्थान प्राप्त हों । तो यह स्वगंवर 
ज़िधान कया कस नाटक है शा 

“किसने ऐसा कह शा 

“हमारे इन राजाओं के बर्ताव ने! स्वयंवर के कारण एक सज्य इसे 
राज्य से लड़ते की उद्यत हो जाय तो इसका मतलब ग्रह तो नहीं कक स्वयंवर 
बद्धति को ही च्यर्थ कहने लगें ए 

न्वृद्धति की रीति, उसके आचरण की चाहे जो हो स्त्री, धन 


सिस्जनहार भी इसे नहीं रोक सके | सीता के कारथ रामायण, 

वजह से महाभारत के युद्ध हुए यों स्त्री के लिए लड़कर मर हि 

समाज के लिए कलंक है । ये घटनाएँ जोर देकर ईत बात की साक्षी दें रही है 
जानते हुए भी हम बारूवबार वही करते हैं । यह छूटता ही नहीं हमारे 

यही एक संतोष की बात है कि आत्म-समर्पण करनेवाली एक स्त्री की स्वसस्त्ता 


चटुमहादिवी इान्तला | [7 


को रक्षा करने जा रहे है।” मु 

“ऐसी हालत में खुद स्त्री होकर नाहों कंसे कर सकती हूं। फिर भी एक 
स्त्री को लेकर इन पुर्पों में जो झगड़े होते है वे घतम होने ही चाहिएँ ।*'हां, 
तो कल प्रस्थान किस वक़्त होगा ?” 

“यह अभी निश्चित नही किया है। गुरुवय गोपनन्दी जो समय विश्ति 
करेंगे, उसी समय रवाना होंगे। यहां के रक्षा कार्य में चिण्णम दण्डनाव रहा 
महामात्य मानवेगगड़े उन्दमराय, हमारे साथ चलेंगे ।” ५ 

“इस बात को महाराजा के समक्ष निवेदन कर उनकी सम्मति ले ली गयी 

के 


“नही, अब इसके लिए समय ही कहां है ! विस्तार के साथ सारी बात तिय- 
कर पत्र द्वारा उनसे विनती कर लेंगे ।” 

“उनकी सम्मति मिलने के बाद ही प्रस्थान करते तो अच्छा होता । प्रस्थाव 
के पहले बड़ों का आशीर्वाद भी तो लेना उचित होता है।” ' है 

“मतलब यह कि हम खुद जावें, महाराजा को सारी बात समझावें और उनसे 
स्वीकृति लें एवं आशीर्वाद थावें; इसके दाद यहाँ लौटकर आ जायें--तभी यहां 
हमारी वीरोचित विदाई होगी, अन्यथा नहीं; यही न ? ठीक है, वही करेंगे। 
आयद इसीलिए कहा है-्त्रो, कार्येपु मन्‍्त्री ।/ यह कहकर उन्होंने घरष्यी 
वजायी । 


रेविमय्या अन्दर आया । अं न 

“रेविमय्या, शीघ्र ही हमारी यात्रा के लिए एक अच्छा घोड़ा तैयार किय' 
जाय। साथ में**न***नन** "कोई भी नही चाहिए । चलो, जाओ” 

रेविमय्या वहां से चला गया। 

“साथ एक रक्षकदल नहीं चाहिए ?” हि शक 

“हमें वेष बदलकर हो आना होगा । इसलिए रेविमय्या को साथ घेता 
जाऊंगा । वह भी वेष बदलकर ही साथ आयेगा |” 


दोससमुद्र पहुंचकर वहां महाराजा विनयादित्य के सामने सबकुछ निवेदन कर 
उनकी स्वीकृति और आज्ञीर्वाद के भाथ युवराज एरेयंग प्रभु ने गुरु गोपनन्दी हरा 
निश्चित मुह्॒त पर पस्थान किया। तु 

दोरसमुद्द के लिए रवाना होने के पहले ही विश्वासपात् गुप्तचरों द्वारा 


3272 | पटुमहादेवी शान्तला 


आवश्यक सूचना धारानगरी भेज दी गयी थी। दो प्रमुख गुप्तचरों को पत्र देकर 
बलिपुर ओर कल्याण भी भेज दिया था । 

बलिपुर के हेग्गड़े माररसगय्या ने वनवासी प्रान्त के ख्यात युद्धवीरों का 
एक णत्या प्रातःकाल के पूर्व ही तैयार कर रखा था । इस सैन्य-समूह की निग- 
रानी के लिए अपने साले हेग्गड़े सिगिमय्या को नियुक्त कर रखा था । 

य्रुवराज एरेयंग प्रभु की सेना ने बलिपुर में एक दिन विश्वाम करके हेग्गड़े 
का आतिथ्य पाकर उन योद्धाओं को भी साथ लेकर, जिन्हें हेग्गड़े ने तैयार रखा 
था, आगे कूच किया । वास्तव में युवराज से हेग्गड़े का अब तक सम्पर्क ही न हो 
सका था । इस अवसर पर पहली बार उनका भेंट-परिचय हुआ | युवराज को 
इसी अवसर पर मह भी भालूम हुआ कि हेग्गड़ती माचिकब्बे कुन्तल देश के 
ख्याति-प्राप्त नागवर्मा दण्डनाथ की पोती एवं बहुत उदार दानी, घमंशील वलदेव 
दण्डनायक की पुत्री हैं। बलिपुर में युवराज खुद आये-गये, पर यह बात तब 
मालूम नहीं हुई थी। 

इस सम्मिलित सेना के साथ एरेयंग प्रभु आगे बढ़े । गुप्तचरों की कार्यदक्षता 
के फलस्वरूप मेरेंगल के निवासी मंगलवेड़े के महामण्डलेश्वर जोगिमरस की पुत्री 
विक्रमादित्य की रानी सावलदेवी के द्वारा संगठित एक हजार से भी अधिक 
योद्धाओं का एक जत्या भी इस सेना में आ मिला । फिर छोटे केरेयूर में बसी विक्रमा- 
दित्य की एक दूसरी रानी मलयामती ने अपनी सेना की टुकड़ी को भी इसके 
साथ जोड़ दिया । वहाँ से आगे विक्रमादित्य के समधी करहाट के राजा मार- 
सिंह, चालुक्य महारानी चंदलदेवी के पिता ने एक भारी सेना को ही साथ 
कर दिया । यों एरेयंग प्रभु के नेतृत्व में जमीन को ही केपा देनेवाली एक भारी 
फौज दक्षिण दिशा से पूर्व-नियोजित स्थान की ओर बढ़ चली । उधर विक्रमादित्य 
की सेना के साथ कदम्बराज तिककम की पुत्री, विक्रमादित्य की रानी जक्कल- 
देवी ने, इंगुणिये से भी अपनी सेना भेज दी । इसी तरह उनकी अन्य 'रानियों--- 
बेंबलगी की एंगलदेवी और रंगापुर की पद्मलदेवी ने भी अपनी-अपनी सेनाओं 
को भेज दिया था । ये दोनों सेनाएँ अपने-अपने निर्दिष्ट मार्ग से धारानगरी की 
ओर रवाना हो गयीं । 


बलिपुर से युवराज एरेयंग प्रभु अपनी सेना के साथ आगे की यात्रा के लिए 
रवाना हुएं। जिस दिन वे चले उस दित दो-पहर के पाठ के समय शान्तला ने 


- पट्टमहादेवी ज्ञान्तला / 373 


रहस्य को जानने का प्रयत्व करती रही। परन्तु इसके सही या गलत होने के 
विषय में पिताजी के समक्ष अपनो जिन्नासा प्रकट नहीं कर पायी । सोतेऊर मे 
अब दूत आये तनी से उसके पिता मे जो परिश्रम किया यह उसने प्रत्मक्न 
देखा था। उस परिश्रम का औचित्य वह समझ रही थी। उसमें कोई गलती 
नहीं है---इस बात को सही ानकारी जब तक न हो तब तक कोई इतरी 
निष्ठा से काम नही कर सकता, यह बात भी वह जानती थी । फिर भी, जिम 
जैन धर्म का भूलतत्त्व ही अहिसा हो और जो उसके अनुयायी हों, उन्हें इस 
आर>काट में भला क्यों लगना चाहिए ?-...पह बात उसकी समझ में मही आ रही 
थी। 

इसीलिए उसने गुरुजी से बछा, “गुरुजी, युद्ध का लक्ष्य हिंसा ही है न” 

“लक्ष्य हिसा है, यह नही कहा जा सकता अम्माजी । मगर इसकी क्रिया 
हिंसायुक्त है--यह बात अक्षरशः सत्य है।” 

“तब जैन धर्म का मृल्य ही क्या रहा ?” हे 

“राजा धर्मरक्षा ही के लिए है। प्रजा की रक्षा भी धर्मरक्षा का एक अंग 
है। प्रजा को इसरों से जब कप्ट उठाने पड़ते हैं या उसे हिंसा का शिकार बनता 
पड़ता है, तव उसके निवारण के लिए यह अनिवाय॑ हो जाता है।” 

“क्या अहिसक ढंग से निवारण करना सम्भव नहीं ?” 

“यदि इस तरह हिसा के बिना निवारण सम्भव हो जाता तो कभी युद्ध 
ही न होता, 84 


“मतलब यह कि युद्ध अनिवार्य है--यही न?” 

मनुष्य जब तक स्वार्थ एवं लिप्सा से उक्त नहीं होगा तब तक यह अति- 
बाय ही लगता है ।” 

“भगवान्‌ बुद्ध ने भी यही वात कही कि हमारे सभी दुःख-क्लेश का कारण 
मे ही स्वार्थ और तलिप्सा है।” 

“महापुरुष जो भी कहते हैं वह अनुकरणीय है, अम्माजी । परन्तु हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि सभी व्यक्ति महान नहीं होते ।” 

“महापुर्षों के उपदेश का प्रयोजन क्या है?” 

चल उपदेश से कोई प्रयोजन नहीं सघता । उसके अनुष्ठान से प्रयोजन 
की सिद्धि होती है। और फिर, अनुकरण भानव-स्वभाव है। हाव-भाव, चाल- 
ग। रोति-नीति, बोल-चाल, ४ पाचोली--सब कुछ अनुकरण से ही वो हम 
सीयते हैं। महाउरुप जो उपदेश देते हैं उसका थे स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। 


समी तो वे महात्मा ऊहलाते हैं । लोग बड़ी आस्था से उनके मार्ग का अनुध्रण 
ययब4 | पट्टमहादेवी शान्तला 


जमकर नहीं होता-...इस वात का ज्ञान उस्त एक ऐसे सल्निवेश्ञ में हुआ जब बहू 
भहायुद्ध में 


हुआ था। तभी शैस्कत्याग कर दिया था । क्या 
यह सचमुच अहिसा की जीत नहीं, गि ?” 
तब को हिचा का प्रत्यक्ष जान ही आर के मार्ग को दशनिवाता प्रकाश 
है, यही हुआ ने 2? हु 
शा अम्माजी, हित्म होती है, इसी से अहिसा का इतना बड़ा मूत्य हा 
औधेरे का ज्ञान होने से ही काश का मुल्य मालूम होता है। अज्ञान की स्क्षता 
मय ही ज्ञान के प्रकाश से विकसित उैन्दर और कोमल संस्कृति का विशेष 
मूल्य है। दु्जन के अस्तित्व से ही सज्जन का मुल्य है। यह तो एक ही छक्के हे 
है पहलू है। एक के अभाव में इसरा पहीँ। रावण मे होता तो सीता-यम का 
वह मुल्य में होता । पाण्डकों के रैल्य का कारण कौरको का अत्याचार था। 
हिरप्यकशिषु का इँक-द्वेप ही प्रह्माद की भक्ति को मूल्य दे सका |” 
“जो अच्छा है, पही दुनिया में सदा को देवता 
सम्भव नहीं । यही कहना चाहते है + आप री 


के मुलोच्चेदन करना 

“फिर को जो अच्छा है, उसे भी. बुरा निगल सकता है ?” 
रा हु प्रेक संसार है तब तक अच्छानुरा 
दोनों रहेंगे । सीलिए अनु ने एक हम कही है--.. विवादपि अमृत्त ग्राह्म' । जो 
सचमुच है वह विप को छोड़कर अमृत को ग्रहण करता है। 
विष में से अमृत का जन्म हो तो उस्ते भी स्वीकार कर लेता है। परन्तु इन 

औषित्यपूर्ण जान को प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में होनी ऋहिए। 

>दीक्षा का ल। भे। बह 


“यह सब अिवन-तेखन में है। जीवन में इनका. आचरण दुलंभ है, है न? यदि 
चोग मनु के कथन के अनुसार चले फोर बालादफि सुभावित” चरितार्य 
होता। है न. गुरुजी ?” ५ 
ने तुरन्त जवाब नही दिया। & _एन्तला की और कुलूहत है 

देखने लगे ; तला भी एक क्षण मौन रही । किर बोली, “क्यों गुद्जी, मेरा 


'म्माजी । इस प्रश्न के फोचे किसी परह की वैयक्तिक प्ठपृत्रि के 
होने की शंका हैई। मेसी यह शंका ठोक है या गैलत-- इस बात का निश्चय किये 
कुछ कहना उचित नही पड़ा । इसलिए चुप रहा।” 

श शंका एक परह से सैक है, गुद्णी ॥ः ग 
“आपके कयन्‌ के पीचे आपकी मनोभुमि के एकाएक क्या प्रसंग आया ! 


"हुमारी अम्माजी की एक अच्छी भावना से कथित वात के बदले में बड़ों 
द्वारा खण्डन ।” 

“तेसी बात का अनुमान आपको कैसे हुआ सुरुजी ?” 

“अम्माजी ! व्यक्ति जब अच्छी बात बोलता है तथा अच्छा व्यवहार करता 
है तव उसके कथन एवं आचरण में एक स्पप्ट भावना झलकती है । ऐसे व्यवित 
का आयु से कोई सरोकार नहीं होता । ऐसे प्रसंगों में अन्य जन भिन्‍न मत होकर 
भी ओऔवचित्य के चौखट की सीमा के अन्दर बंध जाता है। और जब मौक़ा मिलता 
है, उसकी प्रतिक्रिया की भावता उठ खड़ी होती है | ऐसा प्रसंग आने से क्रव 
तक इस सम्बन्ध में दूसरों से कहने का अवकाश आपको शायद नहीं मिल सका 
होगा इस वजह से वह प्रतिक्रिया दूसरा रूप धरकर आपके मुँह से व्यक्त हुई । 
यही न है! 

“शायद !! 

“वह कया है, वताइए तो ?” 

उस्त दिन सोसेऊर में तृत्य-गान के बाद, जब युवरानी ने प्रसन्‍म होकर शान्तला' 
को पुरस्कृत करता चाहा तब चामब्वे ने जो बातें कहीं उस सारे प्रसंग को 
शान्तला ने बड़े संकोच के साय बता दिया । 

“चामब्वा जैसे लोगों के होने से ही मनु ने 'बालादपि सुभाषितं! कहा है, 
अम्माजी । अच्छी वात जो है वह सदा अच्छी ही रहेगी । जिसके मुँह से यह बात 
निकलती है, उसकी हेसियत, उम्र आदि ऐसी बात का मूल्य अवश्य बढ़ा देती है । 

यह दुनिया की रुंढ़ि है। परन्तु अच्छी बात किसी के भी मुँह से निकले, चाहे 
अग्रवुद्ध वालक के मुँह से ही, वह ग्रहण करने योग्य है । लोग ऐसे विषय को ग्रहण 
नहों करते, इसीलिए मनु ने इसे शोर देकर कहा है । अच्छा हमेशा अच्छा ही है. 
चाहे वह कहीं से प्रसूत हो । चामव्वा जैसी अग्रवुद्ध अधिकारमत्त स्त्रियों के ही 
कारण वहुत-सी अनहोनी वातें हो जाती है ।” 

“गुरुजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मानव-जन्म बहुत ऊँचा है, बड़ा है। फिर 
यह सब क्यों हो रहा है ?” 

इतना सब होते हुए भी मानव-जन्म महान्‌ है, अम्माजी । हमारे ही जैसे हाय- 
वैर, आँख-नाक-कानवाले सब बाह्य रूप की दृष्टि से मनुष्य ही हैं। मानव रुप- 
धारी होकर तारतम्य और ओऔचित्य के ज्ञान के विना व्यक्ति वास्तविक अरथों में 
मानव नहीं वन सकते | जन्म भात्र से नहीं, अपने अच्छे व्यवहार से मातव मातव 
बनता है | ऐसे लोगों के कारण ही मानवत्ता का मदृत्त्व है।” 

“वास्तबिक मानवता के माने क्या २” ह है 

“ग्रह एक बहुत पेचोदा सवाल है, अम्माजी | इसकी श्यास्ा करता बहुत 
कठिन है। मानवता मनुब्य के व्यवहार एवं कर्म से झुवित होदी $ । अद् बटुहपी 


पटयह्ाईक क्यमा / 777 


है। मनुष्य बे: किसी भी व्यवहार से, क्रिया से दुगरों को कप्ट न हो, कोई सपट 
पैदा न हो। मानवता की मद्तत्ता तभी है जब व्यक्ति के व्यवहार और कर्म में 
दूसरों का उपकार हो ।” थ.. 

“बड़ी हैसियतवालों को ऐसी मानवता का अर्जन करना चाहिए, अपने जोवत 
में उसे व्यवहार भे उतारना चाहिए; ऐसा करने से संसार का भी भल्ता हो जाये। 
हैन?” 


“हां अम्माजी । इसीलिए तो हम * राजा को प्रत्यक्ष देवता' कहकर गोख देते 
हैं।” 

“उस ग्रौरव के योग्य व्यवहार उनका हो तब ने?" जा 

“हाँ, व्यवहार तो ऐसा होना ही चाहिए। परन्तु हम किस दम से कहें कि 
ऐसा है ही ?” 20 28 

“पोम्सल राजकुमार विट्टिदेव ऐसे ही बन सर्कंगे--ऐसा मान सकते हैं न ! 

वार्तालाप का विषय अचानक वदलकर व्यवितगत विश्लेप में परिवर्तित ही 
गया। गुरु बोकिमय्या ने इसकी अपेक्षा नही को थी। शान्तला ने भी ऐसा नहीं 
सोचा था। यों अचानक ही उसके मुंह से मिकल गया था। हि 

वोकिमय्या एकटक उसे देखता रहा। तुरन्त उत्तर नहीं दिया। शान्तला व 
ऐसा नहीं लगा कि अपने उस प्रश्न में उसने कुछ अनुचित कह दिया है। सहन 
भाव से ही उसने ऐसा धूष्ा था। इसलिए उत्तर की भी प्रतीक्षा की। कुछ देद 
'दैप रहकर कहा, “गुरुजी, क्या मेरा विचार सही नहीं है ?” 

“मैंने ऐसा कव कहा, अम्माजी ?” 

“आपने कुछ नहीं कहा । इसलिए ***४ ५३२2 

“'ऐसा अनुमान लगाया ? ऐसा नहीं है, परन्‍्तु---” बोकिमस्या आगे तहीं 

बोले । 
“परन्तु क्या गुरुजी ?” शान्तला ने फिर पूछा। 
“परन्तु वे युवराज के इसरे पुथ्च हैं, अम्माजी ।” 
“दूसरे पुत्र होने से क्या ? यदि उनमें मानवता का विकास होता है वो शी 
कोई लाभ नहीं--यही आपका विचार है?! 

“ऐसा नहीं अम्माजी। ऐसे व्यक्ति का राजा बनना बहुत ज़रूरी है। तभी 
भनवता इस जगतू का कितना उपकार कर सकती है---यह जाना जा सकता है । 

“तो आपका अभिमत है कि उनमें ऐसी शक्ति है,'यही न ?” 

“अम्माजी, मानवता को तराजू पर तौला नही जा सकता । वह मोल-तोल 
के पकड़ के बाहर की चीज़ है। परन्तु मानवता की शक्ति उसके व्यक्तित्व से रूपित 
होकर अपने महत्त्व को व्यक्त करती है। उन्होंने हमारे साथ जो थोड़े दिन बिताये 
वे हमारे लिए सदा स्मरणीय रहेंगे!” हु - 


का / पट्टमहादेवी शान्तला 


"उनके बड़े भाई उनके जैसे प्रतिभाशाली क्‍यों नहीं हो पायेंगे ?” 

जिस वियय की जानकारी नहीं, उसके बारे में अपना मत कैसे प्रकट करूँ, 

अम्माडी | कसौटी पर रगड़कर देखने से ही तो सोने के खरे-खोटेपन का पता 
चलता है। जो पीला है वह रब सोना नहीं ।” 

“तो आपकी उस कसौटी पर बिट्टिदिव खरा सोना निकले है ?” 

“हाँ अम्माजी।” 

“तो बे कह्दी भी रहें, सोना हो तो हैं न ?” 

यह सवाल क्‍यों अम्माजी ?” 

“बे राजा नही बन सकेंगे, इसलिए आपको पछतावा हुआ । फिर भी लोक- 
हिंत और लोकोपकार करने के लिए उनका व्यक्तित्व पर्याप्त नहीं ?” 

“वर्याप्त नहीं--यह तो मैंने नहीं कहा, अम्माजी | जिसके हाथ में अधिकार 
हो उसमें बह गुण रहने पर उसका फल कहीं अधिक होता है । अधिकार के प्रभाव 
की व्याप्ति भी अधिक होती है--पही मैंने कहा। मैं ब्रह्मा तो नहीं । वे युवराज 
के दुसरे पुत्र हैं। उनसे जितनी अपेक्षा की जा सकती है उतना उपकार उनसे 
शायद न हो--ऐसा लगा, इसलिए ऐसा कहा ।” 

“बड़े राजकुमार को परख लेने के वाद ही अपना निर्णय देना उचित होगा, 
गुरुजी ४ 

“विशाल दृष्टि से देखा जाय तो तुम्हारा कहना ठीक है, अम्माजी ।/ 

“विशालता भी मानवता का एक अंग है न, गुरुजी ?” 

“कौन नहीं मानता, अम्माजी ? विशाल हृदय के प्रति हमारा आक्ृप्ट होना 
स्वाभाविक है। हमारी भावनाओं की निकटता भी इसका एक कारण है | इसका 
यह अथ नहीं कि शेष सभो बातें गौण हैं। तुम्हारा यह बोल-चाल का ढंग, यह 
आचरण**“'यह सब भी तो मनुष्य की विशालता के चिह्न हैं।” 

शान्तला झट उठ छड़ी बुई । बोली, “गुरुजी, संगीत-पाठ का समय हो आया, 
संगीत के गुरुजी आते हो होंगे ।” 

“ठीक है। हेग्गड़ेजी घर पर हों तो उनसे विदा लेकर जाऊँगा ।” वोकिमय्या 
ने कहा। 

“अच्छा, अन्दर जाकर देखती हूँ।” कहती हुई शान्तला भीतर चली 
गयी । 

बोकिमय्या भी उठे और अपनी पगड़ी और उपरनर सेंभालकर चलने को 
हुए कि इतने में हेग्गड़तीजी वहाँ आयी । 

“मालिक घर पर नही है। क्या कुछ चाहिए था ?” हेग्गड़ती माचिकब्ते 
पूछा । 

“कुछ नही । जाते की आज्ञा लेना चाहता था ! अच्छा, मैं चतूँगा ।7 कहते 


वट्टमहूएरेवी दशान्तलां | 279 


ने 


हुए नमस्कार फर बोकिमय्या वहाँ से चल बड़े । 
माचिकब्बे भी उनके पीछे दरवाजे तक दो-चार कदम चली हो थी ढि इते 
में संगीत के अध्यापक ने प्रवेश किया । उन्होंने शान्तला को पुकारा। “अम्माजी, 
संगीत के अध्यापक आये हैं।” 
शान्तला आयी ओर संगीत का अभ्यास करने चली गयी । 


ये नगर का युद्ध बड़ा व्यापक रहा । स्वयं हमला करने के इरादे से भारी 
सेना को तैयार कर बड़ी योजना परमार ने तैयार की थी। परन्तु चालुक्य और 

पोय्सलों के गुप्तचरों की चतुरता से उनकी गोजना, घरी-की-धरी रह गयी। 
धारानगर की रक्षा के लिए बह पर्याप्त सेना रपकर, परमारों की वाहिनी हमता 


एरेयंग प्रभु के नेतृत्व में निकली सेना ने, घारानगर और हमला करने को तैयार 
परमारों की सेना के वीच पड़ाव डाल दिया। इससे परमारों की सेना को रसद' पहुंचता 


पड़ेगा। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि परमार को यह समझना कठिन न था 
कि वह नि:सहाय है और हार निश्चित है; धारानगर का पतन भी निश्चित है। 
इसलिए उन्होंने रातों-रात एक विद्याल व्यूह की रचना कर युद्ध जारी रखने का 
नाटक रचकर मुख्य सेना को दूसरे रास्ते से धारानगर की रक्षा के लिए भेजकर 
अपनी सारी शक्ति नगर-रक्षण में केन्द्रित कर दी । 
उप में व्यूहवद्ध सैनिक बड़ी चतुराई से लुक-छिपकर युद्ध करने में लगे 
| हमला करने के बदले परमार की यह सेना आत्मरक्षा में लगी है, इस बात 
7 अन्दाज एरेयेंग और विकमादित्य दोनों को हो चुका था। रसद पहुँचाने का 
मार्ग नहीं था, पहले से ही वहाँ एरेयंग-विकमादित्यों की सेना ने मुकाम किया था। 
आहार-सामग्री के अभाव में समय आने पर परमार की सेना स्वयं ही शरणागत 


« 720 / पट्टमहादेवी झान्तत्ा 


हो जायेगी---यह सोचकर चालुक्य और पोय्सल युद्ध-नायकों ने भी कुछ ढील दे दी 
थी। लुका-छिपी की यह लड़ाई दो-एक पझवारे तक चलती रही । परिणाम वही 
हुआ--परमार मुकाबिला न कर सकने के कारण पीछे हट गये और राजधानी 
धारानगरपहुँच गये---यह समाचार गुप्तचरों द्वारा धारानगर से चालुक्य-पोग्सल 
सेना-तायकों को मिला । 

एरेयंग और विक्रमादित्य--दोनों ने विचार-विनिमय किया । दोनों मे आगे 
के कार्यक्रम के वियय में गुप्त मन्‍्त्रणा की । विक्रमादित्य ने वापस लौटने की 
सलाह दी किन्तु एरेयंग ने कुछ और ही मत प्रकट किया। उन्होंने कहा, “अब हम 
लौटते हैं तो इसे उचित नहों कहा जायेगा । लौटने से इस बात का भी झूठा 
प्रचार किया जा सकता है। हम डरकर भाग आये। अब पोय्सल-चालुक्यों का 
गौरव धारानगर को जीतने में ही। हमें गुप्तचरों द्वारा जो समाचार मिला है उसके 
अनुसार सन्निधान के साथ महारानी चन्दलदेवी भी आयो हैं; उन्हें उड़ा ले जाने 
का पड्यन्त्र रचा गया था---पह भी मालूम हुआ है ।” 

“तो क्‍या हमारी महारानीजी हमारे साथ आयी है? यह खबर भी उन्हें 
लग गयी होगी ?” 

“लग ही गयी होगी ) नहीं तो पहले अनुमान करके फिर गुप्तचरों हारा 
पत्ता लगा लिया होगा । वह न आयी होती तो अच्छा होता ।” 

“मेरा भी यही मत है। परन्तु उन्होंने मेरी वात मही मानी । कहने लगीं, 
“यह युद्ध मेरे ही लिए तो हो रहा है | मैं खुद उसे अपनी आँखों देखना चाहती 
हूँ ।' यहू कहकर हूठ करने ल्गीं। हमने तव यह सलाह दी कि हमारे साथ न 
आयें। चाहें तो बाद में बृद्ध-व्यावहारिकों के साथ भेप वदलकर आ जायें । 
वास्तव में हमारे बहुत-से लोगों को भी यह बात मालूम नहीं । फिर उनको आये 
अभी बहुत दिन नही हुए है, इसलिए आपकी यह खबर हमारे लिए बड़ी ही 
आश्वयंजनक है ।" 

“आश्चर्य की बात नहीं ! अपने ही व्यक्तियों द्वारा यह खबर फंली है ।” 

“ऐसे लोग हममें हों तो यह तो हानिकर है न? तुरन्त उनका पता लगाना 
चाहिए ।” £ 

थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गयी । एरेयंग कुछ देर तक बैंठे सोचते रहे। 
इस बात को जानते हुए भी कि वहाँ कोई दूसरा नहीं और केवल वे दो ही हैं, 
एरेयंग प्रभु ने विक्रमादित्य के कान में कहा, “आज हो रात को बड़ी रानीजी 
को वेष बदलकर एक विश्वस्त व्यक्ति के साथ कल्याण या करहाद भेज देना 
चाहिए और सुबह-सुबह यह खबर फैला देनी चाहिए कि बड़ी रानीजी नहीं हैं, 
पता नहीं रातों-रात कया हुआ । तब उन द्रोहियों के पता लगाने में हमें सुविधा 
हो जायेगी ।” ह 


पट्टमहादेदी शान्तला / 24 


“आप हमपर विश्वाय करें तो हम यह काम करेंगे । द्रोहियों, कफ 
अगाकर उन्हें मूली पर चढ़ा देंगे । आगे के कार्यक्रम पर बाद में विचार करेंगे। 
एरेयंग । 


“एरेयंग प्रभु, चालुक्य-गिहागन को हमें प्राप्त कराने में आपने जो सहायता 
की थी, उसे हम भूल नहीं सकते। इसीलिए हमने आपको अपना दायाँ हाय 
मान लिया है। राष्ट्र का गौरव और हमारी जीत अब आप ही पर अवलमित 
है । आप जैसा चाहें, करें। इस उंद्ध के महा-दण्डनायक आप ही हैं। आज से हम 
और शेप सब, आप जो ५ गे उसी के अनुसार चलेंगे। ठोक हैन?” रे 

“आप यदि इतना विश्वास हमपर रखते है तो यह हमारा सोभाग्य है (लत 

“'एरेयंग प्रभु, यदि यह हमारी जीत होगी तो हम अपनी विरदावती में मे 
एके आपको दे देने (? 

“विरद प्राप्त करने की लिच से जीत हमारी नहीं होगी । एक मात्र 
राष्ट्रश्रेम और निष्ठा से जीत सम्भव है । हम इस लालच में पड़नेवाले नहीं। 

/हम याने कौन-कौन ?” पु 

“बाकी लोगों की तो बात हम नहीं कह सकते। हम याने उत्तत कलड़र 

की अपनाकर उसी में प्ले पोस्सलवंशी ।” अभि: 
“तो क्या चालुक्यवंशीयों में बह कन्नड़ संस्कृति नहीं है--यह आपका अभि- 
मत है ?” 

“न न, ऐसा कही हो सकता है ? इस उन्नत संस्क्ृति की स्थापना का, स्वर्ण- 
बुग चालुक्यों ने ही जनाड में आरम्भ किया, उन्होंने ही इसे संस्कृति की स्वर्ण 
भूमि बनायी । इसी भृमि में तो पोय्सल अंकुरित हुआ है।" 

“ऐसी दशा में हम आपको विरुद पदान करें तो हमारा जो क्या जायेगा। 
विरुद पाकर आप पायेंगे ही क्या 2?” हि कं 

“देना ही हमारी संस्कृति को सीत्ति है। उसके लिए हाथ पसारकर कार्य में 
2 प होना उस संस्कृति के योग्य कभी नही हो सकता। इसलिए अब इस वात 
को छोड़ दें । पहले हमें जो कार्य करना है उसमें प्रवृत्त हो जायें ।” 

“ठीक है, एरेयंग अभु। वही कीजिए ।” हु 

“आज्ञा हो तो मैं विदा लेता हैं।” कहते हुए एरेयंग अभु उठ बड़े 903 |; 

विक्रमादित्य भी उठे और उनके कन्धे पर हाथ रखकर बोले, “अब हम +ि 
हुए।” 


724 / पहुमहादेवी शान्तला 


दोस्समुद्र से महाराजा की आज्ञा आयी। इस वजह से युवरानी एचलदेवी ओर दोनों 
बालक--बिट्टिदेव और उदयादित्य को दोस्समुद्र जाना पड़ा। गुप्तचरों द्वारा 
प्राप्त समाचार के अनुसार युद्ध जल्दी समाप्त न होनेवाला था। युद्ध समाप्त होने 
के लिए सम्भव है महीनों या वर्षों लग जायें। यह सोचकर महाराज ने युवरानी 
ओर बच्चों को सोसेऊर में रखना उचित न समझकर उन्हें दोरस़मुद्र में अपने साथ 
रहने के लिए वुलवाया था । 

एचलदेवी को वहाँ जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। 

यदि चामव्वे दोरसमुद्र में न होती तो शायद खुशी से एचलदेवी वहाँ जाने 
को तैयार भी हो जाती। या उसके पतिदेव के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही स्वयं: 
महाराजा को सूचना देकर अपनी ही इच्छा से शायद जाने को तैयार हो जाती । 
जो भी हो, अव तो अप्षन्तोप से ही दोरसमुद्र जाना पड़ा। युवरानी और दोनों 
राजकुमारों--विट्टिदिव और उदयादित्य--के साथ दोससमुद्र में आने के समाचार 
की जानकारी चामन्वे को हुए बिना कैसे रह जाती ? जानकारी क्या, इन लोगों 
को दोरममुद्र में बुलाने की बात उसी के मन में पहले पहल अकुरित हुई थी। 
प्रधानमन्त्री और दण्डतायक के जरिये महाराजा के कानों तक बात पहुंचाने की 
योजना उसी की थी, उसी कारण महाराजा ने यह आदेश दिया। जब युवरानी 
पुत्रों के साथ आयी है तो चामव्वा भला चुपचाप कैसे रह सकती थी ? 

जिसे देखने से असन्तोप होता हो, मन खिन्‍न होता हो, दोरसमुद्र मे आते ही 
सबसे पहले उसी से भेंट हो गयी। युवरानी एचलदेवी ने अपनी खिल्नता प्रकट 
नहीं होने दी । 

“महावीर स्वामी की दया से और देवी वासन्तिका की कृपा से, युवरानीजी 
ने दोरसमुद्र में पदार्पण तो किया ।” चामव्वा ने कहा । 

“ऐसी साधारण और छोटी-छोटी बातों में महावीर स्वामों या वासन्तिका 
देवी हस्तक्षेप नहीं करते, चामव्वाजी । भयग्रस्त व्यक्ति कुछ-की-कुछ कल्पना कर 
लेते है और भगवान्‌ की कृपा का आश्रय लेकर युक्ति से काम बना लेते हैं ।” 
कहती हुई एचलदेवी ने एक अन्दाज से चामव्वा की ओर देखा । 

चामव्बां के दिल में एक चुभन-सी हुई। फिर भी वह बोली, “इसमें युक्ति की 
क्‍या बात है? आप यहाँ आयी मांनो ओंधेरे घर में रोशनी ही आ गयी। जहाँ 
॥08880 हो वहाँ रोशनी के आने की आशा करना तो कोई गलत नहीं युवरानी 
जी रे 

“जहाँ अंधेरा हो वहाँ प्रकाश लाने की इच्छा करना अच्छा है । परन्तु मेंधेरे 
का परिचय जब तक*न हो तब तक प्रकाश के लिए 'स्थान कहाँ ? आप और 
प्रधानमन्त्रीजी को धर्मंपत्नी लक्ष्मीदेवीजी जब यहाँ हैं तो अंधेरा कैसा ?” 

“हमारी आपकी क्या वराबरी ? आज आप युवरानी हैं और कल महारानी 


'पंटटेंमहादेवी शास्तला / 23 


होंगी । पोय्सल वंश की बड़ी सुमंगली |” 

“तो पदवी की उन्नति होने के साथ-साथ प्रकाश भी बढ़ता है--यही न ?" 

“हाँ बत्ती बढ़ाने चलें तो प्रकाश बढ़ता ही है।” 

“प्रकाश तेल से बढ़ता है या बत्ती से ?” 

“बत्ती से, जिसमें लौ होती है।” 

“खाली बत्ती से प्रकाश मिलेगा ?” 

“नही ।” 

“मतलब यह हुआ कि तेल के होने पर ही बत्ती की लौ को प्रकाश देने की शक्ति 
आती है। तेल ख़तम हुआ तो प्रकाश भी च़तम। तात्पय॑ यह कि बत्ती केवल 
साधन मात्र है। बत्ती को लम्बा बनावें तो वह प्रकाश देने के बदले खुद जलकर 
ख़ाक हो जाती है। तेल, बत्ती और लौ---तीनों के मिलने से ही प्रकाश मिलता 
है। तेल मिट्टी की ढिवसी में हो या लोहे की, उसका गुण बदलता नहीं । हमारे तिए 
अकाश मुख्य है। तेल की ढिवरी नहीं। इसी तरह से हमारे घर को हमारा 

प्रकाश देता है, हमारी पदवी नहीं, चामव्वाजी। है या नहीं, आप ही 

बताइये ?” 

अब रानीजी के सामने में क्या चीज़ हैं ? जब कहती हैं तो ठौक ही होगा 
चाहिए।” 

“जो ठीक है वह चाहे कोई भी कहे, ठीक ही होगा । युवरानी ने कहा इस- 
लिए वह ठीक है ऐसी वात नही । खेर, छोड़िए इस बात को । इस बात की जिज्ञासा 
हमें क्यों ? दण्डनायकजी उँशल हैं न? आपकी वेटियाँ प॑ञ्मता, चामला और 
वोष्पदेवी---सब ठीक तो है न ? देकव्पे के बच्चे माचण, डाकरस**'आपके बड़ 
भाई के घर एर--सव सानर्द है न? और उनके पुत्र एचम और वोष्पदेव '''कसे 


* राजमहल के आश्रय में फ्रैव स्वस्थ-सानन्द हैं। महाराजा ने हमारे लिए 
किस बात की कमी “९ रखी है ? उनकी उदारता से आनन्दमंगल है ।” 

“हमारा अप्पाजी कभी-कभी आप लोगों से मिलता रहता होगा। पहली 
बार है जब वह माँ-वाप से ६7 रहा है। फिर भी वह छोटा बच्चा तो नहीं है; इस 
नये वातावरण के साय पुलमिल गया होगा। उसकी अब ऐसी ही उच्र है।” 

आप वड़ी हो आग्यवान्‌ हैं, गुबरानीजी। राजकुमार बड़े ही अक्लमन्द हैं। 
चहुत तैज बुद्धि है उनकी। ५ ३ हमारे धुर्वजन्म के पुष्य का फल है। वे जितना 
प्रेमआदर आपके प्रति रखते हैं, अपने भी प्रति वैसा ही.पाया ।” ह 

“मतलब यह कि माँाप से दूर रहने पर भी ऐसी भावना उसके मन में 
वैरावर बनी रहे--इस जतन से आप उसको देखभाल कर रही हैं। माँ होकर मैं 
इस कृपा के लिए कृतज्ञ हैं।" 


2 24 / पट्टमहादेवी झान्तता 


“न नं, इतनी वड़ी वात, न न। यह तो हमारा कत्तंव्य है । अन्दर पधारियेगा।” 
“आपके बच्चे दिखायी नही दे रहे है।**“कहाँ है?” 
“दे बाव-बाना सोख रही है। यह उनके अभ्यास का समय है।” चामव्वा 
ने कुछ गये से कहा । 
चामब्वा ने सोचा था कि ग्रुवरानोजी इस बात को आगे बढ़ाएँगी। परन्तु 
युवरानी 'ठोक है! कहकर अन्दर की ओर चल दी । 
चामब्वा को बड़ी निराशा हुईं। अपने बच्चों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर वखान 
करने का एक अच्छा मौका उसे मिला था। अपनी भावना को प्रदर्शित किये विना 
उसने भी युवरानी का अनुसरण किया । 
अन्त:पुर के द्वार पर युवरानीजी जाकर खड़ी हो गयी । बोलीं, “दण्डनायिका- 
जी, आपने वहुत परिथम किया । वास्तव में हम अपने घर आये तो इतमा स्वागत 
करने की भला जरूरत ही क्या थी? हम अपने घर जायें और अपने ही घर से 
स्वागत करायें तो इस स्वागत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता | परल्तु प्रेम से 
आपने जव स्वागत किया तो उसे हमें भी प्रेम से स्वीकारना चाहिए।अब आप 
हमारी चिन्ता छोड़ अपना काम देखियेगा।” 
“मुझे भी ऐसा कोई काम नहीं है। युवरानीजी को यदि कोई आवश्यकता 
हुई ठोौः जन 
“रेविमय्या और दुसरे लोग भी है; वे देख लेंगे। अच्छा चामव्वाजी---कह- 
कर एचलदेवी अन्दर चली गयी । 
बिट्टिदेव का भाग्य ही अच्छा था। नहीं तो चामव्वा से धक्का खाकर उसके 
पैरों के नीचे गिर सकता था । 
दो-तीन कदम आगे बढ़ने के वाद ही चामव्वा खड़ी हो पायी । उसने पीछे 
की ओर मुड़कर देखा तो वह छोटे अप्पाजी विट्विदेव थे। 
कोई ओर होता तो पता नहीं क्‍या हुआ होता। राजकुमार था, इसलिए. 
चामव्या के क्रोध का शिकार नहीं वन सका । विट्टिदेव चलने लगा । 
उसने बड़े प्रेम से पुकारा, “छोटे अप्पाजी, छोटे अप्पाजी !” 
बिट्टिदेव रुका | मुड़कर देखा । 
चामब्वा उसके पास आयी । बोली, “बेलुगोल से सोसेऊरु जाते वक़्त अप्पाजी 
को देखकर जायेंगे--ऐसा मैंने निश्वय किया था ।” 
“यह मालूम था कि युवराज और माँ सोसेऊर जायेंगे। इसलिए सीधा वही 
चला गया 
“बेलुगोल कैसा रहा ?” 
“अच्छा रहा । है 
“अगले महीने हम सब जायेंगे। तुम भी चलोगे ?” 


का ज् पट्टमहादेवी शान्तला / 425 


“मैंने पहले ही देख लिया है न ?” 

“एक बार और देख सकते हो ।” * 

“वह वहीं रहेगा। कभी भी देख सकते हैं ।” न 

“बड़े अप्पाजी भी चलने को राजी है। तुम भी चलो तो अच्छा !/ « 

“हो सकता है) यहाँ माँ अकेली हो जायें।” 

“उदय रहेगा न !” 

“अभी कल-परसों ही तो मैंने वेलुगोल देखा है।” हे 

“तुम्हें खेलते के लिए साथ मिल जायेगा। हमारी चामला खेल में बहुत 
होशियार है । और फिर, जब हम सब चले जायेंगे तो यहां तुम्हारे साथ कोई ब 
रहेगा ।” 

“मोसेऊरु में कौन था ?” 

“यह दोरसमुद्र है, छोटे अप्पाजी ।” 

“तो क्या हुआ ? मेरे लिए सव बराबर हैं।” 

“अच्छा, जाने दो | हमारे साथ चलोगे न ?” 

“माँ से पूछूंगा ।” 

“कहें तो मैं ही पूछ लूंगी !” 

“बही कीजिए ।” कहकर वह वहाँ से चला गया । 

वह जिधर से गया, चामव्वा उसी तरफ़ कुछ देर देखती रही। फिर भौंह 
चढ़ाकर, झटके से सिर हिलाकर वहाँ से चली गयी । 


उस दिन रात को मरियाने दण्डनायक के कान गरम किये गये। चामव्वे को योजना 
वा कुछ तो कारगर हो जाने का भरोसा था । बल्लाल कुमार के मन को उसने 
जीत लिया था। अपनी माँ से दूर रहने पर भी माँ से जितना वात्सल्य प्राप्त हो 
सकता था उसमे अधिक वात्सल्य चामव्वा से उसे मिल रहा था। सोसेऊर में माँ 
ऊपर वह वात्सल्य तीन घाराओं में बहता था। यहाँ सब तरह का वात्सल्य, प्रेम। 
सादर एक साथ सब उसी की ओर यह रहा है। उसके मन में यह बात बैठ गयी 
कि मरियामे दष्डनायक, उनकी पत्नी और उनकी वैटियाँ पच्चला, चामला--सं्व 
के-मब कितना प्रेम करते हैं उसे | कितना आदर देते हैं, कितना वात्सल्य दियाते 
हैं ! परन्तु अभी ,मौवन की देहरी पर यड़े बल्लाल कुमार को यह समझने का 
अवमर ही नहीं मिला था कि इस सबका कारण उनका स्वार्थ है। यह वात सममे 


726 / पट्टमहारेवी च्ञान्तला 


बिना ही महीनों गुजर गये | फलस्वरूप चामव्वे के मन में यह भावना घर कर गयी 
थी कि यह बढा राजकुमार उसका दामाद बन जायेगा और बड़ी बेटी पहला रानी 
बनकर पोसय्सलों के राजघराने को उजागर करेगी। लेकिन इतने से ही चामब्वा 
तृप्त नहीं थी। क्या करेगी ? उसकी योजना ही वहुत बड़ी थी। उसे कार्यान्वित 
करने की ओर उसकी दृष्टि थी। इसीलिए युवरानी, छोंटे अप्पाजी और उदयादित्य 
को उसने दोरसमुद्र बुलवा लिया । 
प्रथम भेंट में ही उसे मालूम हो गया था कि युवरानी भीवर-ही-भीतर कुछ 
रुष्ट हैं) इस बात का उसे अनुभव हो चुका था कि पहले युवरानी के बच्चों को 
अपनी ओर आप्तानी से आकर्षित किया जा सकता है। यह पहला काम है। बच्चों 
बे अपनी ओर कर लेने के वाद युवरानी को ठीक किया जा सकता है। बड़ा राज- 
कुमार ही जब वश में हो गया है तो ये छोटे तो क्या चीज हैं? परन्तु राजकुमार 
बिट्विदेव के साथ जो थोड़ी-सी बातचीत हुई थी उससे उसने समझ लिया था बड़े 
“राजकुमार बलल्‍लाल और छोटे बिट्टिदेव के स्वभाव में बड़ा अन्तर है। विट्टिदेव को 
अपनी ओर आकंपित करने के लिए कोई नया तरीका ही निकालना होगा । 
इसी वजह से उसे अपने पतिदेव के कान गरम करने पड़े थे। उसी रात उसने 
नयी तरक़ीव सोची भी | फलस्वरूप दण्डनायक के परिवारवालों के साथ, प्रधानजी 
की पत्तियाँ--नागलदेवी, लक्ष्मीदेवी, उनके वच्चे बोप्पदेव और एचम--इन 
सवको लेकर बेलुगोल जाते का कार्यक्रम बना। इस कार्यक्रम में युवराज एरेयंग' 
प्रभु के विजयी होकर लोटने के लिए विशेष पूजा-अर्चना कराने का आयोजन भी 
था। महाराज की सम्मति से युवरानीजी को भी साथ ले चलने में इससे सुविधा 
“रहेगी । 
गुवरानी की इन लोगों के साथ जाने की इच्छा सचमुच नहीं थी। फिर भी 
भपतिदेव की विजय के लिए करायी जानेवाली इस पूजा-अर्चना में सम्मिलित होते 
से इनकार भी वह कँसे कर सकती थी ? और महाराजा का आदेश मिलने पर तो 
एचलदेवी के लिए कोई दूसरा चारा ही नहीं रहा इसलिए वह बिट्टिदिव और 
उदयादित्य को भी साथ लेकर चल पड़ी । युवरानी के आने पर सारी व्यवस्था तो 
ठीक हीनी ही थी । 
इस यात्रा में युवरानी ने अपना समय श्रधान की पत्नियों कै साथ विताया 
जिनके अभी तक कोई लड़की नही थी । इसलिए विट्टिदेव, उदयादित्य, एचम और 
बोष्पदेव इनके साथ रहते थे। बल्‍लाल इतके साथ रहने पर भी जब समय मिलता 
तब चामव्वा की टोली में शामिल हो जाता । 
युवरानी के साथ प्रधानजी की पत्तियों के होने से चामब्वे का दर्जा कुछ कम 
हो गया | दण्डलायक के कारण उसका सुल्य था। परन्तु अब उसे अपनी मान- 
अतिष्ठा से भी आगे की योजना सूझी । बह अपने समस्त अभिमान को एक ओर 


पट्टमहादेवी छान्‍्तला / 27 


रखकर युवरानी को हर तरह से प्रसन्‍त करने के उपाय करने लगी। यह देखकर 
युवरानी एचलदेवी ने शुरू-शुरू में कहा, “चामव्याजी, आप वयों इतना पतिथिम 
करती है जवकि हर काम के लिए नौकर-चाकर प्रस्तुत हैं।”' उत्तर में चामलाने 
कहा, “हमारे युवराज के विजयी होकर लौटने की प्रार्थना के लिए की गयी पूजा- 
अर्चना की व्यवस्था और उसके लिए की जा रही इस यात्रा में कहीं कोई कमी न 
रह जाय, इसकी ओर विशेष ध्यान देने का आदेश स्वयं दण्डनायकजी ने दिया है 
मुझे । इस उत्तरदायित्व को मैं नौकरों पर न छोड़कर सारी व्यवस्था स्वयं करंयी | 
दोरसमुद्र लौटने के बाद ही मैं चैन से बैठ पाऊँगी, इस समय तो कदापि नहीं। 
चामव्वरे के इस उत्तर पर युवरानी एचलदेवी कुछ नहीं बोलीं । 

बाहुबली स्वामी की अर्चना और पदाभिषेक के बाद अर्चेक ने युवरादी को 
प्रसाद दिया और कहा, “आपकी सेवा में एक निवेदन है जो यदि ग़लत हो तो 
क्षमाप्रार्थी हूँ। पिछली वार राजकुमार के साथ उन हेग्गड़ेजी की जो पुत्री आर 
थीं उन्होंने स्वामीजी के समक्ष ऐसा गान किया कि आज महीनों बीत गये फ़िर 
भी वह कानों में गूंज रहा है । प्रतिदिन पूजा के समय उस गायिका कन्या का स्मरण 
हो आता है। स्वामीजी के आने के समाचार से मुझे आशा बेंधी कि वह गायिका 
भी उनके साथ आयेंगी ।” 

“बे अपने गाँव चले गये । यह तो हो नहीं सकता था कि वे सदा दोस्समु ५क्‍ 
ही रहे आते ।” 

“बह गायिका लाखों में एक है। बाहुबली स्वामी की क्या इच्छा है, वीर 
जाने ! लेकिन ऐसी कन्या को तो राजघराने में ही जन्म लेना चाहिए था !! 

“अच्छी वस्तु को श्रेष्ठ स्थान पर ही रहना चाहिए, यही आपकी अभिलापी 
है, ठीक है न?” हे 

“आपके समक्ष हम और बया कह सकते हैं ?” कहकर पुजारी प्रसाद देता आगे 
बढ़ चला । पद्मला को प्रसाद देते हुए उसने पूछा, “आप गा सकती हैं, अम्माजी | 
भा सकती हों तो भगवान्‌ के सामने प्रार्थना का एक गीत गाइये /” पश्मता न 
अपनी माँ की ओर देखा जिसने आँखों ही से कुछ ऐसा इशारा किया कि युबरानी 
को सलाह के तौर पर कहना पड़ा, “चामव्वाजी, आपने बताया था कि प्मल्ा को 
संगीत का शिक्षण दिलाया जा रहा है।” लेकिन चामव्डे ने ही टाल दिया, “अभी 
तो वह सीख ही रही है, सबके सामने गाने में अभी संकोच होता है उसे। 
“पद्मला को हो लेकिन चामला को तो संकोच नहीं है, माँ ?” हिया, 

बीच में कुमार बिट्टिदेद बोल उठा और युवरानी ने उसका समर्थन किया: 
“गाओ बेटी, भगवान की सेवा में संकोच नहीं करना चाहिए ।” 

अब माँ को ओर दोनों बच्चियों ने देया। माँ ने दण्डदायक की ओर देंवा। 
उसने भौंहें चढ़ा ली। संगीत उसे पहले ही पसन्द न था। उतने पर भी इस तरह 


428 / पट्टमहादेवी शान्तला 


का सार्वजनिक प्रदर्शन तो उसे तमिक भी अभीष्ट नहीं था। किन्तु यह कहते का 
साहस वह नहीं जुटा पाया क्‍योंकि युवरानी को सब तरह से सन्तुप्ट कर अपना 
इष्टाथे पूरा कर लेने के पति और पली के बीच हुए स्मझोते का रहस्य बनाये 
रखना अनिवार्य था। इसलिए दण्डनायक को आख़िर कहना पड़ा, “चामू, यदि 
गा सकती हो तो याओ, बेटी ।” 

जवकि चामला ने बात संभाली, “इस खुले में गाना मुश्किल है, पिताजी ।” 
इस मनचाहे उत्तर का लाभ उठाते हुए दण्डनायक ने, “अच्छा जाने दो, निवास- 
स्थान पर गाना,” कहकर यह प्रसंग समाप्त किया ] 

उस दिन शाम को सब लोग कटवप्र पर्वत पर चामुण्डराय बसदि में बैठे ये 
रेविभय्या ने विट्टिदेव के कान में कहा, “छोटे अप्पाजी, हम उस दिन जहाँ बैठे थे 
बहाँ हो आयें ?” 

“माँ से अनुमति लेकर आता हूँ ।” बिट्टिदेव ने कहा । 

रेविमय्या के साथ चला तो कुमार वल्लाल ने पूछा, “कहाँ चले, छोटे 
भप्पाजी ?” 

“यहीं बाहर; बाहुबली का दर्शन उधर से बड़ा ही भव्य होता है,” कहकर 
चलते बिट्विदेव के साथ चामव्वे आदि भी चल पड़े । 

उस रात को जिस स्थान से शान्तला के साथ विट्टिदेव ने बाहुबली को साष्टांग 
प्रणाम किया था वह रेविमग्या के साथ वहीं से बाहुबली को अपलक देखता खड़ा 
हो गया जबकि और लोगों को वहाँ कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखा। 

“स्वामी का दर्शन यहाँ से सम्पूर्ण रूप से नहीं होता । और फिर पांस जाकर 
दर्शन कर लेने के वाद यहाँ से देखना और न देखना दोनों बराबर हैं,” बललाल ने 
कहा ओर बिट्विदेव की ओर देखकर पूछा, “इसमें तुम्हें कौन-सी भव्यता दिखायी 
पड़ी छोदे अप्पाजी ।” बिट्टिदेव को शायद यह सुनायी नहीं पड़ा; वह हाथ जोड़ें 
और आँख बन्द किये खड़ा रहा । 

रैविमय्या कभी बिट्विदिव की ओर कभी बाहुबली की ओर देखता रहा। उसे 
बहू रात फिर याद हो आयी । “उस दिन जो आशीर्वाद दिया था उसे भूलना नहीं, 
भगवन्‌, कहते हुए उसने बाहुबली को दण्डवत्‌ प्रणाम किया। उसे ध्यान ही न 
रहा कि उसके चारों ओर लोग भी हैं । उठा तो उसका मुख आनन्द से विभोर था, 
आँखों में आनन्दाश्रु थे । वहाँ जो लोग थे वे इस रहस्य को समझने में लगे रहे और 
वह आँसू पोंछकर सिर झुकाये खड़ा हो गया । 

चामला और पद्मला को इस दृश्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहीं-कहीं 
प्रत्यर पर खुदे कइयों के नाम देखे तो दोनों एक शिला पर अपना-अपना नाम 
खोदने लगीं । 

एचलदेवी ने रेविमय्या को इशारे से पास बुलाकर कहा, “छोटे अप्पाजी को 


यट्टमहादेदी दसतला / 729 


इस दृश्य में जो भी आकर्षण हो, हम तो निवास पर जाते हैं । तुम उमर साथ लेकर 
आ जाना ।” दूसरे लोगों ने भी उसका अनुग रण किया किन्तु अपना-अपना धाम 
खोदने में लगी पद्मता और पामला की ओर किसी का ध्यान नहीं गया । पहाड़ मे 
उतरने के बाद ध्यान आने पर दो नौकर पहाउ पर भेजे गये के 

नाम खोदती-खोदती वद्मल्ा और चामला नेयों ही मुड़कर देखा तो कोई 
नहीं था। बसदि में भी कोई नहीं दियायी पढ़ा । बाहर विट्टिदेव और रेविमय्यी को 
देखकर धवड़ाहट कम हुई, यद्यपि इतने में ही वे पसीने में तर हो गयी थी। वहाँ 
आयी और पूछा, “रेविमय्या, वे सब कहाँ गये ?” 4 

“चले गये । आप लोग नही गयी ?” 

“हमे पता ही नही लगा ।" 

“तब आप दोनों कहाँ थी ?” 

“वसदि के पीछे पत्थर पर अपने नाम घोद रही थीं।” 

“अब यहीं रहिए, एक साथ चलेंगे।” ४ ६२ तो बंधे 

विट्टिदेव को बाहुबली को देखने मे ही दत्तचित्त पाकर वे थोड़ी देर तो बैट 
विन्तु फिर चामला से न रहा गया, “कितनी देर से देख रहे हो, एक भी दियायी 
दी?” न्द * 

विट्विदेव ने आज खोलकर उप्त तरफ़ देखा और रेविमय्या से पूछा, “यहाँ वे 
दो ही है, वाकी लोग कहाँ गये ?" हैं 

“वे सब तभी नीचे चले गये ।!” 

“ओर ये ?” 

“ये तुम्हारे साथ के लिए हैं।” चामला चहकी। 

“क्यों तुम लोग न होतीं तो क्या मुझे चिड़ियाँ उड़ा ले जाती ?” 

“क्या पता ?” पु ह 

दोनों नौकर अब वहां आ चुके थे ओर सव निवास की ओर चल पड़े । 

शिविर के बरामदे में दण्डनायक बैठे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। 
रेविगय्या, बिट्विदेव, चामला, पद्मला और दोनों नौकर, सव आये । पद्मला और 
लामला अन्दर आयीं। मरियाने ने उन्हें देखकर तृप्ति की साँस ली । 

उमायक मरियाने के साथ बैठे बात करनेवालों में से एक ने विट्टिदेव को 
प्रणाम करके पूछा, “राजकुमार, मुझे भूले नहीं होगे न ?”* है 

“आप शिवगंगा के धर्मदर्शो है म ? सकुशल तो हैं ? आपके घर में सब सकुशत 
हैं ? वहाँ वाले सव अच्छे हैं 7?” विट्टिदेव ने पूछा । हे 

“सब कुशल हैं। एक वैवाहिक सम्बन्ध पर विचार कर निर्णय लेने को मेरा 
यहाँ आना एक आकस्मिक पटना है। आप लोगों का दर्शनलाभ मिला, यह 

५ र 


730 / पहमहादेवी शान्तला 


#दुण्डनायकरजी से बातचीत कर रहें. थे। अच्छा) अभी आप यहीं हैं? 


“अच्छा (” बिद्विदेव उस्ते प्रणाम करके अन्दर चला गया। 
(कर दण्डनायक के पारस आकर बैठ गया । 

“कुमार विट्विंदेव का परिचय आपसे कब हुआ धर्म जी 

“जब वे बलिफुर के हेग्गड़ेजी के साथ शिवगंगा आये ये तव ए 

“क्या कहा? दण्डनायक ने कुछ अछचर्य से पूछा। 


“यह बात मुझे मालूम नहीं थी, कहता हुआ वह्‌ मूँछ की लोक काटने लगा । 
कुछ समय तक सब मौन रहें। 


ख़बर सुतने पर मौन क्यों सैयद बात धर्मेदर्शी की समझ में नहीं आयी । 
डीक ही तो है । दण्डवाय्क के अन्तरंग को समझना उस सरल स्वभाव के धर्मदर्शी 


के लिए कैसे राम्भव भा) 


बअलिकेनायक । बतेमान प्रसंग का सूक्ष्म परिचय देने के बाद एरेयंग प्रभु ने इनसे 
सलाह माँगी । 

महामात्य ने कहा+ वप्नभो, बड़ी रानी चंदलदेवी को अस्यत्र भेजने का बड़ी 
ही कठिन उत्तरदायित्व समुचित सुरक्षा व्यवस्था के सर्थि निभाना होगाः उन्हें, 
जैसा आपने बहने ही चालुकंप के समक्ष न्विदर्त (क्या था; कल्याण या 
करहाट भेज देना उचित हैं। सैन्य की एक दर्द दुकड़ी क्षी उनके साथ कर देना 
अत्यन्त आवश्यक है। मेरा यही सुत्ञाव है 

यह सुनकर एरेयेंग ने कहाए #इस तरह की व्यवस्था करके गोपनीयता बनाये 


सुरक्षा की व्यवस्था न हो सकेगी जितनी आवश्यक है क्योकि वहां परमारोडे 
गुप्तचरों का जाल फैला हुआ है। इसलिए करहाट में भेज देना, मेरी सायं, 
अधिक सुरक्षित है ।" रा 

कुंदमराय ने कहा, “जैसा प्रभु ने कहा, बड़ी रानी को करहाद भेजवा तो बे 
है, परन्तु वेषांतर में केवल दो अंगरदाकों को ही भेजना पर्याप्त नही होगा, सह 
दल में कम-से-कम चार लोगों का होना उचित होगा । यह मेरी सलाह है ।” 

प्रभु एरेयंग ने सुझाया, “बड़ी रानी के साथ एक और स्त्री का होना बचा 
होगा न ?” 

कुंदमराय ने कहा, “जी हाँ ।” 

अव तक के मौन श्रोता हिरिय चलिकेनायक ने पूछा, “सेवा में एक सतह 
देना चाहता हूँ । आज्ञा हो तो कहूँ ?7 त 

“कहो नायक। तुम हमारे अत्यन्त विश्वस्त व्यक्ति हो, इसीलिए हमे 
तुमको इस गुप्त मन्त्रणा सभा में बुलाया है।” हे 

“रक्षकों का वेपाँतर में भेजा जाना तो ठीक है परन्तु परमार पुप्तचर्र है 
जाल कल्याण से करहाट में भी जाकर फैल सकता है। वास्तव में अब दोनों ज7ू 
निमित्तमात्र के लिए रक्षक सेना है। बड़ी रानीजी यदि यहाँ नही होंगी तो उन 
बारे में जानने का प्रयत्न युप्तचर पहले कल्याण में करेंगे । यह मालूम होने 2० 
कि वे वहाँ नहीं है, इन गुप्तचरों का ध्यान सहज ही उनके मायके की ओर जायेगी। 
इसलिए कल्याण और करहाट दोनों स्थान सुरक्षित नहीं । उन्हें किसी ऐसे स्थात 
में भेजना उचित होगा जिसकी किसी को किसी तरह की शंका या कल्पना तक 
न हो सके; यह अच्छा होगा।” 

प्रभु एरेयंग ने हिरिय चलिकेनायक की ओर भ्रशंसा की दृष्टि से देखा और 
अमात्य की ओर प्रश्नाथंक दृष्टि से, तदन्तर कुंदमराय की ओर । 

” सलाह उचित होने पर भी हमारी पोग्सल राजधानी को छोड़कर ऐसा 
विश्वस्त एवं सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थान अन्यत्र कौन-सा है, प्रभु ?” 

“वहाँ भेजना हमें ठोक नही लगता । तुमको कुछ सूझता है, नायक *” हर 

कुछ देर मौन छाया रहा। फिर अमात्य ने कहा, “सोसेऊर में भेज दें ती 
कैसा रहेगा अभु ? वहाँ तो इस वक़्त युवरानीजी अकेली हो हैं।” 

प्रभु एरेयंग ने कहा, “नही, युवरानीजी अब दोरसमुद्र में है।” 

आश्चर्य से महामात्य की भोह चढ़ गयी। यह खबर उन्हें क्‍यों न मिली यह 
सोच परेशान भी हुए । किन्तु अपनी भावना को छिपाते हुए बोले, “ऐसी बात हैः 
मुझे मालूम ही नहीं था ।” .. - 

एरेयंग प्रभु ने सहज ही कहा, “भगुप्तचरों के द्वारा यह खबर अभी-अभी 
आयी है; ऐसी दशा में आपको मालूम कब कराया जाता ?” इसके पूर्व महामाल 


332 / प्रट्टमहादेवी शान्तला 


ने समझा था कि हमसे भी गुप्त रखी गयी है मामा होते पर ३७०३० * 


की हर छोटी जानकारी होनी हैशअभु की खाद कक न पर 
बानी कुछ कम तो अवश्य हुई थी ग . ईडन 2 
न्हव तो की क्या आज्ञा है? कुंदमराय ने पूछा ॥ 5 हक 


“बलिपुर के हेग्गढ़ेजी के यहाँ भेज दें तो कैसा रहे?" हिरिय चलिकेलायकर 
जले सुझाव दिया, लेकिन डरते-्डरते ब्योंकि चालुक्यों की बड़ी रानी को एक 


#प्रन्चु को मुझपर भरोसा हो तो अन्य (कैसी की जरूरत नहीं । में उन्हें 


"अच्छा, वहीं करेंगे। मायक, तुम मेरे साथ चलो,” कहकर प्रभु एरेयंग 
चक्रमादित्य के ५ ही ओर चल पड़ें। 
योजना के अनुमार सारा कार्य उसी रात सम्पन्न हो गया । 
दूसरे दिन सुबह सारे फौजी शित् सनसनी फैल गयी कि बड़ी रानी 
अंदलदेवीजी युद्ध के छशविर में से अचातक अदृश्य हो गयी हैं; कहाँ गयीं क़िसी को 
के कान खुले 


रु 


प्रभु एरेयंग ने चालुवों की अश्व सेना के सैनिकों जोगम और तिवकम को 
शिविर में बुलवाया। बे क्यों बुलवाये गये, यह उन्हें न तो मालूस हुआ और न 
जानने की उनकी कोशिश सफल हुई । गे जो इन दोनों की बुला लाया था। 
प्रभु एरेयेंग ने इन दोनों को सिर जे वैर तक देखा, आवपूर्ण से नहीं, या 

ही । जण मुसकराये और कहा, “आप लोगों को होशियारी की खबर हमें मिल 
है 

थे दोनों सन्‍्तोष व्यवद करने की भावता से कुछ हँसे | ईर्स तरह बुलाये जाते 
पर उनके मन में जो कुत्‌ हल पैदा हुआ था वह दूर्ही गया । लम्बी साँस लेकर 
दोनों ने एक-दूसरे को 

“ब्या सुम लोग साधारण सैनिक हो? 


पद्ठमहादेवी द्ान्तला | 3' 


“नही, मैं घुड़सवारों का नायक हूँ। मेरे मातहत एक सौ- पुइसबार है।' 
णोगम ने कहा । 

“मेरे मातहत भी एक सी सिपाहो हैं।” तिवकम ने कहा । दा 

“क्या वे सब जो तुम लोगों के मातहतत है. विश्वासपात्र है? तुम लंबाई 
आदेशों का पालन निष्ठा से करते है? बया इनमें ऐसे भी लोग है जो बह 
लगाते हैं ।” # 

“नही प्रभु, ऐसे लोग उनमें कोई नहीं।"” 

“वे लोग तुम्हारे आदेशों का भूल-चूक के बिना पालन करते है?” 

“इस विषय में संदेह करने की कोई गुंजायश ही नहीं।” 

“बहुत अच्छा । तुम लोगों के उच्च अधिकारी कौन है ?” से 

“हम डँदे दस लोगों पर एक महानायक होता है। उनके मातहत में 
हैजञार घुड़सवारो की सेना होती है और दस अश्वतायक भी ।” ला र 

“तुम लोगों ने यह समझा है कि यह बात हमें मातूम नहीं? तुम्हारे ऐसे 
अधिकारी कौन हैं ? इसके बारे में हमने पूछा था।” 

“महानायक बल्लवेग्गड़ेजी,” जोगम ने कहा। 

“गोंक ! उस महानायक को बुला लाबो।” 

गाक झुककर प्रणाम कर चला गया। 

“तुम लोगों के मातहत रहनेवाले जैसे तुम्हारे आज्ञाकारी है वैसे विनर 
अधीन तुम लोग हो उनके प्रति तुम लोग भी निष्ठा के साथ उनकी भाज्ञाओं का 
पालन करते हो न ?” 

“थदि हम ऐसे न होते तो हमें यह अश्वनायक का पद ही कौन देता, प्र! 
हम शपथ लेकर चासुक्य राजवंशियों के सेवातत्पर निष्ठावान्‌ सेवक बने है।” 

“तुम जैसे निष्ठावान्‌ सेवकों को पानेवाले चालुक्य राजवंशियों का भाय 
बहुत ही सराहनीय है।! 

दोनों खुशी से फूले न समाये। पोस्सल वंशीय राजा हम लोगों के बारे में 
इतनी अच्छी जानकारी रखते है ओर ऐसी प्रशंसा की बातें करते है, यह उनकी 
खुशी का कारण था । अशंसा सुनकर उन लोगों ने सोचा कि उनकी सेना में उन्हें 
और ज्यादा ऊँचे पद को प्राप्ति होगी । उस कल्पना से मन-ही-मन लड्डू फूले 
लगे । न्‍ हे 

* तुम लोगों को बुलाया क्यों यया है, जानते हो ?” हम 

“नहीं प्रभु ! आज्ञा हुई, आये ।” उन्होने कहा। ही 

“बड़ी रानी चंदलदेवीजी लापता है, मालूम है ?” एरेयंग ने प्रश्त किया। 

“समूचे सैनिक शिविर में यही शोरगुल है।” तिवकम ने कहा। 

“यह खाली शोरशरावा नहीं । ' यह समाचार सच है।” एरेयंग ने स्पष्ट 


ह 434 / पटमहादेवी शान्तला 


किया। 
. “यह तो बड़े आश्चर्य की वात है।” जोगम ने कहा । 

“नहीं तो क्या ? आप जैसे विश्वस्त सेनावायकों के रहते, उसी सेना के शिविर 
में से वड़ी रानीजी गरायव हो जायें तो इससे बढ़कर आश्चर्य की वात क्या 
होगी ?” 

गोंक के साथ आये वल्लवेग्गड़े मे झुककर प्रणाम किया और कहा, “प्रभु 
ने कहला भेजा था, आया । अब तक प्रभु को प्रत्यक्ष देखने का मौका नहीं मिला 
था। आज्ञा हो, क्या आदेश है ।” उसने खुले दिल से कहा । 

“बैठिये, महानायकजी; तुम लोग भी वैठो ।” एरेयंग ने आदेश दिया । 

महानायक बैठे । उन दोनों ने आगे-पीछे देखा । 

“तुम लोग इस समय हमारे वरावर के हो क्योंकि हम यहाँ विचार-विनिमय 
करने बैठे हैं इसलिए आप बिना संकोच के वैठिएं।” एरेयंग ने आश्वासन 
दिया । 

दोनों ने वल्लवेग्यड़े की ओर देखा । उसने सम्मृति दी । वे बैठ गये 

एरेयंग ने गोंक को आदेश दिया, “चालुक्य दण्डलायक राविनभट्ट से हमारी 
त्तरफ से कहो कि सुविधा हो तो यहाँ पधारने की कृपा करें।” प्रभु का आदेश 
पाकर गोंक दण्डनायक राविनभट्ट को बुलाने चला गया । 

“महानायक, वड़ी रानीजी के यों अदृश्य हो जाने का क्या कारण हो सकता 
है?” प्रभु एरेयंग में पूछा । 

.  बल्लवेगाड़े ने कहा, “मेरी अल्प मति समझ नहीं पा रही है यह कैसे हो 
सका । सुबह उठते-उठते यह बुरी खबर सुनकर वहुत परेशानी हो रही है; किसी 
काम में मन नहीं लग रहा है !” 

“ऐसा होना तो सहज है। परन्तु हम हाथ समेटे बैठे रहें तो आगे क्‍या 
होगा ?” 

“सेना की उस दुकड़ी को चारों ओर भेज दिया जाय जिसे खोजबीन करने 
के लिए ही नियुक्त किया है 2” 

“सो तो भेजा जा चुका है । अब त्तक आपको यह समाचार नही मिला, यह 
आएचर्य की बात है । खबर मिलते ही, हमारे निकटवर्ती लोगों ने यह सलाह दी 
ओऔर सेना की एक दुकड़ी तुरत्त भेज दी गयी । परन्तु अब कुछ सावधानी के साथ 
विचार करने पर हमें ऐसा लग रहा है कि यों लोगों को बेहिसाव भेजने से लाभ 

के बदले हानि ही ज्यादा हो सकती है । मगर अब तो जिन्हें भेज दिया गया है उन्हें 
वापस बुलाया नही जा सकता । उसे रहने दें । अब कया करें ?”- 7 

“किस प्रसंग में, प्रभु ?” > न - 

“उनके गायब होने का कारण जानने के लिए।” 


पट्टमहादेवी झान्तला / 


“मैं अकेला कंसे क्या जान सकता हैं ? अन्य सेनानायकों, नायकों, पटवारियों 
और अश्व सेना के नायकों को बुलवाकर विचार-विमिमय करना उचित है ।” 

“वह भी ठीक है। देखें, दण्डनायकजी को आने दीजिए । जैसा वे कहेंगे 
वैसा करेंगे।” एरेयंग ने कहा । 

“सन्निधान क्या कहते है?” वेल्लवेग्गड़े ने पूछा । 

“उन्हें दु:घ और क्रोध दोनों हैं। अब वे किसी पर विश्वास करने की त्तिति 
में नहीं हैं। अब हमें ही आपस में मिलकर विचार-विनिमय करके पत्ता लगाना होगा; 
और यदि कोई अनहोनी बात हुई हो तो वह किसके द्वारा हुई है इसकी जानकारी 
प्राप्त करनी होगी। इन्हीं लोगों को उनके सामने खड़ा कर उन्हीं के मुँह से निर्णय 
प्राप्त करना होगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाये। तब तक हम 
सन्निधान के सामने कुछ नहीं कह सकेंगे। कर्नाटक महासाम्राज्य के इस अभेद्य 
सेना शिविर से रातों-रात बड़ी रानी अदृश्य हो गयी हो तो ऐसी सेना का रहना 
ओर न रहना दोनों बरावर है। महाध्न्निधान यही कहेंगे। उनका दु:ख और क्रोध 
से जलता हुआ मुंह देखा न जा सकेगा।” 

देण्डनाथक राविनभट्ट के आते ही एरेयंग ने बात बन्द कर दी और उठकर 
कहा, “आइये अमात्य, हम खुद ही आना चाहने थे; परन्तु यहां विचार-विनिमय 
करते रहने के कारण आपको कष्ट देना पड़ा ।” 

“नहीं प्रभो, आना तो मुझे चाहिए; आपको नही । यह खबर मिलते ही वास्तव 
में किकतंव्यविमृढ़ हो गया और खुद सन्निधान का दर्शन करने गया । यह मालूम 
होने पर कि दर्शन किसी को नहीं मिलेगा, तब आपके दर्शन के लिए निकला ही 
था कि इतने में आदेश मिला ।” मे कहा । 

/वठिए, ” कहते हुए स्वयं एरेयंग भी बैठे । शेप लोग भी बैठे | फिर विचार- 
विनिमय आरम्भ हुआ। 

प्रभु एरेयंग ने ही बात आरम्भ की। “चालुक्य दण्डनायकजी, आपके सेना 
नायकों में, सुनते हैं, ये वल्लवेग्गड़ेजी बहुत होशियार हैं। साहणौयों में भी, सुनते 
हैं, ये दोनों बड़े वुद्धिमान्‌ हैं। वे भी मौजूद हैं। आपके आने से पहले इसी विपय पर 
बात चल रही थी। तब बल्लवेग्यड़े ने वताया था कि सभी सेनानायकों, पटवारियों 
और अश्वनायकों को बुलाकर विचार-विनिमय करना अच्छा होगा । अगर आप 
भी सहमत हों तो वैसा ही करेंगे।” एरेयंग ने कहा । 

देण्डनायक राविनभट्ट ने एकदम कुछ नहीं कहा । उनके मन में आया कि मेरे 
आने से पहले, मुझसे विचार-विभनिमय करने से प्रृंव मेरी ही सेना के तीन लोगों को 
बुलवाने में कोई खास उद्देश्य होना चाहिए, उद्दे श्य कुछ भी हो, ऐसे प्रसंग में 
अधिक लोगों का न रहना ही ठीक है, इसीलिए एरेयंग प्रभु ने ऐसा किया होगा । 
बोले, “अब हम पाँच लोग विचार-विनिमय कर लें; कोई हल न निकला तो तव 


736 / पट्टमहादेवी शान्तला 


सोचेंगे कि और किस-किसको बुलवाना चाहिए ।” 

एरेयंग प्रभु ने प्रशंसा की दृष्टि से चालुक्य दण्डनायक की ओर देखा । “किस- 
किसके द्वारा बड़ी रानी का अदृश्य होता सम्भव हुआ है, इस सम्बन्ध में आपको 
'कुछ सूझ रहा है, दण्डमायकजी ?” 

दण्डमायक राविनभट्ट ने कहा, “हो सकता है कि किसी कारण से बिना बताये 
चे खुद अदृश्य हो गयी हों ।” 

“यों अदृश्य हो जाने का कोई लक्ष्य, कोई उद्दं श्य होना चाहिए न ?” एरेयंग 
ने अश्न किया। 

“हाँ, यों अदृश्य हो जाने में उनका उद्देश्य कुछ नहीं होगा अतः वे स्वयं 
प्रेरणा से तो कहीं गयी न होंगी ।” 

“किसी की आंखों में पड़े बिना यों चले जाना भी कँसे सम्भव हुआ ? यह तो 
सैन्य शिविर है। रात-दिन लगातार पहरा रहता है। सब ओर पहरेदारों की 

नजर रहती है।” वल्लवेग्गड़े ने कहा । 

“समझ नें कि जिन्होंने देखा उनका मुँह बन्द करने वे: लिए हाथ गरम कर 
पदिया गया हो, तव क्या हमारी संरक्षक सेना में ऐसे भी लोग हैं ?”” एरेयंग ने 
सवाल किया। 

राविनभट्ट ने धड़लले से कहा, “चालुक्यों की सेना में ऐसे लोग नहीं हैं।” 

“आपकी सेना ने आपके मन में ऐसा विश्वास पैदा कर दिया है तो यह 
आपकी दक्षता का ही प्रतीक है। यह तो सन्‍्तोप का विषय है। लेकिन क्‍या 
आपका यह अनुमान है कि बनवासियों, पोय्सलों, करहाटों की सेना में ऐसे लोग 
होंगे ?” 

“यह्‌ मैंने अपने लोगों के बारे में कहा है। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे 
दूसरों की सेनाओं पर शंका है ।” 

“करहाट की वात आयी; इसलिए मुझे कुछ कहने को जी चाहता है। कहूँ ? 
यद्यपि वह केवल अनुमान है।” बल्लवेग्गड़े मे कहा । 

“कहिए, महानायकजी ।” 

“हमारे सैनिकों की आँखों में धूल झोंककर परमारों की सेना युद्धक्षेत्र से 
'खिसक गयी थी, इसलिए यह सम्भव है कि बड़ी रानीजी ने अपने भायके की 

तरफ के कुछ सैनिकों से सलाह-मशविरा करके यहाँ शिविर में रहना क्षेमदायक 
न समझकर, मायके जाना सही मानकर, यह खबर लोगों में फैलने के पहले ही 
बिलकुल गुप्तरूप से जाकर रहना सुरक्षा के ख्याल से उत्तम समझा हो, वल्कि 
यह काम उन्होंने वहाँ के लोगों की प्रेरणा से ही किया हो ॥” वल्लवेग्मड़े ने अपना 
अनुमान व्यक्त किया। 

“हो सकता है। फिर भी, इतना तो है ही कि बड़ी रानीजी सन्निधान को 


पट्टमहादेवी शान्तला / ॥37 


हैं ? अन्‍य सेनानायक्ों; नायकों, पटक 
्् है दे उवाकर विचार-विनिमय करना उचित है।” 
4 देखें, ेण्डनायकजी गे दीनिए । | 
वैसा करेगे ।९ एरेयंग ने कहा । *पे आने दीमिए । जैसा वे 
“सन्निधान कक दे कल वे के ने 
ब्द और कोध दोनों 
में नही हैं। अब में 


का रहा 
/ $:ब और कोष 
जा सकेगा? 
राविनभट्ट के आते ही 


एरेयक के बात बन्द कर दीऔर 
चाहते थे; परन्तु बहा विचार-वितिमय 
आपको कष्ट देना पड़ा ।” 
५ नहीं प्रभो, आना तो मुझे च। 


के इस करे 
डे भद्श्य हो गयी कक ऐसी तेना 
/ महाउन्निः कहेंगे 
जेतता हुआ मुंह देखा + हि से सा ् 


मुझे चाहिए; के. वर मिलते ही बालक 
निमुढ़ हो गया गैर छु सेन्निधान का देशंन सह मातम 

पथ  त किलो कर ४3 आपके देन के निकत्ा ही 

याकि ऐट ं आदेश मिल 47 के पेभट ने कहा । 

विलिकय *बैठिए, ० ऊहले हुए स्व एरेयंग भी ७ । शेप 

वनिमय 4 


चोय भी बैठे । फ़िर विज्ञर- 
बात आरम्भ की । “4 चालुक्य & इनायकजी, आपके सेना 
नायकों नेक हैं मे पैल्तवेगडेजी इन होशियार हैं। साहणीयों के भी, झुनते 
हैं, ये ६ * बुद्धिमान हैं। वे भी. मोजूइ है, जपके आने हे पहले 
बात चक्त रही थी, तब अैल्लकेगड़े नेवताया 
अड्वनायके 


सोचेंगे कि और किस-किसको बुलवाना चाहिए ।” 

एरेयंग प्रभु ने प्रशंसा की दृष्टि से चालुबय दण्डनायक की ओर देखा | “किस- 
किसके द्वारा बड़ी रामी का अदृश्य होना सम्भव हुआ है, इस सम्बन्ध में आपको 
कुछ सूझ रहा है, दण्डमायकजी ?” 

दण्डनायक राविनभट्ट ने कहा, “हो सकता है कि किसी कारण से बिना बताये 
वे खुद अदृश्य हो गयी हों ।” 

“यों अदृश्य हो जाने का कोई लक्ष्य, कोई उद्द श्य होना चाहिए न ?” एरेयंग 
ने प्रश्न किया । 

“हाँ, यों अदृश्य हो जाने में उनका उद्ं श्य कुछ नहीं होगा अतः वे स्वयं 
प्रेरणा से तो कहीं गयी न होंगी ।/” 

“किसी की आंखों में पड़े विना यों चले जाना भी कैसे सम्भव हुआ ? यह' तो 
सैन्य शिविर है। रात-दिन लगातार पहरा रहता है। सब ओर पहरेदारों की 
मंजर रहती है।' वल्लवेग्गड़े ने कहा । 

“समझ नें कि जिन्होंने देखा उनका मुंह वन्द करने के लिए हाथ गरम कर 
दिया गया हो, तब क्‍या हमारी संरक्षक सेना में ऐसे भी लोग हैं ?” एरेयंग ने 
सवाल किया । 

राविनभट्ट ने घड़ल्ले से कहा, “चालुक्यों की सेना में ऐसे लोग नहीं हैं।” 

“आपकी सेना ने आपके मन में ऐसा विश्वास पैदा कर दिया है तो यह 
आपकी दक्षता का ही प्रतीक है । यह तो सन्‍्तोप का विपय है। लेकिन क्या 
8250! यह अनुमान है कि बनवासियों, पोय्सलों, करहाटों की सेना में ऐसे लोग 

९ 


“यह मैंने अपने लोगों के बारे में कहा है। इसका यह मतलव नहीं कि मुझे 
दूसरों की सेनाओं पर शंका है ।” 

“करहाट की वात आयी; इसलिए मुझे कुछ कहने को जी चाहता है। कहूँ ? 
यद्यपि वह केवल अनुमान है।” बल्लवेग्गड़े ने कहा । 

“कहिएं, महानायकजी ।” 

“हमारे सैनिकों की आँखों में घूल झोंककर परमारों की सेना युद्धक्षेत्र से 
खिसक गयी थी, इसलिए यह सम्भव है कि वड़ी रानीजी ने अपने मायके की 
तरफ के कुछ सैनिकों से सलाह-मशविरा करके यहाँ शिविर में रहता क्षेमदायक 
ने समझकर, मायके जाना सही मानकर, यह खबर लोगों में फैलने के पहले ही 
विलकुल गुप्तरूप से जाकर रहना सुरक्षा के ख्याल से उत्तम समझा हो, वल्कि 
गह काम उन्होंने वहाँ के लोगों की प्रेरणा से ही किया हो ।” वल्लवेग्गड़े ने अपना 
अनुमान व्यक्त किया । 

“हो सकता है। फिर भी, इतना तो है ही कि बड़ी रानीजी सस्निधान को 


पट्टमहादेवी शान्तला / 37 


पाक 
ग्या। ने एछा, «६ गैन है ? 
एरेयंग हा, “वह हमारे बल का । उसे कोई नयी 
खबर मिल) हो; ” फिर की जन छा, पा ऊँछ भी नही 
हैं रेहे है; क्या अ। उठ पूजन नहीं रहा है ?” 
“अ्रभो ! आप जैंसों करे और चालुक्य देण्डनायक- गे भी जब कुछ नही 
सूझ हा है तो हम जैसे व्यक्तियों को क्या जुझेग। ? ने 
“कभी-कभी जन्तअरणा किसी के मुँह से बडे वात निकल जाती 
है इसलिए यहां व्यक्ति नही; मुँह से कैसा विचि; है, यह 
मुख्य है । इससे यह वात 7 ऐम होते ही मं कुछ विचार, ५, 
जत्पनन हुआ होगा, हैन कुछ छेड़ने के एरेयेग के चेतावनी हक 
ई' सुने शिविर के अत्येक मुंह & बातें 4 कने ऐसी वातों 
से क्या पता तय सकता है ।० जोगम मे कहा । 
“ऐसी कौन-सी बातें आपके कानों में पहे 2० एरेय्स श्छा। 
इतने में चाविमय्या आया। जुककर अषाम किया और दूर जड़ा हो गया । 
“क्या कोई नयी बात है, रह 
कुछ भी मालूम नही पश्ा, अभो ” 
“इन लोगों को: छुम जानते हो?” एरेयग के तिक्कम भौर जोग्रम की गोर 
जंगत्ी से. रैशारा किया 
“मालूम है ।" 
धुम लोगो 


उनकी और है 
“अस्व सेवा के नायकों ओर कैय इकड़ी के कायको को सदा सदा चौकला 

पहना चाहिए ने 2७ 

हैँ, अभी ॥7 ० 
“जब आप कोग ९ ऊहेते है कि आप से चोगों कही हे भािगयया सेन 

हैः पव यही चीकन्ने नहीं रहे |“ 


समझना हागा। (के लोग जौक: है 
“जब हमने इन्हें देखा ही नही को हमे पत्ता भी कैसे सगे ?० तिककम वे. 


कहा । 
- . “परन्तु बह तुर्म लोगों को जानता है न? जब उ' 
तब तुम लोगों को भी उसे देखती चाहिएथान? 
#हो सकता है, देखा हो; परन्तु मौर नहीं किया होगा । 
“सैनिक लोगों को सब कुछ गौर से चाहिए। वभ हमारे उनपर 
स्खे विश्वास का फल मिलेगा?” 
#हुम सतर्क रहते है। पर इनके विपय में ऐसा क्यों हुआ पता नहीं; 
प्रभो ।/ 
“दौर, छोडिए । आइन्दा हमेशा सतर्क और बौकन्ता रहता चाहिए, इसी- 
को आप लोगों के समक्ष बुलवाया।! अच्छा, चावि 
लोगों को कहा देखा था ? कब देखा था 
"आज शिविर में इनके तम्बू के पास |] 
"तुम गये ?” 
चाविमय्या ने डू्द-गिर्दे देखा 
“अच्छा, रहने दो । के सामने बता नहीं सकोंगे ने 7 कोई चिन्ता 
नहीं, छोड़ो पा 
“ऐसा कुछ नही प्रभों। हुई थी, उसका पालन करने जा रहा था। 
रास्ते में ये लोग नजर आये । इनके (शिविर के पास और तीन चार लोग थे बड़ी 
रानीजी के गायब होने के बारे में वातचीत कर थे। सबमें कुतूहल चैदा हुआ 
से। मुझे भी कुतृहल हुआ तो मैं वहीं ठहर गया फ 
"तो, खबर सुतते ही तुम + झे भीकोई कारण की हुई होगी 
न?! साहणी लोगों से एरेयंग ने पूछा) 
“कुछ सूझा जरूर; बाद को लगा कि यह सब पागलपेन है। 
“हुमसे कह सकते हैं ने * कभी-कभी इस पन से भी कुछ पता-अल्दाजी 
लग सकता है। के (हिए, याद है 
“तब बया कहा सोतो नहीं । पर जो विचार आया वह याद है।' 
“कहिए । ५ 
दोनों ने एक दूसरे. को 
"उसके लिए, पीछा के साथ कहिए। कुछ भी हो; तुम 
लोगों में भी इस बारे में कोई अतिक्रिया सहर्ण ही हुई होगी । बल्लबेगाड़े ने 
उन्हें उकसाया 
“और कुछ नहीं । बह कल्पना एक पायलपन है। हमारी बड़ी रानीजी 
को परमारों की तरफ के लोग आकर चोरी से उड़ा ले गये होंगे--ऐसा लगा । 


छिककम ने कहा । 
पदट्ठमहादेवी घान्तला | 39 


रहना चाहिए। अब देखिये, आपकी एक हजार अश्व सेना में दो सौ सैनिक इस 
तरह के फिजूल साबित हो सकते हैं । अब आईइन्दा आपको बहुत होशियार एवं 
सतर्क रहना चाहिए (४ 

*जो आज्ञा, प्रभो । छलस पत्तल में खाये उसी में छेंद करनेवाले नमकहँराम 
कहे जाते हैँ! 

मनुष्य लालची होता है। जहाँ ज्यादा लाभ मिले उधर झुर्क जाता हैं। 
ऐसी स्थिति मेँ निष्ठा पीछे रह जाती है । इसलिए जब हम उर्ने लोगों से निष्ठा 
चाहते हैं, तब हमें भी मह देखना होगा कि बेतृप्त सन्‍्तुप्ट रहें । उन्हें. 
अपना बनाने की कोशिश करनों और उन्हें खुश और सन्तुप्ट रखने के लिए 
उपयुक्त रीति से बरतना भी जरूरी है। केवल अधिकार और दर्प व हाकिमाना 
ढंग दिखाने पर डल्ठा असर हो सकता है इसलिए अपने अधीत रहनेवालों में 


ड्स 
सब हमने अनुभव से सीखा है। अच्छा अब आप जा सकते हैं। आइन्दा बहुत होशि- 
मारी से काम लेनी चाहिए ।” 
“जो आज्ञा ।" दोनों को प्रणाम करके बल्लवेग्गड़े चला गर्मी ॥ 
«प्रभो ! अब द्रोहिंयों का पता लगने पर भी बड़ी रानीजी की पता लगेगा 
कँसे २” राविनभट्ट ने पूछा । 
“द्वोहियों का पता लगाने के ही (लए. यह सब कुछ किया जा रहा है 
4 मतलब प्र 
"जो कुछ भी किया गया है, वह सर्व सस्लिधान की स्वीकृति से ही किया गया 
है! 
हबया-क्या हुआ है, यह पूछ सकते हैं? 
"“हुम सब सन्निधान के आज्ञाकारी है ने शा 
#मुझपर विश्वास नहीं * रे 
“इन सर्व बातों को उसे दृष्टि जे नहीं देखना चाहिए, दण्डनायकर्जी एं 
धमुम्तिघान की आज्ञा का जितना अर्थ होता हैं; उससे अधिक कुछ करता 
गलत होता है” 
“मतलब *ै 
जो कुछ भी छस किसी को कहना हो उसे सम्तिधान स्वयं बतायेंगे | स्व 
बातें जानने पर क्षी कहने का अधिकार मुझे या आपको नहीं । इसलिए सरन्निधान 
स्वयं उपयुक्त समय में आपको बता देंगे 
“अब आगे का काम शा 
#कल गुप्त मन्त्रणा को सभा होगी । उसमें फैसला करेंगे ।” 


चहुमहादेदी छान्तला | 47 


अभ्यास के कारण खाली हाथ आयी थी। आवश्यक वस्तुओं को साथ ले 
जाने की आदत नहों । परन्तु अब रहस्य तो खुलना नहीं चाहिए न ? आखिर यह 
सो नौकरानी है, इतनी दूर तक वह सोच नहीं पायेगी | कुछ भी हो, आगे से 
होशियार रहना होगा ।' देवी ने मन में सोचा । इतने सें गालब्बे वस्त्र लेकर आयी 
और वहाँ अरगनी पर टाँग दरवाजे के वाहर ठहर गयी । 

मन्दिर से शीघ्र लौट आयी माचिकब्वे । अपने अतिथि को नहाने गयी जान- 
कर अतिथि महाशय से वात्त करने लगी। 

“आपके आने की वात तो मालूम थी । फिर भी हेग्गड़ेजी इस स्थिति में नहीं 
थे कि वे यहाँ ठहरते ।7 

“हमारे आने की बात आपको मालूम थी ?” 

“हां, धीमद्युवराज ने पहले ही खबर भेजी थी । परन्तु यह मालूम नहीं था 
कि आप लोग आज इस वक्त पधारेंगे । वैसे हम करीब एक सप्ताह से आप लोगों 
की प्रतीक्षा में है ।" 

“रास्ता हमारी इच्छा के अनुसार तो तय नही हो सकता था, हेग्गड़तीजी 
इसके अलावा, देवीजी को तो इस तरह को यात्रा की आदत नही है। इसीलिए 
'हम देर से आ सके ।” 

“सो भी हमें मालूम है ।” 

“तो देवीजी कौन है यह भी आप जानती हैं?” 

“हू सब चर्चा का विषय नहीं । आप लोग जिस त्तरह से अपना परिचय देंगे 
“उसी तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ करने की आज्ञा दी है हेग्गड़ेजी ने। 

“मे यहाँ नहीं रहेंगा, हेग्यड़वीजी । देवीजी को सुरक्षित यहाँ पहुचाकर 
लौटना ही मेरा काम है। उन्हें सही-सलामत आपके हाथों सौंप दिया है । हेग्गड़ेजी 
के लौटते हो उनसे एक पत्र लेकर एक अच्छे घोड़े से मुझे जाना होगा । मेरा 
शरीर यहाँ है और मत वहाँ प्रभुजी के पास ।” 

“ठोक ही तो है। इसीलिए प्रभु-द्रोहि-दण्डक अर्थात्‌ प्रभु के प्रति विश्वास- 
घात करनेवालों का घोर शिक्षक, प्रसिद्ध विधेषण आपके लिए अन्वर्थ है। 
माचिकब्धे ने कहा । 

वह चकित हो हेग्यड़ती की ओर देखने लगा। 

“आप चकित न हों, हमें सबकुछ मालूम है ।7 

अतिथि देवी के स्नान की सूचना अतिथि महाशय को देने आयी गालब्बे ने 
वहाँ मालकिन को देखा तो उसने अपने चलने की गति धीमी कर दी, मद्धपि 
उसकी पैजनियाँ चुप न रह सकी । 

हेग्गड्तीजी समझ ग्रयीं कि देदीजी का नहाना-धोना हो चुका है। “आप 
नहाने जाते हों- तो गालब्वे आपके लिए पानी तैयार कर देगी ।" कहती हुई 


पट्टमहादेवी शान्तला / 243 


करते वक्त हरिय चलिकेनायक को 
स्नान शीघ्र समाप्त करना 


अचानक कुछ पृन्ना। 

..। लड़ा। मार्ग को यकावट की और उत्का घ्यात ही 
नहीं गया । उसलबाने से जल्‍दी कला और गालब्दे से बोला, “कुछ क्षणों के- 
लिए हेग्गड़तीजी से अभी मिल्नमा है।” 

“आपका शुभवाम ?7 
नायक।” 
कौन-सा चायक 27? 
! पफ़ी है।” तने हँग्गड़ती जी को खबर दी | वे आग्री | 
हिरिय चलिकेवायक ने इर्दे-गरिदं देखा | 
आयी, 


चकेब्वे मे गा को आवाज दी, 
, तो कह, “देखो, ही क्या कर रही है।” 
इसके बाद क्ायक हैग्गड़तीजी के रैक आया और कहा, “इन देवीगी 
गैर हेग्गड़ेजी को देवीजी को नही होनी. 
में होशियार रहना होगा, यह प्रभु की 
यह बात अपनी बेटी भी नहीं कही ।” माचिकब्ने मे 
| 
हर “नहाते वक्त भी यहे निवेदन उसी करना 
अन्यथा ने समझें।” नायक ने विन्नीत भाव से कहा 
“ऐसा कही हो सकता है? ऐसी बातों होना स्वाभाविक है। 
इसलिए होशियार करते र; पाहिए। बार-बार कहकर होशियार कर देना 
अच्छा ही है। अच्छा, अब और ऊँछ कहना है?” 
“कुछ 


आवश्यक जान पड़ा। इसे आए 


देवीजी अकेलापन नही अबरे रैसलिए मैं चलती २ ॥ लेंक को भेज 

दूँगी। आपको कोई आवश्यकता हो तो उम्र कहिएगा कद 
चली गयी । 
हिरिय चल निश्चिन्त हो गया और हेग्गड़ेजी के 
आगमन की पतीक्षा में बैठा रहा 

के घर का आतिथ्य 'प्रजमहल के आतिस्य से कम नहीं रहा। इनके 
आने के दो-एक दिन बाद ही हेग्गड़ेजी भाये | 

महारानी चन्दलदेवीजी को 

ष्ट्मे सांकेल्ि 


शीघ्र आग: 


पुरक्षित रूप से पहुं चाने-सोपने की 
पके पत्र देकर हेग्यड़े सारसिगय्याजी के हेरिय चलिके- 
गायक को विदा किया । , हारानी चन्दलदेकीजी ने भी ययोचित- आवर-गोरव के 
साथ यहाँ तक ले आने और 'हुचाने के लिए अपनी तृप्ति एवं 
सन्तोष व्यक्त करके नायक को महाराज केलिए पत्र दे बिदा किया। 
यब4 / 'ट्वमहादेवी शान्तला 


मरियाने दण्डनायक ने युद्ध-किक्षण के उद्देश्य से कुमार वल्त्लाल को दोस्समुद्र में 
ठहराया, यह तो विदित ही है। परन्तु वल्लाल कुमार की शारीरिक शक्ति इस 
सिक्षण के लिए उतनी योग्य नही थी । फिर भी उसने शिक्षा नहीं पायी, ऐसा तो 
नहीं कहा जा सकता। शारीरिक वल की ओर विशेष ध्यान रखने के कारण 
मरियाने दण्डनायक ने राजकुमार को ऐसो ही शिक्षा दी जिसमें वल-प्रयोग की 
उतनी आवश्यकता नहीं पड़तो थी । तलवार चलाना, धनुविद्या आदि सिखाने 
का प्रयलत भी चला था। बहुत समय तक अभ्यास कर सकने को ताकत राज- 
बुमार में नहीं, यह जानने के वाद तो शिक्षण देने का दिखावा भर हो रहाथा। 
परन्तु उसे और उससे बढ़कर चामव्वे को एक बात की बहुत तृप्ति थी। जिस 
उद्दंश्य से राजकुमार को वहाँ ठहरा लिया गया था उसमें वह सफल हुई थी । 
राजकुमार बल्‍लाल का मन पद्मला १२ अच्छी तरह जम गया था। कभो-कभी 
चामला पर भी उसका मन आक्ृष्ट होता था + परन्तु इस ओर उसके माँ-चाप का 
ध्यान नही गया था क्योंकि यह निर्णय चामव्ये का ही था कि उसने चामला को 
जन्म विद्टिदेव के हो लिए दिया है। इस दिशा में प्रयत्न आगे बढ़ाने के लिए ही 
खुद उसने य्रुवरानी एचलदेवी को दोरत्तमुद्र बुलवाया था। परन्तु '**? 
इन सब प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकला । उनको आये काफी समय भी 
बीत चला था । आने के बाद एक महीने के अन्दर सबको वेलगोल भी ले जाया 
गया था। चामव्त्रे किसी-न-किसी वहाने युव यनो और विद्टिदेव पर प्रेम और आदर 
के भाव बरसाती रही । परन्तु उसके प्रेम और आदर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई 
जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी । यह खबर मालूम होने पर कि बिट्ठिदेव शिव- 
गंगा भी गया था, उसकी कल्पना का महल एक ओर से ढह गया-सा प्रतीत होने 
लगा था| उसके अन्तरंग के किसी कोने में एक सशय ने घर कर लिया था। ऐसी 
हातत में वह चुप केसे बैठी रह सकती थी ? स्वभाव से हो वह चुप बैठनेवाली 
नहीं थी। सरस्वती की कृपा से उसे जितनी बुद्धिशक्ति श्राप्त थी उस सबका उसने 
उपयोग किया । किये गये सभी प्रयत्न निष्फल हुए थे, इसे वह जानती थी, फिर 
भो वह अपने प्रयत्मों से ह्यथ घोकर नहीं बैठी । वह निराश नही हुई । आशावादी 
ओर प्रयत्नशील व्यक्ति थी वह्‌। 
दण्डनायक के घर से निमन्त्रण मिलता तो वह चामला को ही आगे करके 
जाती । युवरानी और राजकुमारों के सामने एक दिन पद्मला और चामला का 
गाना और नृत्य हुआ था । माचव्वा सोच रही थी कि संगीत के बारे में बैलुगोल 
में बात उठी थी तो दोरसमुद्र में पहुँचने के बाद युवरानीजी कभी-न-कभी कहेंगी, 
“चामव्वाजी अभी तक आपकी बच्चियों के संगीत एवं नृत्य का हमें परिचय ही 
नहीं मिला । तब कुछ नखरे दिखाकर उनके सामने नाच-गान कराने की बात 
सोच रही थी। मगर युवरानीजी ने इस सम्बन्ध में कभी कोई बात उठायी ही 


पट्टमहादेयी शान्तला / 45 


नही। चामव्या के मन में एक वार भह बात भी आ गयी कि शायद गुवरातीजी 
बह बात उठायेगी हो नही। पूछने या ने इ8ने से होता-जाता क्या है--यह सोच- 
कर ऐंटने से तो उसका गम बनेगा नही। वह विचार-नहरी में डोल ही रही थी 
कि महाराज के अन्‍्मदिन के आ जाने से उये अपनी ईच्टा पृर्ण करने का एक मौका 
मिला। इस मौके +र पद्मला और चामला है नृत्य-गान हुआ । महाराज ने उनकी 
धरा भी की। वल्लाल- का तो प्रशंसा करना पहज ही था। वहां मौजूद 
अधिकारियों मे एक प्रधान मंगराज को छोड़ अन्य पैव दण्डनायक से मिम्न स्तर 
के ये। वे तो प्रशंसा करते ही। और यंगराज के लिए तो ये वहन की वच्चियाँ ही 
थीं। युक्रानी ने जरूर “अच्छा था।” ही कहा । 

पव चामव्वा ने कहा, “वेचारी वच्चियाँ है और अभी तो सोच ही रही हैं। 
वह भी आपने कहा इसलिए देण्डनायकजी ने इन्हें सीयने की अनुमत्ति दी । फिर 
भी हमारी वच्चियां होशियार है। जल्दी-जल्दी सी रही हैं। आपका प्रेम और 
प्रोत्साहन तो है ही।” 

“इसमें मैंने क्या किया | प्रडकियों के बच में तो 'ह विद्या स्वयं आती है। 
हम तो इतना हो कह सकते है कि ये सीखें । मेहनत करनेवाली तो वे ही हैं।' 

” मच है । बच्चियों को तो सीबने की बड़ी चाह है। चमुच उन्होंने उम्त 

इती की लड़की से भी अच्छा सीखने का निश्चय किया है।” 

“तो यह स्पर्धा है!” 

, हैं चुन कुछ अप्रतिभ-सी हई । उसे ऐसा सैगा, उसके गाल पर 
जुटकी काट ली गयी हो। पृर्वकत्‌ वात करने की स्थिति में आने में उसे कुछ वक़्त 
चैगा। हंसने की चेप्टा औरते हुए कहा, “स्पर्धा नहीं-*"अच्छी तरह सीखने की 

रैच्छा से, दिलचस्पी से सीखने का निश्चय किया गया है।” 
“बहुत अच्छा,” युवरानी ने कहा। यह प्रसंग उस दिन भी इसी ढंग से समाप्त 
हुआ था। यह प्रसंग आगे कहीं के उभरे तो अच्छा 
इस घटना के तीन-चार दिन वाद भोजन करते वक़्त बल्लाल कुमार ने 
छा, “माँ, पद्मन्मा और आमला का नृत्य-गान अच्छा था ने 27 
“अच्छा था, अप्पाजी |! ने कहा। 
“कौन सिखा रहे है ?” विट्टिदेव ने प्छा। 
“उत्कल से किसी को बुलवाया है।” वल्लाल मे कहा । 
प्छा। 


“'मुझे क्या काम है?” 
“तो फिर बा क्‍यों 77 < 
“उन लड़कियों के चेहरे पर जो भाव थे वे नियरे हुए नहीं थे। शिक्षक अभी 


246 / पटमहादेवी शान्तला 


< ध्यान देने के (लिए. उनसे कहो । 


१ हुसी कौन-सी गलती 
को मैंने चाहा हैं, 
यह, मुझसे चार साल 


नहीं चाहते 


डोक कर दें तो अच्छा होता हो ६ ईस ओ' 


छोटा । इम छोकरे की बाते का क्या मुल्य १ 
एक अच्छे उद्द रस से कही है। आप ने 


लती थी? बताओ तो ? माँ भीथी। उनको 


क्यों झगड़ते हो ?” खुबराती 


हों तो छोड़ द । 
“तुम बहुत जाने 
ही कहने दो) 
“अच्छा, छोड़ो तुम लोग आपस्त में इसपर 
शुचलदेवी ने कहा । 
शायद उम हेगाई की लड़की से ज्यादा बुद्धिमान इस & 
ही नहीं, ऐसा इसने समझा होगा। इस वजह से कहीं कुछ गलती ढुंढ़ता 
है! बल्‍लाल ने कुछ गरम ही होकर कहा) 
“ने किसी की नेर्मि नहीं लिया, अप्पाजी 7 बिट्टिदेव बड़े शास्तभाव से 
बोला 
“नाम ही बताता चाहिए कया १ कहने के ढंग से यह मालूः पड़ता है कि 
के पीछे, बिना (किसी को बंतायें, 


लद्दय किस ओर है। वई मासूम बतकर उस 
सुनते हैं कि शिवगंगा गये 

थी, यह. सुंवरार्न थी को ठीक नहीं लगा। इसलिए 

बढ़ायी तो मैं खाता 


ते हो । कया गे: 


बात कहीं से कहीं पहुँची 
उन्होंने कहा, इस बात को करो । यह वात आगे बढ़ी 
छोड़कर चली जाऊँंगी । 
#क्ने कौननसी गलत बात कही (| !! बिट्टिदेव रुआँसा हो 
बलल्‍लाल की टीका उसी ढंग से चली, “भाव बहुत जानता यह 7 
“आखरी वार कह रही हूँ ! बात वर करो ।” एचलदिवी कुछ और गरम 


हुई। 
दोनों मुँह फु हो गये । आझोजन चुपचाप ही 
'विना किसी के बताये लड़की के बीछे गये--यें वर्ष ब्िट्टि- 


मासूम 
देव के मत में चुम रही 
विट्टिंदेश को उठ दिल क़िती बात में उत्साह नहीं रहा । बेविमय्या को चुली- 
ऋर कहा, "चलो, घोड़े पर कहीं दूर पक हो जायें ४ 
मछोंदे अप्पाजी, जज अनमने लग रहें है १2 
को ही दुंहरा दिया । शेविमय्या वहाँ से सीधा 


उत्तर में विद्विंदेव बात 
| बदूमहादेवों शान्तता [847 


प। भच्छा रहता । अगर मुझसे कुछ 


“नादान बच्चों के आपके में कुछ वह कर ली । अप्पाजी की कोई गलती 
नही । कुछ नही, सब ठीक हो जायेगा | हैमें इस बहस को ग्रोत्ताहित नेही कला 
है । भाई-भाई क्षे बीच अभिप्रायों कर मिन्‍्नता से हेप नही पैदा होना चाहिए। 


हंस एक-जुसरे को समझने मे सहायक झेनी चाहिए। यह मे संभाल तूंगी। 


तुम लोग हो आओ 
रेविमय्या पेला गया। 
एचलदेकी के पर्चा सम्बन्धी सभी बातों का सनःदी-मन पुनरावतंन' 
किया । चामव्वा को त्येक बात और लि और जीत निविवाद रूप से 


हर एक का आओ 
स्वा से भरी हैई ही लगी । लेकिन उसकी इच्छा को गतत कहनेवाले हम कौन 
होते है ? यदि यही भगवान के इच्छा हो को उसे हम बदल ही नहीं तकते । 


आतसकत है ? हैग्यड़ती और उसकी कच्ची के बारे में कामच्का की असुवा और उनके 

मे बल्लाल के दिल भरें बुरे भावना की चेप्टा के. कारण थरुवरानी 
एचलदेकी के मत में ज्के प्रति एक उैुप्सा की भावना पैदा हो गयी थी। सोती 
पैल्लाल कुमार का मन निमंतर है। वह पच्मला कक ओर आक्ृप्ट सहज ही है। 
इसपर हमें कोई राज नहीं। "हें उतके भाग्य से बड़ बिवय है । छोटे अषाजी 
विद्विदेव के: शिवमंगा हो) आने की बात जिस प्रसंग के और जिस ढंग से उठायी गयी 
उससे ऐसालगता कि कुमार पल्लाब के दिल में उनके प्रति बहुत ही बुरी भावता 
पैदा की कहे नै ही की है, हे कोई सन्‍देह ही 
नही । अपनी लड़की को शादी के बढ को की काम से तटस्थ रह जायें तो कोई 
जद में और # जोर से इस रहे की कारंवाई करने तगी 


पूजागूह में गयी और आँख मूंदकर मातृहृदय की पुकार को भगवान्‌ के सामने 
निवेदन करने लगी । 
उधर, भोजन के वक्त जो वादनविवाद हुआ था वह चामव्बा तक पहुँच 
चुका था। यह खबर देनेवाला स्वयं राजकुमार वलल्‍लाल ही था; खबर देकर 
समज्ञा कि उसने एक बहुत बड़ा काम साध लिया । ऐसा करने का क्या परिणाम 
होगा, उमपर ध्यान ही न गया। खुद चामव्वा ने यह जानना चाहा था कि उसकी 
वच्चियों के ताच-गान के बारे में युवरानीजी की राय क्‍या है। वल्लाल ने, 
इनीलिए, समय पाकर यह प्रसंग छेड़ा था। वीच में इस छोटे अषप्पाजी, विलस्त 
भर के लड़के को, क्यों वोचना चाहिए था ? इत्तीलिए मैं उसपर झपट पडा | वह 
कहने लगा था कि भावाभिव्यक्ति कम रही | जब खुद माँ ने कहा था कि अच्छा 
है तव इसकी टीका की जरूरत किसे थी ? इससे मैंने तो राय नही माँगी थी | इसी- 
लिए उसे मैंने आड़े हाथों लिया । और हेग्गड्ती की वेटी, वह तो बहुत वकझक 
करती है । दोनों एक से झककी हैं। दोनों की जोड़ी ठीक है । इस छोटे अप्पाजी को 
कुछ तारतम्य ज्ञान नहीं! सबको छोड़कर उनके साथ शिवगंगा जाना ठीक है? 
क्या वे हमारी बराबरी के हैं ? एक साधारण धर्मंदर्शी किसी मन्दिर का, कहता 
है कि हेग्यड़े के धरवालों के साय राजकुमार गाँव घूमता है। ये छोटा अप्पाजी 
अभी भी छोटा ही है । यहाँ आकर राजमहल में रहें तो उसे हम अपनी वराबरी 
का मानें भी। पर माँ ते जाने को उसे अनुमति क्‍यों दी ? युवराज ने ही कैसे 
सम्मति दी ? सब अजीव-सा लगता है ! जैसा कि चामब्वा कहती, इसमें भी कोई 
रहस्य है। यों चली थी वल्लाल कुमार की विचारधारा। इसी विचार- 
धारा की पृष्ठभूमि में उसने समझा था कि छोटे अप्पाजी जो भी करता है, वह 
गलत ओर जो खुद करता हैं वह सही है। अपने इन विचारों की बताने के लिए 
'जहाँ प्रोत्साहन मिल सकता था वहाँ कहने में यदि संकोच करें, यह हो कँसे सकता 
है १ इस बजह से उसने चामव्वा के सामने सारी बातें उपल दीं वह दण्डनायक 
की पत्नी नहीं, वह तो उसकी भावी सास थी। पर उसे क्या मालूम था कि वह 
उसके भाई की भी साम बनने की आकांक्षा रखती है? यह सारा वृत्तान्त सुनने के 
खाद यह भावी सास कहे, “सव ठोक है,” यह अपेक्षा थी बल्‍लाल की, तभी तो यह 
सारा वृत्तास्त कद्ते-कहते वह खुशी के मारे फूल उठा था। 
सब सुनकर चामव्वे ने कहा, “आपको पसन्द आया, हमारे लिए इतना ही 
काफी है। कल सिहासन पर वैठनेवाले तो आप ही हैं। आपकी ही वात का मूल्य 
अधिक है। अन्य लोगों के विचारों से हमें क्या मतलब ? आपका भाई तो अभो 
अनजान बच्चा है। छोटे वच्चे ने कुछ कहा भी तो उसपर हमें असमंजस क्‍यों 
हो १४ 
बात यहीं स्क गयी । वातचीत के लिए कोई दूसरा विषय नहीं था । इसलिए 


पट्टमहादेवी शान्तला / 49 


की बह रीति, भरत को आकपित करनेवाती सकी काल, आदि उसे उसकी वात़ों 
से भी अधिक आकृधित करती की | परन्तु उत्ते हे नही सुझता था कि वह उतका 
> वी वन गया है। मे तो भी इनके साथ कभी- अभी शामितर होती 
थी। चामच्वा को इसपर कोई एकराज भी नहीं का उवरानी एचलेवी और 
के दोरसमुद् 'हँचने पर उसके “यत्न इतने ही. के लिए हो रहे ॥ हे 

बेहिदेव भे य्त््नों कोई 


पामला और वि स्नेह बढ़े; उसके इक्त पर अभीष्ट पव 
एकल को पा बतंमाव पे उसने इस का की सिद्धि 
के लिए करने की स्ोची ने इस विषय गे चामता को 
जानकासे के । चामत्ना चमुच होशियार थी में पदच्चत्ा 
से ज्यादा होशियार +) थी की सब बाते. पैनी और अपुर्तार 
करने की अपनी तेभीदी। +रन्तु उसे ऐसा चाहिए, और उससे 
५. फल मिलेगा, सो पहे समझ नही सकी 4) | चाहिए कि 
माँ कहती. हैं। उसका मन्तव्य था। इस सबके पीचे माँ है, 
यह प्ृन्ननवूज्न नहीं थी। मा पामब्के ने नही बताया था। उसके मत मे 
# बताना ही गक था । विचार में आपसी प्रिक्तय- 
स्नेह आदि बढ़े को और बातें सुगम ही जाये 
दा सजा के अनु, गयी । वह पिछले दित 


बेहिदेव से 

कै साथ दर तक पैर कर आया था, और उनसे विचार-विनिमय भी. हमे 
पका था। फिर भी उसका दिल भारी. ही रहा । चामला विशिदेव से ऐसी स्थिति 
में भि्ती तो राजकुमार किसी किन्ता में अम्त सालूम पड़ते ह। अच्छा, फ़िर 
मी आऊगी (९ कैहेकर जाने को हुई; 

विट्देक के जाती हुए चामला के इचाते हुए *हा, “कुछ नही, आओ 

चामता।? 
रेप लोटती हैई चमकता के ऊहा, "मेरे आने से आपको कोई वाघा तो 


कोई काका गेही । बाजी, बंगे।” कहकर पतंग पर अपने क्र ही बेठने 
की कहा । वह भी निस्संकोच व से पास जाकर बैठ गयी । उससे इय बात की 
अतीक की कि उियके आने का हे रस वे स्वय पूछे हे थोड़ी देर हाथ >बती हुई 
सिर झुकाकर वैंठी रही को कक कि. बह संक्रोचकश चुप वंठी है। जबके 
कन्धे पर हाथ रफ विह्टिदेव के बैछा, “क्यो पामक्ता, पुमने कहा $ उम्त देयने 


आदी हो, भव पत्थर बनी बैठ 
पदियना तो हो गया कहती 


दिखाने लगी। 
छा जिस काम से आयी वह 


“मतलब 

ने तो ऐमा कहा नही 

"तो किस मतलब से मुझे 

महाराज के ही वर्षगांठ 
म्वृह तो हो गयी । 
श्र 


“मुझे भी मालूस 
किया था न) 


हु 


#ईने भी देखा ने । 
हम 


हुई मुँह उठाकर 


एक तरह का नदेखटठपन 


पूरा हो गया, यही न? 


आयी ? बता सकोगी ?ै” 


मैने और भरी दीदी ने चूत और गान प्रस्तुत 


"बह मैं भी जानती हूँ ने । 
"इसे बताने के (लिए आने की 
ग्यह बात मे नहीं जानती हूँ, ऐसा तो नहीं ने 
_किस्तब ? 
“कह तो रहीं बीच में ही बोल पे तो 
“ज्ञो कहना हैं सीधी तरह कह * ! 
“जरा गम्भीर दीके बैठें तव ने 
«बयां कही है” ब्रए्न कुछ कठा ९ घ्वनि में 
चामला नें ठुखते होठ कार्ट सिर झुका लिया । बट्टिदेव 
सोचा (फर गम्भीर मुद्रा ऐसे जैसे कि महाराज पर बैठतें हैं 
गाकर, ते सीधा तानकर कहा, “हाँ गम्भीर होकर बैठ हैं 
अब कहो 
आमला नें घोरेसे सिंए उठाकर कन्खियों से देखा । बैठने के ढेंगे को 
देख इसे हंसी आ गयी । हँसी को सोकने की वहेंते की पर नहीं रोक 
सकी जोर में हुँने बड़ी, लाचार थी ॥ की साथ इसने लंगा। दोनों ने 
पिलकर ठहाका हँसना क्या तो सा तःवुर गूंज उठा १ युव॑: 
रानी एचलदेवी गुसलखाने की ओर रही थीं कि यह. उनके कार्ते 
औी पड़ी | उन्होंने हे देखा भी 
«द्वीक, आप अच्छी नर्केल हे हैं.” चामला ले कहा । 
“क्यों आय दवा गम्भीर नहीं था? 
«उस हेंसी से पूछिएगा ए 
“अच्छा, जाते दी ॥ महाराज ,पठ के दिल छुम करवाती दी. 
साच-गान का अदझशेन किया । महे 5 भी मालूम हैं। कहो” “ 
चद्ठ॒महांदिवी आएन्तला | 45+$ 


गायी बह कैसा था।!? 
>कित हो विशविेव मे ओर देखा । तुरन्त भोजन के समय ही 
वह घटना आयी । बह मौन हो रहा पर उतका चेहर- गस्भीर हो गया। 
क्यों, क्या हुआ 7४ 
“तुमको मालूम है क ७ 
क्या 2” उत्तर में प्श्क ही किया ; 
'म्हें कुछ भी भातूम नहीं 7९ 
“वे, न।” 
उम बड़ी मानस देती हो भू नहीं । गे ने तुम्हारी 
दीदी हे कह है और तुमसे उसने कहा है। इसीलिए पुम आयी हक 
“दीदी मे कुछ नहीं कहा ४ 
“सचमुच ट 
“मेसी भा की कसम हट 
“नन, ऐसी छोगी-छोरी पर माँ की नही बानी चाहिए । बयर 
दीदी ने कुछ नही कहा को किसी और कहा 2? 
“किस विपय मे 2९ 


; हमारे नवाचार के करे 
दो, सबको छोड़ मुझसे रैछने क्यों आयी? # 
आदम हैं।” 
माँ नेपछ कहा, मैं आयी | पसने सपसक्त कह दिया। 
विह्विदेव करे बुरा लगा। हमारी आपसी: गीत के इेसरे लोगों हे 
गो कहना चाहिए अप्पाजी उछ भी पामब्ताजी 
क्याज्या त्रा पे ए, 
“ऐसी बात 


है 
किस-किसने क्या-क्या कहा, यह को है और दीझी ज्यादा उ्त्युक 
थों। डरते-डरते पर थी। हे प्रदर्शन हमने लोगो के सामने यम 
बार किये मन में के उत्ुकता हुई ।४ 
यहतो सहज है|” 
रन्तु फिर भी सबने 


पैवने प्रश्क्त ही की ।ह 
“हमारे भाई ने क्या कहा 7? 
752 / (हमहारेकी झान्तता 


नबाहा। बहेते अच्छा था एः 


«तुमसे कहा ? 

“नहीं, दीदी से कहा ४ 

“हीक ही हैं” 

लहुसा हुआ कि दीदी ते ही पा उनसे कि छोटे का इस विंपर्स 

है। तब उन्हेंने कि र्श्ररि २ में उन्हीं से ठो । इस- 
औलए मी ने मुझसे कहा कि चार छोटे हेग्गड़ेजी की लड़की के ५० क्के 
साथ दोन्तीन पखवारे रहे हेग्गडेजी की लड़की आान्तला वह ही अच्छा 
नृत्य करती है और गाना भी वहेँते _ लए है। उसके युदके पिया पढ़ाने के 
विधि-विधान को मे के अलावी वे कुछ दिन साथ थ रहने के कार कई बातें 
जानते हैं जिन्हें हैग नद्दी तुम लोगों पं की (छखानिवालि उत्कल के दैं 
लड़की को झ्केद। और उतके गुरुओं के मिंखाने की 
पद्धति में कुछ * होगा दवीखने के (जद बया करला चार्दिए 
बारे में पूछो । वे छोटे होने दें की तरह बहुत व दिस क हैँ) 
वास हो आओ । ६ ल छात्रों की सहदय पते की दाय सुतनी 
च्याहिए। सुनने पर वह अच्छी न क्षी पीछे उससे 
अच्छा हो होता है ने यह समझाकर हि । रो 
आयी मैने सच्ची सीधी बात कही है । अब बताईये हम जत्यन्गाल कैसा 

ए 

"ठीक ही था 

“मतलब के ढंग से लगता है. अच्छा न लगी पा 

“सा नहीं को दृष्टि * तो यही कहता 


“हमारे यही कहते जानकार से जी अच्छा सीखने 
होड़ लगाकर पौरिषट 3 पर शीघ्र सीख सकते हैं ५८ 
"सबका हीं रहता अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मत 
होता है।' 

७इसकरे माने रे 

अम्रे गुरु अलग ढंग से ए 

ण्क्या नादय ह्ूए 

हमने विद्या के सम्बन्ध जँ एक बात कही हैं, चाहे वहें. नृत्य, गायन 


च्वाहे उसे सीखकर ही रहें। इस या उस खिद्या में सम्पूर्ण पाण्डित्य अर्जन कहूँगा> 


नहेते ही, हि 
रब, वही करना चाहिए, उत्तके बारे भें 


उपर गलत हो को 2० 


आई इसलिए आपको जो सूझी सो कहिए 
धत ने। भेसे कयों ! दाद की आप मुझे वाई का पद देंगी) 
"मुझसे, मेरे बारे में के (” उसके कहने के ढंग में एक रैहादें और 
आत्मीय भावी थी 
ध्यदि तुम दस से कहौंगी तो 
नहीं, माँ की कसम 
लफिए बहीं। मे ले ही मता कर दिया था हमारे गुण्ज ने एकर्वी 
कहा था कि फकसी की कसम नहीं खानी चाहिए । हे माँ की कसम कभी 
नहीं | माँ को क्षी बच्चों के कभी नहीं खानी चाहिए ए! 
ध्क्षयों 2 
#हुम जिस बात पर माँ की कसम खाते है; वर पूरी तरह तने सके तो वह. 
कसम शाप वे जाती है और बह मी को लगता हि माँ से हमे जर्ती 
दिया उसी की बुराई करें? 
“पुझ्ते मालूम था। भरी माँ कभी: ही खा करती हैं। 
चही अभ्यास मुझे और दीदी को हो गया है, मेरी छो' ही बहन को भी 8 
“छोड़ दी । आईंदा माँ ही कसम कभी ने खानी । 
#नही। भव कभी नहीं कंगी ।/ 
"हो, अब कही) ञ नहीं कहोगी ने ? 
ब्लहीं | सचर्मुर् से नहीं कहूँगी ए 
"नृत्य में अंगिमा। मैंद्रा, गति, भाव, सर्वकी एक स्पष्ट आठ है। इसे 
की भी कमी ही तो कमी-ही-कमी लगती हैं और सम्यूण नृत्य प्रभाव ही कम 
जाता हैं)" 
"हमारे नूत है कौत अंग गलत हुआ ५ 
“भाव की के थी आावा्िव्यर्वित (वष्पत्ति को प्रमुख साधन है 
याद इसकी कमी हो तो नुत्य बॉजिकीता बन जाता हैं। सजीव नहीं रहेंता * 
अछ से ही सूट सजीव बनता है 
8 ज्॑ नही आया १ एक देकर समझाईये ए 
“तुम दोनों ते ई०ण- का नृत्य किया ने १ 
नह 
"तुम कण बनी थी। तुम्हारी दीदी यशोदा बनी थी मे ? 
ग्हाँ | 
की शिंकीर्यर्त की थी। पटि मालूम था) उर्स 
जानती थीं। लेकित 


“मोपिकाओं ने माखन चोरी 
चोरी की परीक्षा तुम्हारी माँ आतिवाली थी, हे 
जब बह आयी ते अहस तनात्सा क्यों था * अपनी करउदूँते कला 
पदूमहादेवी आ्ञान्तला 455 


आगे खड़ी रही और माँकेसाय ही चली 
“तुम्हारी मुबरार तीजी डुकी बहुत पसन्द है 
वउस लड़की के ४7 थे ऐसे है कि कोई भी उसे दमन्द करेगा ए 
“तुम्हें भी उसने पागल बनी दिया ?ै। 
“म्र॒वतलब, उसने किसे को भी बना दिया है 
मय तो हमे नहीं जानते । हमारा जेविमय्या है न, हेग्गड़ती 
की लड़की वा नीम उसके कान में जाये तो ऐसा उद्वेलित हो उठता जैसा 
बआन्‍्द्रमा को देखे समुद्र । 
गहर किसी को ऐसा ही ॥ उमसे का मन हुशी यद्यपि छत्न- 
चप में किसी के साथ से व्यवहार नहीं कार पाता । मैं 
उत्से इसलिए भी दूर्हीं बयोकि ही बड़ी रानी के बारे में वीर्स्ते 
नविक ही बेटी को भी बतायेंगी ही नहीं । 
“हक, बडी रामीजी ने और बया कहां 
«इतना ही कि सर्निधान और भ5 से मिलने के वादे आगे के कार्येक्रम के 
में, अगर सम्भव ह्दोतो सूचित करने के लिए कहें देना 
ढद्ोक है। समय पर बतायेंगे ।/ ऐरेयेंग अ्रभु ने उठते हुए कहा। हाँ, 
नायक, हमे तुम्हारे आने की प्रतीक्ष में रहे। कल ही हमारी सेना धारानगर 
की तरफ़ होगी । सर्निधान की आज्ञा हैकि सेना और हाकिमों के साथ 
शिविर के की कोई स्त्री नही जापे, सबको वीपसे (दिया जाये । 
सता का विभाजन कैसा हो और ज्ेजा जाये इसे पर कल विंवार करने के 
(लए सभा बुलानी है। उसमें हमारे छिविर पर + 
पटवारी और नायक है । सबको खबर दे दें । अब सर्तिधान की आशा 
हो तो हम चलें । 
अच्छा, प्रभुजी, ऐसी व्यवस्था ही कि हम आपके साथ रहें |] 
"सन्निधीर्त सुरक्षा ले जिम्मेदारी हमे है ४” कहते ह५ द्र्भु 
एगरेयेंग ने कंदर्म बढ़ाये । ह््स्यि चलिकेनायक मे दौड़कर परदी हटाया और एेरयर्ग 
प्रभु के बाई जलिकलते के वादे खुद आया 
दी माँ को 


ने अपने और ख्वट्टिदेव के बीच जो बातचीत हैंई थी, वह अपने 
ज्यों-की-त्यों सुता दी । सारी बातें वे ध्यान से सूती और बेटी चामला की 
चद्ठमहादेवी शास्तला। !5? 


शादी 
॒या समझा, शादी के 
मैंने तो सिर्फ़ बह 


' हो पर बसे ही बेटी हो /“ बसे के 
पंप के बहाने वह अपनी करने लगी । खाकर इसत्रिए कि 
व टेक कट सा ? भी उप्ाहार पर बु  । झुका 
जैतलव बह हैआ दांव ढग के है है, गोट चलने लगे 4 भत्र इगे 
प्री सफल गाना हल हे + चाहे अब मुझे अपनी शत ते का ही प्रयोग क्यो 
करना पड । उसने क्‍च्जी का मुंह केते ह्ावों के अपनी को करके पछा, (मम 
उनसे शादी करोगी केस टी 
मचा ने हुर हटकर कहा, < 
कहती रहती हो जब 


९7, “जाओ मां, छुम हर 
% अभी लेडी की भी 


ईछ्ा है 


कत मे री शादीजादी 
होनी & |* 


देते ही तुरन्त शादी ही ही जायेगी ? 
, 2 है कि तुम उस्ते चाहती हो या नही ।! 
चामला भा ॥7 वियों से देखती उठ लगाकर रहगयी। 
बह बेटी को फ़िर आलियन # कस उसका पुम्बन लेने लेगी कि पता 
और बल्लाल क हँसते हु जयवर है आते की पुन पड़ी । इन लोगों को 
देख उनकी हेती सकी । री को हर हटाकर जेहे उठ बड़ी हैई और बोली, “आइए 
राजकुमार, वैठिए। जाप देकव्या से कहो कि पजकुमार और बला के लिए 
चाश्ता यही लाकर दे ।!” 
अमार वल्लाल ने कहा, “ही, # 7 मा मे अतीक्षा कर रही होंगी। 
मत जाओ, चामला /! टड जा 
माँ ने जो कहा, सो ठीक है । के छोटे अषयाजी और के 
अभी-अभी किया है |” ने कह दिया । 
पैल्चाल कुमार को विश्वास न हुआ, चैठ वात नही कैहनी ऋाहिए।” 
, दि सच हो तो 2? 
“झूठ 7” 
सच हो तो शर्ते क्या रही ?” 
“शत? ही कहे क्या होगी 2९ 
दीदी के साथ अपने हिस्से का पो लेना ही. होगा, मेरे हिस्से का भी 
लेगा होगा क्योंकि अपपके हिस्से का मैंने बा बिया है ॥” उत्तर की प्रतीक्षा 
किये विन ही चली गयी, पारमव्वा भी । 
“कम, 7री बहन मे जो कहा क्या वह कक है 2० 
“ऐसी हक पर कौन मूठ बोलेगा 2७ हे 
“तो क्या बड़ी पर रेठ बोचा जा सकता है ?० 
“मेरी मा कभी-कन्ी कह्म है कि 


बोला भी जा सकता हैं।” 
“मेरी और तुम्हारी माँ में बहुत अन्तर है।” 
“आपको दृष्टि में कौन सही है ?” 
मेरी माँ की नीति आदर्श नीति है। तुम्हारी माँ की नीति समयानुकूल है। 
एक तरह से उसे भी सही कह सकते हैं।” 
जब जिसकी माँ की नीति को युवरानीजी को नीति से भिन्न होने पर भी खुद 
राजकुमार सही मानते हों उस बेटी को खुशी ही होनी चाहिए, वह बललाल की 
तरफ़ देखने लगी । अचानक रुकी हँसी एकदम फिर फूट निकली। बल्‍लाल को 
सन्तुपष्ट करने के लिए यह आवश्यक था। वह भी मुसकराया । उस मुसकराहट को 
दवाकर उसके मन में अचानक एक सन्देह उठ खड़ा हुआ, उसकी भोहें चढ़ गयी । 
“क्यों ? क्‍या हुआ ?” पद्मला से पूछे विना न रहा गया। 
“पता नहीं क्‍यों मेरे मन को तुम्हारी बहन की बात पर विश्वास नही हो रहा 
है। उसमे मज़ाक में कहा होगा, लगता है ।” 
“ऐसा लगने का कारण ?” 
“कुछ विपयों का कारण बताथा नहीं जा सकता । मनोभावों में अन्तर रहता 
है। इस अन्तर के रोज के अनुभव से लगता है कि इस तरह होना सम्भव नहीं ।” 
“प्रनोभावों में अन्तर ? किस तरह का ?” 
“स्वभाव और विचारों में अन्तर ।” 
/किस-किस में देखा पह्‌ अन्तर आपने ?” 
"किस-किसमें ? मेरे और मेरे भाई में अन्तर है) इसीलिए माँ के साथ 
नाश्ता करते समय वह भी साथ रहा, इस बात पर मुझे यकीन नही होता ।” 
“क्यों ?” 
"जिसे बह चाहता नहीं, उसके साथ वह घुलता-मिलता ही नही )* 
“तो क्या चामला को वह नही चाहता १” 
“शसा तो मैं नही कह सकता क्योंकि अभी वह छोटा और नादान है, यद्यपि 
उसे उस हेग्गड़ती की बेटी को छोड़कर दुनिया में और कोई नहीं चाहिए ।” 
“इतना क्यों ?7 
“वह समझता है कि वह सरस्वती का ही अवतार है, बुद्धिमानों से भी अधिक 
बुद्धिमती है ।” 
“हाँ होगी, कौन मना करता है? लेकिन इससे चामला को पसन्द न करने 
का क्या सम्बन्ध है ?/* 
“कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं जानती हो !/ 
“ऐसा क्या २” पद्मला के मन में कुछ असन्तोष की भावना आयी। 
“मेरे और उसके वीच इस पर बहुत चर्चा हुई है कि तुम लोगों के नृत्य में 


पट्टमहादेवी शान्तला / 64 


रत्ो देकव्वा के साथ जञ्ची बहां पहुंची चामता मे कल्तान की यह 
वात युन ली हर भी नाश्ता के ते समय इसकी करने के उलट से वह 
चुष रही । पता भर पल्चाल ने चुरू किया । उल्चात का बात यात्री 
होते ही चामत्ना ने इसरा क्ात्त उसके सामने पेश किया । 
वल्ल्ाल ने कहा, “मुझसे नही है! सकेगा ॥7 
“आप हेस्े मना करेंगे ते) 
के इच्च भूल के 


कौन ? अब पैपचाप इसे छा चीजिए, नहीं 
लिए डैगुना बाका पड़ेगा ।” 
“मैंने क्या पैक की 2० 


'हेले इसे का लीजिए, बाद में बवाउड 
लेती आती |? 


जियी । पहुच्चे पता देने तो और को या 
“नही, अब चाक्के बस है|” वल्लाल ने किसी परह या ब्रिया, 
बोला “हाँ, बा ” जब कहे ।” 
“आपके भाई ने थी बातें कही, ज्न्हें पैमा-फ़िराकर अपना ही अब देकर, 
जाप दीदी के हैं।” 
“पुन कहेंगे 2” पता ने कहा । हु 
“अपने को सही लाने के लिए । अपने को अच्छा: फैलाने के लिए ! 
। की बात जरा कठोर थी 
पो अच्छे & हे इसमें प्र क्या है 7? 
“क्या उनसे ज़्याद। उनके भाई के बारे मे मातम है ठुम्हें ?” 
नहर 
“कैसे हि ढ़ 
“कैसे क्या ? उन्‍होंने दिल खोचकर क्षत की भी कहा सो हमारी ह्मी 
भत्राई के लिए केहा |! 
बहबड़ा रेहेस्पत्ि है |” वल्लाल के गत्माभिमान को कुछ वकान्सा लगा। 
“आपने कहा, बहुत अच्छा था | क्यो ऐसा कहा 7 अच्छा क्यों लगा ? 
बताइये को ९ 
“जब घम दोनों राधा-कृष्ण वनकर आयी को लगा चाक्षाव्‌ राधा और छृष्य 
ही, उतरे है,» 
अर्थात्‌ प्रेज-धज इतनी अच्छी थी। है + 7९ 
न 
5 वेपभुपा थी  बृत्य नहीं था ।० 
उन्होंने बेच नृत्य भी देया। मियां भी देसी जो बिका 
ठीक किये रह जाये में ठीक नही की 
362 / पहमहादेवी शान्तत्ता 


क्या और कहाँ थी, यह भी उन्होंने ववाया । यदि हम उनको सूचना के अनुसार 
अध्यास करें तो हम उस विद्या को अच्छी तरह सीय सकती हैं।” 

“अच्छी बात है, अनुमरण करो, कौन मना करता है ।” पद्मला ने कहा । 

“उन्होंने हम दोनों के हित के ही लिए तो कहा ।” 

/भअच्छा, तुम वैमा ही करो । हमारे गुरुजी ने तो कुछ भी कमी नहीं वतायी, 
ब्रल्कि कह कि ऐसे शिप्प उत्कल देश में मिले होते तो क्या-क्या नहीं कर सकते थे। 
वहाँ तीन साल में जितना तियाया जा सकता है उतना यहाँ छह महीनों में सिखा 
दिया है।” पञ्मज़ा ने गुद की राय बतायी । 

“इसोलिए जितना यास्तव में सिखाना चाहिए उतना वे सिखा नहीं रहे हैं, 
ऐसा लगता है।” चामला ने कहा । 

“यही पर्याप्त है। हमें तो कहीं देवदासी वनकर हाव-भाव विलास के साथ 
शुय दे; आगे या मन्दिर की नाट्यशाला में नाचना तो है नहीं । जितना हमने सीखा 

- है उतना ही हमें काफी है।” 

“यह ठोक वात है ।” वल्लाल ने हामी भरी । 

“टोक है, जाने दीजिए, अपनी नाक सीधी रखने के लिए बात करते जाने से 
'कोई फायदा नहीं ।” कहती हुईं चामला चली गयी । 

दूमरे दिन से उस उत्कल के नाट्याचार्य को केवल चामला को सिखाना पड़ा । 
पद्मला ने जो भाव प्रकट किये थे उतपर चामव्बा की पूर्ण सम्मति रही क्योंकि वह 
मानती थी कि एक-न-एक दिन महारानी धननेवाली उसकी बेटियों को लोगों के 
सामते नाचने की ज़रूरत नहीं॥। फिर भी वह चामला की बात से सहमत थी 
क्योंकि उसकी कल्पना थी कि चामला यदि बिद्विदेव की सलाह के अनुसार वरतेगी 
तो उन दोनों में भाव-सामंजस्थ होकर दोनों के मन जुड़ जायेंगे । अच्छी तरह से 
“विद्या का अध्ययन करने का मतलव यह तो नहीं कि उसे सार्वजनिकों के सामने 

प्रदर्शन करना है । यह भी उसके लिए एक समाधान का विपय था। 

इस प्रासंगिक घटना के कारण पद्मला और बल्लाल कुमा र के बीच घनिष्ठता 

चढ़ी। साथ ही चामला और विट्टिदेव के बीच में स्नेह भी विकसित हुआ | यह 

“चामव्या के लिए एक सन्‍्तोषजनक बात थी जो मन-ही-मन लड्डू खा रही थी। 

परन्तु युवरानी एचलदेवी के मन में कुछ असन्तोप होने लगा । विट्विदेव को 

अकेला पाकर उसने कहा, "देखो, दोस्समुद्र में आने के वाद तुमने अपने अभ्यास का 
ममय कम कर दिया है /” 

/नहीं तो, माँ ४! 

“मं देखती हूँ कि किसी-व-किसी बहाने चामव्या की दूसरी वैटी रोज आ 
जाती है।"! 

“बेचारी ! वह मेरा समय बहुत नप्ट नहीं करती ।* 


पट्टमहादेवों शान्तला | 763 


न >गर हाव हे कु हिलाते कस 
नया वह केस उस भी बन गयी 2 
“नही यां। जब हेग्गड़ेजी के साथ सिवाय पा तय न उछ भाव दवाएं 
का जी यो बल ओ शा को दिला क्योकि उ ी ृता- 
कला मुझे देखायी। है होशियार है, चिदाने पर विषय को तुरन्त ग्रहण कर 
लेती है| ५ ऐसा हैं कि उस गुर की है। अपर्याष्त है। 
जहे लडकी, शान्तत्ता $ अं के हाय में होते के से विद्या में पारंगत 
देते /! 
ही ज्यक्े बुर, उसके बा २ कहकर ऐक कोण बुर के 
पास शिक्षण के लिए भिजवाने की भी करेगे बह! 
“किया सीखने के आकांक्षा ६ जेसमे उसके 
परस्वती क अ्रत्ति ड्ोह है| युरुवय 
“गुरु क्के 


क्या गलती है, मा 2” 
इस अत्यन्त का 
“वह लड़की | गे से आती है, रमन की इच्छा धरती है, सीबने 
में उसकी "छा है, विपय को की; ग्रहण करती है | रेसलिए मेरी भावना है कि 
उह विद्यावत्ती बने ।” 
रा जन्म तले 


पह ज्दारता रही, प्रेस का अभाव नहीं।8+ 29» 
/ इसे जदारता कहना बेहतर है; श्र ५४ 
आपकी कोछ से जनमी होती 


क्र 
हर 
हि 
जहर है 
न्गः 
हक 
का 
ँ, 
रजैँ 
हु । 
75] 
के 
बी ऊ $ 4: 
ऊँ 
ह 
का 
अं 
रथ 
ञैं 
4 


“परन्तु भविष्य में वही तो पोस्सल राज्य का राजा होगा ) ऐसे पित्ता का पुत्र द 
होकर" 

“मैं हें न, माँ ।/ 

“उनसे क्‍या ?” 

“भैया की घारोरिक दुर्बलता स्वभाव से ही है ।जंसे महाराज के राजधानी में 
“रहने पर भो सब राजकार्य अपनी बुद्धि, शक्ति और वाहुवल से युवराज चला रहे हैं 
बैसे|ही भैया महाराज बनकर आराम से रहेंगे और मैं उसका दायाँ हाथ बनकर 
उसके सारे कार्य का निर्वेदण करता रहेंगा ।” 

“दुर्बेल राजा के कान भरनेवाले स्वार्थी अनेक रहते हैं, वेटा ।” 

“मेरे सहोदर भाई, मेरी परवाह किये बिना या मुझसे कहे बिना, दूसरों की 
बातों में नहीं जायेंगे, मा ) आप और युवराज जंसे मेरे लिए हैं वैसे भैया के लिए 
भी; आप ही का रक्त हम दोतों में हैं । इस राज्य की रक्षा के लिए मेरा समस्त 

“जीवन समर्पित है, माँ ।” 
युवरानी एचलदेवी ने आनन्द से गदुगद हो बेटे को अपनी छाती से लगा 
“लिया और उमके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीप दिया, “बेठा, तुम चिरंजीबी 

होओ, तुम ही मेरे जीवन का सहारा हो, बेटा 

माँ के इस आशीर्वाद ने बेटे को भाव-विह्वल कर दिया । 


श्रीदेवी नामधारिणी बड़ी रानी चन्दलदेयी के पास स्वयं चालुक्य-चत्रवर्ती शक- 
"पुरुष विक्रमादित्य का लिखा एक पत्र पहुँचाया गया। लिखा गया था कि सेना 
धारापुर की ओर रवाता हुई है और वे अपना परिच्रय किसी को न देकर ग्रुप्त 
रूप से रहें। युद्ध की गतिविधि का समयानुस्तार समाचार भेजा जाता रहेगा, 
समाचार न भेज सकने की हालत में विना घबड़ाये धीरज के साथ रहें। प्रभु 
एरेयंग ने भी हेग्यड़े को एक पत्र भेजा, “हिरिय चलिकेवायक द्वारा सब हाल 
"मालूम हुआ, बड़ा सन्‍्तोप हुआ, मन को शान्ति मिली। हेग्यड़े के साले हेस्गड़ 
सिग्रिमय्या के इस युद्ध में प्रदर्शित शोर्य-माहस और युक्तियुक्त व्यवहार को सबने 
प्रशंप्ता की है। उनकी सलाह लिये बिना दण्डनायक एक कदम भी आगे नहों बढ़ाते 
हैं। सेना की च्यूह-रचना में तो यह सिगिमय्या स्षिद्धहस्त है। उनके इस व्यूह-रचना 
क्रम ने बत्रुओं को बड़े संकट में डाल दिया और उनके लिए बड़ी पेचोदगी पैदा 
“कर दी। अब आगे को सारो युद्ध-तैयारी, व्यूह-रचता, सैन्य-विभाजत आदि सब 


पहमहादेवी शान्तला | 65 


उछ उन्ही पर छोड़ दिया गया है। इसमें उन्हें केवल हमारी स्वीकृति लेती होवी 
है ।” हेगड़े सिग्रिमय्या की सराहना के साथ ही। उन्होंने हेग्गड़ती और शान्तवा 
के बारे में भी बड़े आत्मीय भाव व्यक्त किये । अन्त में, उन्होंने शास्तत्रा के अपनी 
अतिथि से स्नेह-सम्बन्ध के क्रमिक विकास के बारे में जानकारी भी चाही । हेगड़े 
भारसिंगय्या को यह पैचना दी थी कि महाराजा और युवरानीजी को बता दिया 
जाये कि सब कुशल हैं और सब कार्यक्रम बड़े हो सनन्‍्तोपजनक ढंग से चत रहे हैं। 
आवदेशानुसार हेगड़े ने दो पत्र दोससमुद्र भेजे। फ़िर वहाँ का 
समाचार उसी पत्रवाहक के हाथ भिजवा दिया । 
तब वह वलिपुर में वड़ी रानी चन्दलदेवी हेग्यड़ती साचिकब्वे की नदद 
श्रीदेवी के नाम के रूप में परिचित हो चुकी थीं। उसके लिए इस तरह का जीवन 
व किर हाजिर रहते, यहां उसे ऊुछ-न-कुछ काम खुद 
करना पड़ता । वसदि के लिए भाचिकब्बे के पथ थाल-फूल लेकर पैदल ही जाना 
होता था। से रल-जीवी माचिकब्दे "है बहुत हिल-मिलकर रहने तगी। वहां 
ज्से 


बहुत । 
से बियाड़े बिना हैक आदश्च-जीवी बताने के लिए की गयी शिक्षण-व्यवस्था से उस्ते 
“हत खुशी हुईं। वह सोचा करती कि सोकोत्तर सुन्दर के नाम से ख्यात अगर उसके 
क९:40% इस तरह से शिक्षित करते तो यों वेष बदलकर दूसरों के घर रहने 
आती। 


आरम्भ में एक दिन 'वान्तला को घोड़े पर सवारी करने के लिए सन्तद्ध देख 
हैग्यड़ती से उसमे नेव-निश्चित सम्बोधन भाभी के साथ पूछा, “भाभी, बेटी को 
नाचना-गाना सिखाना तो सही है, पर यह अश्वारोहण क्‍यों ?” 
*हां श्रीदेवी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे अश्वारोहण की व्या 
आयद नही है। भगर उसके पिता उसको किसी भी इच्छा को टालतेः 
नह हैं, कहने हैं, 'ईश्वर ने उसे प्रेरणा दी है; उस प्रेरणा से इनकार करनेवाले” 
£ राजधानी में रहते वक्‍त वह इस विषय में निष्णात घुड़सवारों 
से प्रशस्ति पा चुकी है । जब हम वहाँ रहे तव हमारे युवराज के द्वितीय पुत्र और 
इसमें प्रतिदिन स्पर्धा हुआ करती थी। जबसे इस उंद्ध की बात चली तब से वह 
पैलवार चलाने और धनुविद्या सीखने की वात्त कर रही है। किन्तु यहाँ यह विद्या 
योग्य गुरु नही है, और, इस दृष्टि से वह अभी छोटी भी है, इसलिए उत्तके 
पिता ने उसे एक दीवार के पास खड़ी करके उससे एक बालिश्त ऊँची एक रेवा 
खीचकर आश्वस्त किया है कि जब "हें उतनी ऊँची हो जायेगी तब उसे तीर- 
सियाने को छ। के 


खडी होकर अपने वत नापती है 
हेग्गड़ती उम्र में अन्दलदेवी मे कुछ बड़ी थीं। महारानी को अब यहाँ एक 
चबचन का ही प्रयोग होता था। जँव बह शान्तला की फूफी थी। नृत्य" संगीत के 
पाठ में वह भी उसके माय रहना चाहर्ते थी, परन्तु स्थिति प्रतिकूल थी, इसलिए 
बह बाद में फूफी वध सीसे हुए पाठ का प्रदर्शन (दिखाती । एक दिन उसका 
नया गाना सुमकर चन्दलदेव बटत ही युश हुई, अपने आनन्द के प्रतीक के रूप मे 
हाथ से सोने का कंगन उतारकर उसे देने लगी । 

शान्तला सुरन्त दोछे हटी, और चन्दलदेवी को एकटक देखने लगी, क्यों 
अम्माजी, ऐसे कया देखती हो ? आज प्रो, लोन ? खुश होकर जो दिया जाये उससे 
इनकार नहीं करना चाहिए 

“क्या कही धर के ही लोग घर के लोगों को यों पुरस्कार देते हैं? खुश होकर 

ऐमा पुरस्कार तो राजघरानिवाले (दिया करते हैं। आप राजघराने की नहीं हैन? 

आयी हेग्गटती ने पूछा, “ग्रह राजघराने की बात कैसे चली ? अम्मा: 
जी ने ठीक ही कहा है, श्रीदेवी, घरवालें यों को ही पुरस्कार नहीं देते। और 
फिर, युवरानी ने खुश होकर जो पुरस्कार दिया था, इसने वहें कभी नहीं लिया 
था।' उसने सोसेऊर र हुई घटना 

बहू कंगन अन्‍्दलदेवी के हाथ में हो रह गया । उमके अन्तरग में शास्तला की 
बात वार-वार आन लगी, खुश होकर दिया 
ऋरते हैं; आप राजघराने की नहीं द्ीहैन? सने सोचा कि यह लडकी वहुत अच्छी 
तरह ममझती है कि कहाँ किससे कसा व्यवहार करता चाहिए। उसे यह समझते 
देर नहीं लगेगी कि वह श्रीदेवी नहीं है, बल्कि चालुक्यों की बड़ी रानी 
है। इसलिए उसते सोचा कि इसके साथ बहुत होशियारी से बरतना होगा । 
अपनी भावनाओं को छिपाकर उसने हेग्गड़ती से कहा, हाँ भाभी, ठुम दोनों का 
कहना ठीक हैं। में तो घर की हो हूँ पुरस्कार ने सही, प्रेम से एक वार चूम लूँ, 
यह तो हो सकता है न? 

“बह सव तो छोटे बच्चों के लिए है” शास्तला ने कहा 

“छोटे बच्चे, तुम वहुत बड़ी स्त्री हो कहती हुई चन्दलदेवी शान्तला को 
पकड़ने के लिए उठी तो वह वहाँ भाग गयी । 

“हुसे तो वह मेरे ही हीआ नही लगती, तुम्हारे कैसे ही लगेगी, श्रीदेवी । 
तुम्हारी अभिलापा ही है ते उसकी पूर्ति तुम्हारा पाणिग्रहण किया है मे 
जव युद्धक्षेत्र मे जयमेरी के नाद के साय लौटेंगे तव सुगन्धित चमेली के हार इसे 
भी पहनाकर कर लेना । ह्वग्गडती ते कहा । चने दी माचिकब्वे की एक खास 
अन्दाज़ से देखती हो। इतने में गालब्वे ने आकर खबर दी, “मालिक बुला रहे 
हैं!” और माथिकब्वे चली गयी । 


न्दलदेवी के मन में तरह-तरह की चिन्ताएँ और विविध विचारों की तरों 

उठ रही थी, मा चिकब्वे समझती होगी कि भेरा पाणिग्रहण करनेवाला कोई साधारण 
ही या सरदार अथवा कोई सेनानायक होगा। जब उनकी कीतति मेरे कानों में 

गूंज रही थी, जब उनका रूप मेसी आँखों में समा चुका था, जब थे मेरे स्वाग में 
व्याष चुके थे तभी मैं उनके गले में स्वयंवर आला डाल चुकी थी। परन्तु मेरे मत 
की अभिलाबा पूरी हुई उस स्वयंवर मे जिसका फल है यह घोर बुद्ध, यह हृदय- 
विदारक हत्याकाण्ड मेरे सुन्दर रूप और नव में जन्म के बावजूद मुझ वैप 
बदलकर दूसरों के अर रहना पड़ रहा है! परन्तु, हेग्गड़ती ने जो बात कही उम्र 
कितना वड्ञ सत्य निहित है। स्त्री ही स्त्री का मन समझ सकती है। युद्ध के रक्त 
से ही अपनी या बुझानेवाले इन पुरुषों में कोई मधुर भावना आये भी तो कैसे ? 
विरह का उगख उनके पास फटके भी तो कैसे ? ये तो हम हैं कि जब जयभेरी-निवाद 
के साथ वे लौटते हैं वव उन्हें जयमाला नाते ही सबकुछ भूल जाते हैं। हैगइ़ती ने 
सम्भवतः ठीक ही कहा कि विजयमाला पहनाने पर जो तृप्ति मिलेगी वह स्वयं- 
घर के समय वरमाला 'हेनाने पर हुए सन्‍्तोप से भी अधिक आनन्‍्ददायक हो सकती 

नाहै। 


ऊँछ देर बाद शान्तला धीरे से चन्दलदेवी- के कमरे में आयी और उसे कुछ 
परेशान पाकर वहां से चाप भाग गयी। सोचने लेगी, फूफ़ी मानसिक अशान्ति 
मिटाने के लिए हमारे यहाँ आकर रह रही है जिसका अथ॑ है कि उन्हें सहज ही जो 

 सल्थ मिलना चाहिए हैं नही मित्र पाया है। उत्त रेविमय्या इसलिए यहाँ 
भेज गया होगा। बह कितना अच्छा है। वह मुझे अपनी बेटी के ही समान मानता 
औरप्रे करता होकर 


रस्परिक सम्बन्ध का सापेक्ष होता है, अब्जी ने ऐसा ही कहा था। रेविमय्या 
मेरा सगा-सम्बन्धी नही, फिर भी उसकी प्रीति ऐसी थी कि उसके प्रति मैंने भी 
अपनी प्रीति दिखायी । इससे उसे जितना आनन्द हुआ उतना ही आनन्द मेरी इस 
फूफी को भी भिल्ते। इसी भाव से विभोर होकर उसने उसको चूम लिया। 

इससे चन्दलदेवी हैक हसरी ही दुनिया में जा पहुँची । शान्तला को अपनी 
गोद में क्ॉंचकर बैठा लिया और उत्ते म-पूमकर आशीष देती हुई बोली, 


“चिरंजीबी होओ, उम्हारा भाग्य घूब-यूब चमक्े, बेटी ।” उसकी आंखे अश्रुपूर्ण 
4 


यह देखकर भान्तला बोलती, “उसे भी ऐसा ही हुआ था।” आँँें पोंडती 
चद्दलदेवी ने पृछा, “किसे 7” हि 

“सोब्रेकर के रेविमस्या को।! शान्तला बोली । 

“क्या हुआ था उसे ?” 


अं उस समय तक स्थायी रूप से अंकित हो चुकी थी। फिर कहा; 'फूफीजी, आपने 


अब ) 
“हैँ बेटी, (िशछल प्रेम के लिए स्थान: की कोई शर्ते नहीं होती १ 
"हमारे गुरुजी ने कहा था कि कोई राजा हो या रंक, वहें सबसे 


म्गुरु की यह बात पूर्ण सत्य है. तुम्हारे गुर इतने अच्छे है 
का वोध मुझे आज हुआ। कोई राजा हो या रंक बह सबमे पहले मानव है, (कितनी 
व्कीमती वात है, कितना अच्छा निदर्शत ए 

/निदशेन कया है, फूफी इसमें ?” 

चन्दलदेवी तुर्त कुठ उत्तर न दे सकी । कै? देर बाद बोली बह रेविमय्या 

कुक साधारण नौकर है तो भी उसकी मानवीयता क्तनी ऊँची है। मानवीयता 
का इससे बढ़कर निरदशत क्‍या हो सकता है. यह तो इस निदेशन का एक पहलू 
है, आपने किः सी राजा-महाराजा का निदर्शन नहीं दिया 

“उसके लिए निदर्शन की वया जरूरत है, बह भी ते तो ही है।। चल्दल- 
देवी होठों पर जुबान फिराकर थूक सर्दी हुई वोली । 

“बात रेविंमस्या और आपके बारे भंहो रही थी, रेविमय्या तौकर है, लेकिन 


राजरानी नहीं फिर यह तुलन! कैसी, मैं यही सोच रही हैं ' 


अम्माजी, इस अश्त चाहें जो हो; उससे इसमें सन्देह नहीं कि पुर्म 
बड़ी सूक्ष्म-बुद्धिवाली है! अच्छा, तुमने न की बात उठायी है लो छुम्हीं 
शक बात पूछूंगी। ते स्त्री हो, और तुर्म रो सीख रही हो' फिर तीर- 


चुड़ूसवा 
तलवार चलाना सीखने की अभिलापा रखते दी हो । क्या यह सब सीखने 
गुरुजी ने कहा है?” घल्दलदेवी ने कही । 
मनन, ने, मे कहेंगे 
४फिर सुममें यह अभिलापा कैसे पेंदी हो गयी जबकि अभी तु बच्ची ही 
हो?” 
अभिलापा बच्चों मे भी हो सकती है। -कुश बच्चे ही थे जिन्हें मुनिवर 
बाल्मीकि ने सब एँ सिखायी जिन्होंने शीराम सेना से मुर्द किया 
था। 


"युद्ध में जाऊँगी। में लोगों की जाने की और गौरव की रक्षा में ईसे विद्या 
का उपयोग कहूँगी । 

स्त्रियों को युद्ध के में, युद्ध ऋरने के लिए ले ही कौन जायेगा 7 

भस्त्रपाँ युद्ध करने की इच्ठा अ्कट करें और उन्हें मु वेग 


हैं।” 
न होने मे अन्तर पड़ता है ? क्या अकेली चामृझ़ 
इर की हत्या नहीं की ? अध्मं-अन्याय 
सी नहीं बनी 2? 
कट, पंजवंश में जन्म लेना चाहिए था, अम्माजी । तुम हँगड्े 
में क्यों ६ हो गयी 7” 
“वह में क्या जानू 77 
“में फ़िर फहंगी, तुम-जसी को तो राजकंश 
"क्यों 2? 


“तुम्हारी 
होने लगे।” 


श में कैद होना चाहिए था।" 
जैसी यदि रानी बने /कोपकार के बहुत से कार्य अपने आप 
कोप्रकार सम्भव नही 2" 
परन्तु एक रा; नी के माध्यम से 
“सो कैसे 2" 


बहे उपकार वृहत्तर होगा ।” 
ऊपर भी वह अपना अभाव 
में सहायक ही! सकती है।! 
चान आपको जआप्त #& हुआ ?? 
उसके 


में पड़ गयी, परन्तु उससे उभरने का 
चालुक्यों के राजमहल में रहने से, उसकी 
में रहने से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। 
ने तो कभी नहीं वताया # हमारे अत्यन्त निकट क्न्धु 
के घर में भी हैं, जबकि हमारे 
की ही सेवा में है।” 

“बात यह है 
मिला। 


र्र 
ही 

हा 

ज्छ 

3 बैत्र 
रे कं 


का 
सभी बन्धुगण पोग्सल राजाओं 
कि मेरे यहां आने के बाद ही भाई और भाभी को मेरा परिचय 
भैवें उन्हें इस बात होए स्मरण ही नहीं रहा। तुम्हारे परदादा और 
मेरे दादा भाई-भाई थे । मेरे दादा कल्याण में जाकर बत यये शायद इसलिए 
ईंधर से रिश्ते. नाते टूट गये होंगे ।” 
“तो आपकी भेहारानीजी अब कैल्याण में है 7९ 
“न, न, रणक्षेत्र में गयी थी, है त्तो 
गायब हो गयी । तब 


भी ही। एक रात के वहाँ से अचानक 
पुम्हारे मुझे यहाँ भ्रेज दिया ।” 
तो क्या बड़ी रानीजी वैरियों के ह।थ पड़ गयी 27 
“जायद नहीं ।” 


“तो वे गयी. कहाँ, और सकी क्यों?” 
7270 / पहमहादेवी झान्तला 


भबृह तो एक अवूझ रहस्य है 
#दशानीजी मुझविद्या में कुशल दी हैं ६५ 
न, ने; उर्नेके (वा ने तो उर्ें फल की तरह वाला-पीसा थोी। बचे 
झुककर जेंपनी अंगिया तक नहीं उठा सकती, फिर युद्ध-विद्या कैसे सीख सकती 


रक्षा कैसे कर सके गे उनके इस प्रश्न के उत्तर में महाराज को उन्हें युद्ध 
ही जाता पड़ा । महारानी ने सोचा कुछ और हुआ कुछ और ही इसीलिए तुर्म 
सबकी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ी 
मल, न, ऐसा ने कहे! आप आयी. (पह । इता को पहुव दूध हर 
कह रही थी कि कोई खोयी वस्तु पुन (मल गयी है, हम इस बास्थव्य रूपी निधि 
की करनी चाहिए और विशेषतः तुम्हारे (किमी व्यवहार से फूफी की कोई 
कष्ट नहीं होता चाहिए 
"कभी इतनी अच्छी है? यह बाल मालूम न थी वरना मेरे यहाँ ही 
आम हा मुच्य कारण यह या कि दल जो अब भी उस ग्रुढशिविर है, 
इस रि का ब्योरा देकर यहीं अनि | प्र 


“परी फूफी बहुत अच्छी है" हुई शास्तला उसके गाल का एक चुम्बन 
शेसी झ्ञागी कि दहलीज टकराकर मिंर ही गयी होती अर्गर भोजन 
लिए बुलाने आयी गालब्वे ने उते पकड़ ने लिया होता। भोजन के लिए. जाती 
हुई चन्दलदेव न्दलदेवी नि दी इस बात से कि झाम्तला उसके वास्ठविंक परिचय से 
अनंभिज्ञ हैं। 


धासनगरी पर धावी बोलते एेयंग प्रभु के द्वारा रोके जाने पर भी 
विक्रमादित्य युद्धरंग मे आगेवाली पूक्ति मे जाकर खड़ा हो गया । बास्तव 


पटुमहादेवी झास्तला | !77 


वह महावीर था ही, युद्ध मे निष्पात भी था। उत्तके ्रै 
कथाएं पास-पशेस के राज्यों में "त हो गयी की। इसमे भी अधिक, उसने 
चालुक्य के संकत का भी किया था. ॥ इसकी इस सवंतोगुददी 
च्याति, औ हेस से आकवित होकर ही. घिलाहार राजकुमारी चन्दलदेवी ने 
उसके गे में डाली थी; इस) से अन्य राजाओं के मन में ईर्प्पा के 
बीज अंकुरित हुए थे। इस उद्ध में प्रभु एरेयंग मे स्वयं करी जिम्मेदारी अपने ऊपर 
लीथी क्योंकि मत था कि. विक्रमादित्य गुदरंग मे सम्बन्धित किमी काम 
मे प्रत्यक्ष रूप से लेकिन, उद्ध करने की 2 ता भी मालव के अन्य बपद 
अावो-जैसी दुरी , यह यहाँ उत्य सिद्ध हुआ 


उस दिन उसके अश्वराज १चकल्याणी को पता ग् क्या हो गया कि बह 
एक जगह अड़कर रह गया । विक्रमादित्य ने बहुत्त रगड़ पैयायी पर वह दसनजे- 
मेंस न हुआ । इस गड़बड़ी मे के दो तौर घोड़े की आ' में और पुट्ढे के पात 
लगे जिससे वह हिनहिनाकर गिरपज्ञ, "ही विशमादित्य भी जिन्हे कक 
में पहुंचा दिया गया । उसकी कायी मुजा की हड्डी 2० गयी थी जिसकी 
शिविर के बैच के पैरन्त चिकित्सा की ! उसे कम-से-कम दो माह के विधाम की 
सलाह दी सयी- 


उसी रात निर्णय किया गया कि महाराज को कल्याण भेजा जाये और 
उनकी रक्षा के लिए एक हजार कैम की एक हुकड़ी भी महारानी को वबि- 
धर से कल्याण भेजने को विक्रमादित्य की भैलाह पर एरेय: प्रभु ने कहा, “वह 
काम अब करना होता तो उन्हे वलिपुर भेजने की वात हो नहीं उठती थी । टपरे, 
अबओं में यह बात फैली है कि जिन किया गया के महारानी ही इस वक्‍त 
नहीं है। लिए शत्रु अब निराश है जिससे उद्ध में वह जोश हीं रह गया है। 
ऐसी हालत में यदि शत्रु को हे मालूम हो जाये कि महारामीजी कल्याण में है तो 
डैद्धे की योजना ही बदल जायेगी 4 इसलिए, अब 'ल्याण में रहनेवाले- शत्रु-पक्ष के 
उचचरों को जब पैक निकाल न फेंका जाये त्तव सहारानीजी का वहाँ जाना 
ठीक 


निर्णयानुस्तार सार विक्रमादित्य कल्याण पहन गया। 

यहाँ युद्ध चला और एरेयग मभु विजयी हुए नकी सेना को धारानगर में 
>पनी इच्छानुकार कार्य करने को अठुमति भी दी ययी. किन्तु एक कड़ी आज्ञा थी 
कि बच्चों वर किसी तरह का. अत्याचार का पैवात्कार न हो; परन्तु कहीं से भी 
रसद और उनसम्पत्ति ब्सेर पाने की मनाही नहीं थी क्योकि बुद्ध की भरपाई 
और ज्राणों पर खेलनेकाले योडाओं के पृप्त करने के लिए बह उनका कत्तंव्य-जेसा 
था। सेना का क्रम-काज समाप्त होने पर रैद्धाओं, स्थियों, बच्चो तथ। सभ्य 
जागरिकों को बाहर भेजकर उस नगरी में अन्निदेव की बस मिटायी गयी। 


ज72 / पहमहादेवी झान्तला 


परमार राजा, और कास्मीर के राजा हर्य के सिवाय अन्य सभी प्रमुख शत्रु- 
योद्धा कन्‍्दी हुए। निर्णय हुआ कि उन्हें कल्याण ले जाकर बड़ी रानीजी' के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाये ताकि वे हीं इन्हें जो दण्ड देना चाहे, दें। धाराममर से अपने 
बन्दियों को लेकर रवाना होने के पहले प्रभु एरेयंग ने राजमहल की स्त्रियों और 
अन्य स्त्रियों को उनकी इच्छा के अनुसार सुरक्षित स्थान पर भेज देने की व्यवस्था 
कर दी । 
चामब्वा की युक्ति से ही मही, एचलदेवी बेलुगोल गयी थी जहाँ उसने पति 
की विजय, रानी के गौरव को रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की । उस 
पर बाहुबली स्त्रामी ने ही अनुग्रह किया होगा । 
युवरानी एचलदेवी की यह भावना दृढ हो चली कि कुमार बल्लाल और पद्मला 
के बढते हुए प्रेम को रोकना उनका अनिष्ट चाहनेवालों के लिए अब सम्भव नहीं । 
वे इस वात की जब तक परीक्षा लेती रही कि पोग्मल राज्य की भावी रानी, वह 
लड़की कैसी है। पूर्ण रूप से सन्तुप्ट नहोंने पर भी वह सन्तुप्ट रहने की चेप्टा 
करती रही ) विद्टि के पास आते-जाते रहने के कारण चामला के बारे में अधिक 
समझने-जानतने के अनेक अवसर प्राप्त होते रहे। विट्विदेव भी उसके विद्या के प्रति 
उत्माह और श्रद्धा के विषय में जब-तब चर्चा करता था | एचलदेवी सोचा करतो 
कि पद्मला के बदले चामला ही चामव्दा की पहली वेटी होतो तो कितना अच्छा 
होता। किन्तु अब तो उसे इस स्थिति के साथ, लाचार होकर समझौता करना 
था। 
चामव्वा का सन्तोप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। पद्मला की बात मानों 
पक्की हो गयी थी और चामला की बात भी करीब-करीव पक्की थी। वह सोचती 
कि चामला की बुद्धिमत्ता के कारण विष्टि की ननुन्‍तच नही चलेंगी। यद्यपि वह्‌ 
यह नहीं जानती थी कि बिट्टि चामला को किस भाव से देखता है। वह तो बस, 
खुश हो रही थी । अलवत्ता उसे एक वात खल रही थी, वह यह कि उसने बलल्‍लाल 
की-सी स्वतन्त्रता और मिलनसारिता प्रदर्शित नही की। यह दूसरी बात है कि 
चामला ने जो मिलनसारिता विद्टिदेव के प्रति दिखायी थी, उसकी व्याख्या वह 
अपने ही दृष्टिकोण से कर लेती ओर उसी से फूलकर कुप्पा हो रही थी। 
चामला का मन बिदट्टिदेव के प्रति इतना निविकार था कि वह उसे विवाह 
करने तक की दृष्टि से न देखती। वह उसके प्रति आसक्त तोथो और वह भी 
उससे प्रम॑ करता था, परन्तु उस आसक्ति और उस प्रेम का लक्ष्य वया है, यह 
उसकी समझ में नहीं आया था और अब तो विदट्विदेव चूंकि सैनिक शिक्षण 
पर विशेष ध्यान दे रहा था अतः चामला को वह समय भी बहुत कम दे पाता 
था। 


बल्लाल भी सैनिक-शिक्षण के लिए जाता, मगर न जाने के आश्षेप से बचने- 


यट्टमहादेवी धान्तला / #73- 


भर के लिए। इसलिए भारियाने दण्डनायक का वात्गल्य विट्टि पर और भी अधिक 
बढ़ने लगा। उससे महाराज और भअधानजी के सामने विट्विदेव के बारे | कह, 


कमजोर है ही। बुद्ध विद्या के लिए केक श्रद्धा ही परयाष्त नहीं, शारीरिक गक्ति 

भी आवश्यक है।” मारियाने उम्े दामाद मान चुका था, इसलिए डरछ विशेष 

चयान उसके बारे मे नहीं किया। और नधान ने उनकी बातों के उतना टी महृत्त 
मे जा सकता था । 


यह सारा वृत्तान्त चमब्ण ने चुना तो उतने अपने पतिददेव के चातुर्य को 


यराह्य। ज्से वास्तव में होनेवाले अपने दामाद की वीरता, लोकप्रियता और 
वृद्धि भादि बातों से आमुख्य इस बात का रहा कि वह भावी 


महाराज है। फिर भी वह चाहती थी कि उसका दामाद वलवान्‌ और शक्तिशाली 
बने। इसलिए पद्मला हारा उसे च्यवनप्राश आदि पौष्टिक दवाइयां खिलवाती जो 
सपना देख रही थी कि वल्लाल कुमार के साय विवाह हो जाये तो आगे के कार्यों 
को आसानी के साय लेने की योजना अपने आप पूरे ही जायेगी । इन सब 
विचारों के कारण बलिपुर की हेग्यड़ती और उसकी बेटी उसके मन से दूर हो गयी 
थी। युवरानी >पेलदेवी यह सबकुछ जानती थी अत; वह हेग्गड़ती और शान्तता 
की वात स्वयं ही रेविमय्य/ से कहेलवाकर उन्होंने विट्विदेव को 
भी होशियार कर दिया था। वह भी उधर की बात नहीं उठाता था। इसलिए 
चामव्वा निश्चिन्त हो गयी थी। इसी बजह से उसका भय और उनके प्रति असुया 
के भाव लुप्त हो गये थे। अब उसने किसी बात के लिए कोई युक्ति करने की 
कोशिश भी नहीं की । 
वलिपुर में शान्तला और श्रीदेवी के बीच आत्मीयता बढ़ती गयी। शान्तता 
के आग्रह पर श्रीदेवी ने उस्त लुक्यों का सारा वृत्तान्त बताया । उसे वादामि के 
भले चालुक्यों के विषय में विशेष जानकारी ने थी, परन्तु कल्याणी के चाचुक्यों 
की वाद की पीढ़ी के बारे में उसे काफ़ी अच्छा जान था। खासकर घारातगरी के 
इस हमले के पल कारण का जिक करते हुए उसने बताया कि परमारों के राजा 
ुंज के समय से अब तक वो और परमार मुंज के बीच एक-दो 
नही, सोलह- वार युद्ध हुए और उनमें पायुकयों की विजय हुईं। अत्त में, 
+राजित परमार नरेश मुंज के सभी विरुद छीनकर चालुक्य नरेश मे स्वयं घारण 
 खिये। मुंज कारावास में डाल दिया गया जहाँ उसे किसी से या किसी को 
। परन्तु कारावास के भीतर उत्ते सब सहुलियतें 


274 / पटमहादेवी शान्तला 


“परन्तु यह भी सुनने में आया कि परमार सूज ने भी एक बार चालुबय 
चक्रवर्ती को हराकर पिंजड़े में बन्द करके अपने शहर के बीच रखवाया था और 
उसे देखकर लोगों ने उसके सामने हो वहा कि, “यह बड़ा अनागरिक राजा है, 
इसके राज्य में न साहित्य है न संगीव, न कला है न म॑स्कृति” शान्तला ने ठोका । 

“यह सब तुम्हे कैसे मालूम हुआ, अम्माजी ?” श्रीदेवी ने युछा । 

“हमारे गुरुजी ने बताया था ) 

“तो फिर तुमने मुझसे ही क्यों पूछा, उनसे क्यों नहीं ?” 

“वे विपय संग्रह करते हैं और बताते हैं, जवकि आप वहीं रहकर उन बातों 
को उनके मूल रुप में जानती हैं, इसलिए आपको बातें स्वभावतः अधिक विश्वस- 
नीय होती हैं ।” 

“जितना मैंने प्रत्यक्ष देखा उतना तो निविवाद रूप से सही माना जा सकता है 
लेकिन कुछ तो मैंने भो दूसरों से ही जाना है जो संगृहीत विषय ही कहा 
जायेगा ।! 

/क्या वहाँ राजमहल में इन सब वातों का सम्रह करके सुरक्षित नहीं रखा 
जाता है ?” शान्तला ने पूछा । 

श्रीदेवी ने शान्तला को एकटक देखा, उसे कदाचित्‌ ऐसे सवाल की उससे 
अपेक्षा नहीं थी, “पता नहीं, अम्माजी, यह वात मुझे विस्तार के साथ मालूम 
नहीं 

“क्या, फूफीजी, आप वड़ी रानी चन्दलदेवीजी के साथ ही रही, फिर भी 
आपने पूछा नहीं ।” 

“यों राजघराने की बातों को सीधे उन्ही से पूछकर जानने की कोशिश कोई 
कर सकता है, अम्माजी ? भुप्त बातों को पूछने लगें तो हमपर से उनका विश्वास 

ही उठ जायेगा, हम बाहर निकाल दिये जायेंगे इसलिए इन बातों का तो जब-सतब 
मौका देखकर संग्रह ही किया जा सकता है।” 

“ऐसा है तो एक सरल व्यक्ति का तो राजमहल में जीना ही मुश्किल है।” 

“युक तरह से यह ठीक है। 

“फिर भी लोग राजघराने में नौकरी करना क्यों चाहते हैं ?” 

"इसके दो कारण है, राजधराने की नौकरी से हैसियत बढ़ती है और जीविका 
की फिक्र नहीं रहती ।” 

“मतलब यह कि जीवन-भर निश्चिन्त रूप से खाने-पीने और धन-संग्रह के 
लिए लोग यह भी करते हैं, है न?” 

"हाँ, ऐसा न हो तो वहाँ कौन रहना चाहेगा अम्माजी, वहाँ रहना तलवार 
की धार पर चलता है। किसी से कुछ कहो तो मुश्किल, न कहो तो मुश्किल । 
“राजमहल की नौकरी सहज काम नही ।” 


पट्टमहादेवी, श्ञान्तला / 75ः 


“यह सत्य है। लेकिन आपकी बात और है, और, वह रेविमय्या भी आप ही 
के-जैसे है। युवरानीजी और युवराज को उसपर पूरा भरोसा है ।” 

“ऐसे लोग पोम्सल राज्य में वहुत हैं, ऐसा लगता है। मुझे यहां छोड़ जाते के. 
लिए जो नायक आया था उसने मार्ग में मेरी इतनी अच्छी देखभाल की गितनी' 
भैरे पिता भी नहीं कर सकते थे ।” 

“मैंने यह भी सुना है कि हमारे युवराज भी अपने नौक रों-चाकरों की अपनी 
ही सनन्‍्तान के समान देखभाल करते हैं|” 

“यह तुम्हें कँस मालूम हुआ, अम्माजी ?” दे 

“हम सब वहाँ गये थे और एक पखवारे से भी अधिक राजमहल में ही रहे 
थे । तव वहाँ बहुत कुछ देखा था । अच्छा, यह बात रहने दीजिए | आगे क्या हुआ 
सो बताइये ।” 

“तुमने सच कहा, धारानयरी में हमारे चक्रवर्तों का घोर अपमान किया गया, 
किन्तु बदले में हम “अनागारिक' लोगों ने अपने वन्दीगृह में उसी राजा मुंब के 
लिए भव्य व्यवस्था की थी। हमारे महाराज ने सोचा कि वे भी मेरे-जैसे मूर्धामि- 
पिक्त राजा हैं, उनका अपमान राजपद का ही अपमान होगा ; वॉर्नाटक संस्टृ्ति 
के अनुरुप उन्हे, बन्धन के चौखट में भी राज-अतिथियों के-से गौरव के साथ मह्त 
में रखा गया। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती ने अपनी ही वहन को उस राजबर्दी के 
आतिथ्य के लिए नियुक्त किया | कन्नड़ साहित्य के उत्तम काव्यों को उसके सामते 
पढ़वाकर उसे साहित्य से परिचित कराया यया। राजकवि रन्‍्न से उसका परिवय 
कराया गया। उसे प्रत्यक्ष दिखाया गया कि हमारे कवि कलम ही नही, वक्‍त 
आते पर धीरता से तलवार भी पकड़ सकते हैं। चालुक्यों को शिट्प-कला का 
वैभव भी उसे दिखाया गया। इस तरह की व्यावह्यरिक नीति से ही कर्तादक- 
वासियों ने परमार नरेश मुंज को सिखाया कि एक राजा का दूसरे राजा के प्र 
व्यवहार कैसा होना चाहिए और दुसरों को समझे बिना उनकी अवहेलता कर 
उच्च संस्कृति से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए । परन्तु मुंज तो मुंज था। इतने वई 
सद्व्यवहार का भी उसने घोर दुरुपयोग किया। महाराज की बहन वो उप्तके 
आतिथ्य में अन्तपूर्णा की भाँति संलरत थी और वह अधय उसे कामुक दृष्टि हे 
देखने लगा। इस जधन्य अपराध के लिए उसे वह दण्ड दिया गया जिसे उसे वहीं 
कल्याण में ही, प्राण त्यागने पड़े ।॥ तव से परमार-चालुक्य बर बढ़ता ही गया और 
आज की इस स्थिति तक पहुँच गया है।” 

“सुना है, राजा मुंज को राजधानी के वीच हाथी से कुचलवाया गया थी। 
चया यह सत्य है ?” 

“यह मुन्ने ठोक-ठीक मालूम नहीं । पा 

“हुमारे युरुजी ने बताया था कि उनकी वरफ़ के लोगों में भी कोई कहानी 


376 / पहट्टमहादेवी शान्तला 


प्रचलित है'।” 

“वह क्‍या है ?” 

“शायद आपको भी मालूम होगी ।” 

“नहीं, तुम्हें मालूम हो तो कहो ।” 

“राजा मुंज की पुष्ट देह और सशक्त व्यक्तित्व पर मोहित होकर चालुक्य 
राजा की बहन ने ही स्वयं उसे अपने मोहजाल में फंसा लिया था। बात प्रकट हो 
गयी तो उसके गौरव की रक्षा के हेतु दोष बेचारे मुंज पर लादकर उपे हाथी के 
पैरों से रौदवा दिया गया ।” 

“तुम्हारे गुरुजी तो समाचार संग्रह करने में बहुत ही चतुर है। हर विषय 
की छानबीन कर उप्तकी तह तक पहुँच जाते हैं ।” 

“फूफीजी, जब वे इतिहास पढ़ाते है तव ऐसे विषय अधिक बताया करते है, 
लेकिन तभी जोर देकर यह भी कहते हैं कि एक ही बिपय के जो दो भिन्न-भिन्न 
रूप होते हैं उनमें कौन ठीक है और कौन गलत, इस बात का निर्णय स्वयं करना 
चाहिए ।/ 

“तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, अम्माजी। माँ अच्छी, बाप अच्छे और तुम्हें 
भुरु भी बहुत अच्छे मिले हैं ।” 

“अच्छी फूफी भी मिल गयी है ।” 

“देसे ही, तुम पाणिग्रहण भी एक अच्छे राजा से करोगी ।” 

“फूफी, सब बड़ी स्त्रियाँ यही बात क्‍यों कहा करती हैं ? प्रसंग कोई भी हो, 
आखिर में अच्छा पति पाने का आशीष जरूर देंगी जैसे स्त्री का एक ही काम हो, 
पति पाना । मुझे तो शादी-शादी, पति-पति सुनते-सुनते जुगुप्सा होने लगी है।" 

“इस उम्र में ये बातें भले ही अच्छी न लगें परन्तु हम बड़ों का अनुभव है कि 
स्त्री का जीवन सुखमय सहधमिणी होकर रहने से ही होता है। इसी वजह से हम 
कहती हैं कि अच्छा पति पाओ। जिसका मतलब यह नही कि तुम कंल ही शादी 
करलो [7 

“पति के अच्छे या बुरे होने का निर्णय कौन करेगा ?” 

* “शादी करनेवाले ।? 

*माँ-बाप किसी अनचाहे के हाथ मांगल्य-सूत्र बेंधवाने को कहें तो १” 

“वे सब सोच-समझकर ही तो निर्णय करते हैं।” 

“तो क्‍या थे समझते हैं कि बेटी के मर में किसकी कामना है २” 

“विवाह ब्रह्म का निर्णय है, पत्ति हम ही चुन लें या माँ-वाप, निर्णय तो वही 
है। अच्छा, जब तुम्हारी शादी को बात उठेगी तब तुम अपनी इस फूफी की बात 
मान जाओगी न!” ५ 

“बाद में ?” एक दूसरा ही प्रश्न करके शान्तला ने उसके सीधे से भ्रश्न का 


पटुमहादेवी झान्तला / 777 





उत्तर चतुराई से टाला। 

“किसके बाद ?” श्रीदेवी ने पुछा | ५ 

“वही, आपने कहा था न कि परमारों और चालुकयों में पीढ़ो-दरःपीड़ी बेर 
बढ़ता ही गया, उप्तके बाद ?” ६ 

“उसके बाद, अब धारानगर पर जो घावा किया गया, उसका मूल कारण 
यही है!” 

“उसके पीछे कोई ओर कारण भी होगा ?” 

“हाँ, थी, बडी रानी चन्दलदेवी का स्वयंबर। भोजराज ने सोचा कि इस 
लड़की ने किसी दूसरे को ओर ध्यान दिये बिना ही हमारे वंश के परम शई 
चालुक्य विक्रमादित्य के गले में माला डाल दी। उस राजा और लड़की को खतम 

किये बिना उन्हें तृप्ति नहीं मिल सकती थी इसलिए इस घटना से तिराश हुए 
कुछ लोगो को मिलाकर परमारों ने युद्ध की घोषणा कर दो। चाहे कुछ हो, हर 
जैसी एक लड़की को युद्ध का कारण बनना पड़ा ।7 

“आप-जैसी लड़की के कया माने, फूफी २” 

श्रीदेवी तुरन्त चेत गयी, “हमारी वह बड़ी रानी, परन्तु इस युद्ध का अतत 
का रण वह कदापि नहीं रहीं ।” 

“आपकी बड़ी रानी कँसी है फूफी ?” 

“ओफ़, बहुत गर्वीली हैं, हालाँकि उनका मन साफ़ और कोमल है।” 

“क्या वे आपसे भी अधिक सुन्दरी हैं, फूफी ?” 

“अरे जाने दो । उनके सामने मेरा सौन्दय क्या है नहीं, तो कया उनका चित 
देखकर ही इतने सारे राजा स्वयंवर के लिए आते ?” 

“वे साजकुमारी थीं, इसलिए उनके सौन्दर्य को हृद से ज्यादा महत्ते दिया 
यया, वरना सुन्दरता में आप किससे कम हैं फूफी ? जब आप मन्दिर जाती हूं वो 
वलिपुर की सारी स्त्रियाँ आप ही को मिहारा करती है। उस दित माँ ही वह 
रही थी, हमारी श्रीदेवी साक्षात्‌ लक्ष्मी है, उसके चेहरे पर साक्षात्‌ महारानी-ैरी 
कान्ति झलकती है।” 

“भाभी को क्या, उनका प्रेम उनसे ऐसा कहलवाता है।” 

इसी समय हेग्यड्तीजी हाथ में नाश्ते का थाल लिये वहीं आयी। बह 

“यह क्या भाभी। आप ही सब ढोकर ले आयीं, हम खुद वहीं पु 
जाती ।” 

"मै बुलाने को आयी थी, लेकिन आप लोगों की राजा-रानी की कथा है 
मजा किरकिरा न करके मैं यहीं ले आयी। साथ ही वैठक र खायेंगे, ठोक है त ! 

"न्चाभी, यह कैसा सवाल कर रही हैं ?” > 

“मुझे राजमहल की बातें नही मालूस । मैं गेवार हूँ, एक फूहड़ हेगड़ती। 


478 । पट्टमहादेवी शान्तला 


तुमने राजमहल में हो समय व्यतीत किया है इसलिए अपने को रानी ही मानकर 
“हम-अैमी गेंदारों के साय नाश्ता करना अपने लिए अग्रौरव की बात मान लो 
तो रे! 

“हीं, मेरी प्यारी ननदरानी, ठुम ऐसी नहीं हो । दसे ही कुछ पुरानी याद 
“जा गयी । एक कहादत है, नाक से नथ भारी । दोरसमुद्र मे एक बार ऐसी ही 
घदना घटी थी। लोजिए, नाश्ता ठण्डा हो रहा है ।” 

“भाभी आपत्ति न हो तो दोरसमुद्र की उस घटना के बारे में कुछ कहिए ।" 
चन्दलदेवी मे हेग्गड़ती को प्रसंग बदलने से रोकना चाहा । 

“अरे छोड़ो, जो हुआ सो हो गया । पाप को वात कहकर मैं क्यों थाप का 
'लक्ष्य बनूँ।!” 

“मैंने सुना है कि हमारी युवारनी जी बहुत अच्छी ओर उदार हैं। ऐसी हालत 
में ऐसी घटना घटी ही वयों जिसके कारण आपके मन में भी कडुआहट अब तक 
“बनी है। इसलिए उसके बारे में जानने का कुतूहल है।” 

“बुवरानीजी तो खरा सोना हैँ । उन्हें कोई बुरा कहे तो उसकी जीभ जल 
“जाए | परन्तु उन्ही से अमृत खाकर उन्हीं पर जहर उगलनेवाले लोग, दूध पीकर 
“जहर के दाँत से डसनेवाले नागसपं भी हैं न?” 

“फोय्सल राज्य में ऐसे लोग भी हैं ?” 

“गाँव होगा तो वहाँ कीचड़ का गडढा भी होगा और उसके पास से गुजरें तो 
“उम्रकी दुर्गन्ध भी सहनी होगी ।” 

“भाभी, भापकी वात बहुत दूर तक जाती है” 

“दूर तक जाती है के क्या माने ?” 

“अम्माजी ने बताया था कि वहाँ आप राजमहल में ही टिकी थीं। तो क्या 
हाँ भी दुर्गन्‍्ध लगी ? दुर्गेन्ध छोड़तेवाले खोगों का नाम न बता सकने के कारण 
“आप शायद अन्योक्ति में बात कर रही हैं।” 

“जाने दो । कोई और अच्छा विषय लेकर बात करेंगे । अपनी बड़ी रानी के 
"बारे में कुछ कहो, वे कैसी हैं, उनके इर्दे-मिर्दे के लोग कैसे हैं, हम-जैसे सामान्य लोगों 
के साथ वे किस तरह का व्यवहार करती हैं 27 

“बड़ी रानो हैं तो बहुत अच्छी, परन्तु उनके पास साधारण लोग नहीं जा 
सकते क्योंकि कल्याण के राजमहल की व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए वे लोगों के 

साथ कैसे बरततो हैं, यह मुझे नहीं मालूम । सामान्य नागरिकों के साथ सम्पर्क 
होने पर शायद वे वैसा ही व्यवहार करेंगी जँसे मनुष्य मनुष्य के साथ किया 
करता है।” 

“यह कहां सम्भव है? उनका सम्बस्ध-सम्पर्क आम लोगों के साय हो ही नहीं 
सकता 7 


पट्महादेदी शान्तला / 279 


“हो सकता है, जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है। युद्ध-काल में वहन 
हो सके, यह दूसरी बात है । सामान्य लोगों के सम्पर्क से दूर, चारों ओर किता 
बाँधे रहनेवाले के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है ?” 

“तो क्या आपकी बड़ी रानी उस तरह के किले में रहनेवाली है ?” 

“अब वे उस किले में नहीं है ।” 

“यह कंसे कह सकती हैं ?” 

“वे तो युद्ध-शिविर से गायब हो गयी हैं । ऐसी हालत में उस किले में रह भी 
कैसे सकती हैं ?” 

“जिनके हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे ही लोगों के हाथ अगर पड़ गयी हो 
तो?” ५ 

“आपको मालूम नहीं, भाभी, हमारी बड़ी रानीजी अपने को ऐसे समय में 
बचा लेने की युक्ति अच्छी तरह जानती हैं।”” 

“तब तो यह समझ में आया कि तुम इस वात को जानती हो कि वे कहाँ 
हैं।” 

इतना मालूम है कि वे सुरक्षित हैं। इससे अधिक मैं नहीं जानती 7” 

“उतना भी कैसे जानती हो ?” 

“जो नायक मुझे यहाँ छोड़ गया, उसी ने यह बात कही थी कि बड़ी रानीजीः 
अब सुरक्षित स्थान में हैं, चिन्ता की कोई बात नहीं ।" 

“ऐसा है, तब तो ठीक है ।” स 

उनकी थालियाँ खाली हो गयीं और दुवारा भी भरी गयीं परन्तु शास्तला क्ीः 
थाली भरी-को-भरी ही रही । गालब्वे ने कहा, “अम्माजी ने तो अभी तक बाया 
ही नहीं ।” 

ननद-भाभी ने कहा, “अम्माजी जब तक तुम खा न चुकोगी तब तक हम वात 
नहीं करेंगे।” 

नाश्ता समाप्त होते ही श्रीदेवी ने फिर वही बात उठायी, “अब कहिये भाभी, 
दोरसमुद्र की बात ।” हु 

“हम सब युवरानीजी के साथ दोरसमुद्र गये । वहाँ का सारा कारोबार बई 
दण्डनायक मरियाने की छोटी पत्नी चामव्वे की देखरेख में चल रहा या _ 

बीच ही में शान्तला बोली, “उन बातों को जाने दो माँ। उल्लू के बोलते से 
दिन रात नहीं हो जाता । वे मानते हैं कि वे बड़े हैं तो मान लें । उससे हमारा क्या 
बनता-विगड़ता है ।' 

माचिकव्वे ने वात वन्द कर दी। उसके मन की गहराई में जो भावना के 
उसे समझने में रुकावट आयी तो श्रीदेवी ने शान्तला की ओर बुजुर्गाता निगाहीं 
से देखा, “बेटी, तुम तो छोटी बच्ची हो, तुम्हारे कोमल द्वृदय में भी ऐसा जहर 


380 / पट्टमहादेवी शान्तला 


न्बैठ गया है तो, उस चामव्वा का व्यवहार कैसा होगा ? किसी के विषय में कभी 
'कोई बुरी बात अब तक मैंने तुम्हारे मुँह से नहीं सुनी । आज ऐसी बात तुम्हारे 
मुँह से निकली है तो कुछ तीव्र वेदना ही हुई होगी । फिर भी, बेटी, उस जहर को 
“उगलना उचित नहीं, जहर को निमलकर अमृत बाँटना चाहिए। वही तो है नील- 
कण्ठ महादेव की रीति। वही शिवभक्त हेग्गड़े लोगों के लिए अनुकरणीय है ।” 
“ओह। मैं भूल ही गयी थी । श्रीदेवी नाम विष्णु से सम्बन्धित है फिर भी वे 
'नीलकण्ठ महांदेव का उदाहरण रही हैं। मुँहबोली बहिन है हेग्यड़ेजी की, भाई के 
योग्य बहिन, है ने ?” माचिकब्बे ने वात का रुख वदलकर इन कड़वी बातों का 
“निवारण कर दिया । 
“मतलब यह कि मेरे भाई की रीति आपको ठीक नहीं लगती, भाभी ।” 
“श्रीदेवीजी उनकी रीति उनके लिए और मेरी भेरे लिए। इस सम्बन्ध में 
“एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी न करने का हमारा समझौता है। इसीलिए यह गृहस्थी 
“सुखमय रूप से चल रही है ।” 
“अर्धनारीश्वर की कल्पना करनेवाला शिव-भक्त भ्रकृति से सदा ही प्रेम 
करता है, भाभी । वही तो सामरस्य का रहस्य है।” 
“हमारे गुरुजी ने भी यही वात कही थी ।” शान्तला ने समर्थन दिया। 
इसी समय गालब्बे ने सूचना दी कि गुरुजी आये हैं। 
“देखा, तुम्हारे गुरुजी बड़े महिमाशाली हैं । अभी याद किया, अभी उपस्थित 
"पढ़े लो, जाओ ।” श्रीदेवी गद्गद होकर बोलीं । 
माचिकब्बे भी वहाँ से शान्तला के साथ गयो और “तुम बाहर की वारादरी 
"में रहो, हेग्गड़जी के आने का समय है | उनके आते ही मुझे खबर देना।” 
गालब्वे को आदेश देकर वह फिर श्रीदेवी के ही कमरे में पहुँची । 
थोड़ी देर दोनों मौन बैठी रही। बात का आरम्भ करें भी तो कौन-सी कड़ी 
'लें । असल में दात साचिकब्ते को ही शुरू करनी थी। इसीलिए श्रीदेदी भी उसकी 
प्रतीक्षा में बैठी रही। माचिकब्वे वैठे-्वंठे सरककर दरवाजे को बन्द करके 
श्रीदेवी के पास बैठ गयी । उसके कान में फुसफुसाती हुई बोली, “श्रीदेवी, तुम्हारे 
भैया सोच रहे है कि तुम्हें ले जाकर कही और ठहरा दें।” 
“यह क्‍या भाभी, यह क्‍या कह रही है, सुनकर छाती फट रही है। क्‍या मैंने 
कोई ऐसा-वैसा व्यवहार किया है ?” श्रीदेवी की आँखों में आँसू भर आये । 
माचिकल्ते ने श्रीदेवी के हाथ अपने हायों में लेकर कहा, “ऐसा कुछ नहीं है, 
हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुमसे ऐसा कभी नही हुआ, न हो ही सकेगा । फिर 
"भी, दुनिया बुरी है, बह सह नहीं सकती। दुनिया हमें अपने में सन्तुप्ट रहने 
नही देती । हमेशा बलेडा खड़ा करने को कमर कसे रहती है यह वात मैं अम्माजी 
"के सामने नहीं कह सकती थी । इसीलिए मुझे ठोक समय की प्रतीक्षा करनी 


पट्टमहादेवी झान्तला / 8१ 


पड़ी ।!४ 

श्रीदेवी को इस बात का भरोसा हुआ कि उसमे कोई ऐसा काम नहीं किया 
जिससे हेग्गड़ेजी को कप्ट हुआ हो। आसमान मे स्वतन्त्र विचरण करनेवाते पंथ 
के पंखों की तरह उसकी पलकों फड़फड़ाने लगीं। आँखों की कोर में जमे अथृविद्धु 
भोती की भांति वियरने लगे, माचिकव्ये ने कुछ परेशान होकर पूछा, “ये आग 
क्यों, श्रोदेवी ?” 

"कुछ नही, भाभी । पहले यह अहसास जरूर हुआ था कि मुझसे शायद कोई 
अपराध हो गया है लेकिन अब वह साफ हो गया। अब, भाभी आपसे एक वात 
अलवत्ता कहना चाहती हूँ, इसी वक़्त, क्‍योंकि इससे अच्छा मौका फिर न मिल 
सकेगा। मैं अपने जन्मदाता माँ-वाप को भूल सकती हूँ परन्तु आपको और भें 
को आजन्म नही भूल सकती । जाप लोगों ने मुझ पर उपकार ही ऐसा किया है हि 
उसे जन्मभर नही भूल सकती वास्तव में न मेरे भाई है न भाभी। आप ही मेरे 
भाभी-भैया है। यह वात मे वहुत खुशी से और गर्द के साथ कहती हैँ। आप जी 
भाई-भाभी पाना परम सौभाग्य की बात है, यह मेरा पूर्वजन्म के सुझृत से प्रात 
सौभाग्य है। कारण चाहे कुछ भी हो, उचित समय के आने तक यहाँ से अत्यत् 
कहीं न भेजें । जब आपके आश्रय में आयी तव मान को घकका पहुँचने का डर होता. 
तो हो सकता था, लेकिन वह मान बना ही रहा है।” 

“श्रीदेवी, तुम्हारी सदुभावना के लिए हम ऋणी हैं। उनको और मुझे भाई- 
भाभी समझकर सदूभाव से तुम हमारे साथ रहीं यह हमारा सौभाग्य है, तुम्हारा 
पुण्य नहीं, हमारा पुण्य-फल है। वास्तव में इनकी कोई बहिन नहीं है। इन्होने इती 
कई बार मुझसे कहा है, ईश्वर किस-नकिस तरह से नाते-रिश्ते जोड़ता है यह एव 
समझ में न आनेवाला रहस्य है। मुझ-जैसे को ऐसी बहिन मिलना मेरे सुकृत 8 
ही फल है । तुमने भी नागपंचमी और उनके जन्म-दिन के अवसर पर उनकी पीठ 
दूध से अभिषिकत करके उनकी वहिन होने की घोषणा की । ऐसी स्थिति मे उनके 
मन मे कोई बुरा भाव या उद्दं श्य नहीं हो सकता, श्रीदेवी | हाँ, इतना अवश है 
कि वे दूर की बात सोचते हैं। इसलिए उनके कहे अनुसार चलने में सबका हित 
है । उनके अनुसार अव वर्तमान स्थिति में तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है।” 

“अब हुआ क्या है सो न बताकर ऐसी पहेली न बुझायें, भाभी । भैया की 
कहना मानकर चलना हितकर कहती हैं, साथ ही यह भी कहती हैं कि मेरा यहाँ 
रहना खतरनाक है । आश्चयय है। अब तक खतरा नही था, अब आ गया, अजीर्ब 
खतरा है !/” मु 

“उसे कैसे समझाऊँं, श्रीदेवी । कहते हुए मन हिचकिचाता है। तुम्हारे भैया 
कभी चिन्तित होकर नही बैठते । कितनी ही कठिन समस्या हो, उसका वे धीरज 
के साथ सामना करते है। परन्तु इस प्रसंग में वे कुछ उढिग्न हो गये हैं। ने जो 


482 / पट्टमहादेवी शान्तला 


साचिकब्ये का 
सुन्दर रूप दिया हो क्यों, इतनाः 
रख दिया 2? 
श्रीदेवी के परी गे दू। देखा, भाभी, अचानक ऐसा 
आया ? उन मेरे रूप को देखकर है?” 
*शह नित्य है कि बेहुत सुन्दर हो ।” साचिकक्के के कहा । 
“इस रूप पर य्व करने जरूरत नहीं। एक में में भी शायद 
फर रही थी, अब नही ।” श्रीदेवी क्षेत्र 
व्क्यों 7? 
क्योंकि इस जानकारी हैई कि सूप चही, गुण अधान है । 
परन्तु रूप को हल देवमेवाती आज गुष की परकाह नही करती, है न?” 
परमजररऊ>े-> 


“दुवंल मनवाले पुरुष जब तक दुनिया में हैं तव तक आँखें ग्रण के बदले बुछठ 
और ही खोजती रहेंगी ।” 

“रूप होने पर ही न उस पर पुरुष की आँख जायेगी ?” 

“ऐसे दुश्चरित्रों के होते हुए भी गुणग्राही पुरुषों की कमी नहीं ।” 

“भन दुर्बल हो और उसकी इच्छा यूरीन हो तो पुरुष अप्दसण्ट वातों को 
लेकर असह्ा किस्से गढ़ता है और उन्हें फैलाता फिरता है ।” 

“सो कया मेरे विषय में भी ऐसी कहानी फैल रही है, भाभी ?” श्रीदेवी ने 
तुरन्त पूछा । 

“नहीं कह नहीं सकती और हां कहने में हिंचकिचाहट होती है।” 

“भाभी, ऐसी बातों को लेकर कोई डरता है ? ऐसी थातों से डरने लगे हम 
तो लोग हमें भूनकर खा जायेंगे। इससे आपको चिस्तित नहीं होता चाहिए। ततोग 
कुछ भी कहें, मैं उससे न डरनेवाली हूँ न झुकनेवाली। यदि आपके मन में कोई 
सन्देह पैदा हो गया हो तो छिपाइए नही | साफ-साफ कह दीजिए (” 

“कैसी बात बोलती हो, श्रीदेवी ? हम तुम्हारे बारे में सन्देह करें, यह सम्भव 
नहीं । परन्तु तुम्हारे भैया कुछ सुनकर बहुत चिल्तित हैं।” 

“तो असली बात मालूम हुई न । उस मनगढस्त बात को खोलने में संकोच 
क्यों भाभी ?” क्र 

“क्योंकि कह नही पा रही हैं, श्रीदेवी । हमारे लोग ऐसे हीन स्तर के होंगे, 
इसकी कल्पना भी मैं नही कर सकती थी।” 

“भाभी, अब' एक बात का मुझे स्मरण आ रहा है। आने के एक-दो माह बाद 
आपके साथ ओंकारेश्वर मन्दिर गयी थी। वहाँ, उत्त दिन भैया का जत्मदिन 
था। आप सब लोग अन्दर गर्भगृह के सामने मुखमण्डप में थे! मैं मन्दिर की शिल- , 
कला, खासकर उस कला का बारीक शिल्प जो प्रस्तरोत्कीर्ण जाल की कारीगरी 
थी, देखने में मगन हो गयी थी । तव एक पुरुष की बिजली की कडकन्सी खाँसने 
की आवाज़ सुतायी पड़ी । उस प्रस्तर जाल के बाहर की तरफ हेँसने की मुद्रा मे 
मैंने अपनी ही ओर देखता हुआ एक पुरुष देखा ! वह कुत्ते की तरह जीभ हिलाता 
हुआ मुझे इशारे से बुलाता-सा दिखायी पड़ा । मैं तेज़ी से अन्दर चली गयी । भैया 
और बगल में आप, आए दोनों के सामने अम्माजी खड़े थे! आपकी बगल में 
गालब्बे थी, उसकी बगल में रायण खड़ा था । मैं मुख-मण्डप से होकर भैया के 
पास घुसकर खड़ी हो गयी। तव भगवान्‌ की आरती उतारी जा रही थी। वहें 
आदमी भी बाद में अन्दर आया। पुजारीजी आरती देने लाये तो भैया ने पह 
मुझे दिलायी । तब एक विचित्र लच्च-लच्च सुनायी पड़ी। आपने छिपकली की 
आवाज़ समझकर वग़लवाले खम्भे पर उँगली की मार से आवाज़ की जबकि वह 
आवाज़ उसी व्यक्ति के मुँह से निकली थी । अब जो अफवाह आप सुना रही है 


384 / पट्टमहादेवी शान्तला 


हास्थास्पद 
ही है, ऐसा मुझ लगता है।' 
ने भेया से बात करूंगी, बाद मे ही कोई निर्भय 
“मैने पुम्हें कुछ गौर ही समझा था 
भेद है ।४ 
“ऐसा के हो तो स्त्री के लि 
पायय केवल के 


भावनाओं के आने का कारण क्या है, श्रीदेवी 2" 
“*राजमहतत का वास और अपनी ५ का भार।? 
“तो क्या छुम बड़ी रानीजी की अंगरक्षिका 
जात्म-विश्वास भी अंगरक्षक जैसा है है, प्रत्येक स्त्री को आत्म-विश्वास- 
पति करना चाहिए।” 
“ठीक है, अपनी जिम्मेद, अपने ही ऊपर लेकर मुझे ऐमने मानसिक थान्ति 
कहती हुई माचिकब्डे प रवाजा कह कर बाहर 
सन बदला । उसने दीवार से सटे आदमकर आइये के सामने 
आपको देखा + दाँच कैटकटाये याँखें विस्फ कीं 
अकड़कर पड़ी हो बयी ॥ हाय उठाकर मी कैसकर वाछे 
शक्तिदेकी का अवतार-फी चेयी | उस समय वह 


हाथ लगता तो उसे चौर-फाडकर खत्म ही क र देती । हा 

स्त्री सहज प्रसन्‍न, सौम्य भाव दिखाये तो लोग दुष्टभाव से देखते हैं। भाभी 
का कहना ठीक था कि ईश्वर ने स्त्री को सुन्दरता न दी होती तो अच्छा होता। 
मेरे इस सौन्दर्य ने ही तो आज अनेक राज्यों को इस युद्ध में ला खड़ा किया है। 
मेरे इस सौन्दर्य के कारण अनेक शुद्ध-हृदय जन सुझ-जैसी हजारों स्त्रियों को अताव 
बना रहे हैं। भातृ-प्रेम के अवतार, सौभाग्य से मिले मेरे भैया पवित्रात्मा हेगड़े के 
सदाचार पर कालिख लगने का कारण वना है मेरा सौन्दर्य, धिवकार है इस सौन्दर्य 
को । उसे वैसे ही रहने देवा उचित नहीं। क्या करूँ, क्या करूँ इस सौन्दर्य को नप्द 
करने के लिए ? समुद्र में उठनेवाली तरंगों के समान उसके मन में भावनाएँ उमड़ 
रही थी। उसे इस वात का ज्ञान तक नहीं रहा कि उसी, ने स्वयं अपने वाल बोल- 
कर विद्लेर दिये थे, जिनके कारण उसकी भीषण मुखमुद्रा और अधिक भीषण हो 
गयी थी । 

पाठ की समाप्ति पर शास्तला फूफी के कमरे में आयी थी कि डूयोढ़ी से ही 
उसे फूफी का वह रूप आइले में दिखा। वह भौंचक्की रह गयो । आगे कदम मे 
रख सकी। जानती है कि सारी तकलीफें खुद झेलकर भी उसके माता-पिता 
प्रसन्‍म-चित्त रहते है और प्रसन्‍्तता से ही पेश आते हैं। और फूफी को भी उसने 
इस रूप में कभी नहीं देखा। ऐमी हालत में उसकी फूफी के इस भावोद्वेग को 
वजह ? इसी धुन में वह खड़ी रह गयी । 

“बहिन, श्रीदेवी, क्या कर रहो हो?” हेग्गड़े मारसिंगय्या ने अन्दर की 
बारहदरी में प्रवेश किया, पिता की आवाज़ सुनकर शान्तला ने फिर उस बाइने 
की ओर देखा । फूफी के चेहरे पर भयंकरता के स्थान पर भय छा गया था। *ैं 
विखरे वालों को संवार रही थी। शान्‍्तला वहाँ से हटी, “अप्पाजी कब आये 2 

“अभी आया अम्माजी, तुम्हारा पाठ कव समाप्त हुआ ?” 

“अभी थोड़ी देर हुई ।” 

“तुम्हारी फूफी क्या कर रही है ?” 

“बाल सेंवार रही है।” 

“अच्छा, बाद मे मिलेंगे! तुम्हारा नाश्ता हुआ, अम्माजी ?” 

#हाँ, हाँ, हम तीनों ने मिलकर किया था ।7 

“ुम्हारी माँ ने बताया ही नही ।7 

“आपने पूछा नही, उन्होंने बताया नहीं ।” 35 

“तो मेरे आने से पहले आप लोगों ने खतम कर दिया ३” मारपिंगय्या हँस 
लगे। 

“और क्या करते, आपने ही तो प्रतीक्षा न करने का आदेश दे रखा है। $ 
लोग जव बाहर काम पर जाते हैं. तब्र उनके ठीक समय पर लौट आने के भरोता 


86 / पट्ठमहादेवी झान्तला 


हाथ लगता तो उसे चीर-फाड़कर खत्म ही क र देती । 

स्त्री सहज प्रसन्‍न, सौम्य भाव दिखाये तो लोग दुष्टभाव से देयते 
का कहना ठीक था कि ईश्वर ने स्त्री को सुन्दरता न दी होती ती थे 
मेरे इस सौन्दर्य ने ही तो आज अनेक राज्यों को इस युद्ध में ला घटा 
मेरे इस सोल्दर्य के कारण अनेक घुद्ध-हदय जन मुझ-जैसी हजारों स्तठ 
बना रहें हैं। भातृ-प्रेम के अवतार, सौभाग्य से भिलें मेरे भैया पवि- 
सदाचार पर कालिख लगने का कारण बना है मेरा सौन्दर्य, धिकका 
को । उसे वैसे ही रहने देना उचित नही । क्या करूँ, क्या करूँ इस 
करने के लिए ? समुद्र में उठनेवाली तरंगों के समान उसके मन में 
रही थीं। उसे इस बात का ज्ञान तक नहीं रहा कि उसी. ने स्वयं 
कर बिलेर दिये थे, जिमके कारण उसकी भीषण मुखमुद्रा और 
गयी थी। 

पाठ की समाप्ति पर शान्तला फूफी के कमरे में आयी ४ 
उसे फूफी का वह रूप आइये में दिखा । वह भौचवकी रह ग 
रख सकी । जानती है कि सारी तकलोफें खुद झेलकर भी 
प्रसन्‍्त-चित्त रहते है और प्रसन्‍्वता से ही पेश आते हैं । ओर 
इस रूप में कभी नही देखा ! ऐसी हालत में उसकी फूफी 
वजह ? इसी धुन में वह खड़ी रह गयी । 

“बहिन, श्रीदेवी, क्या कर रही हो?” हेग्गड़े मार 
बारहदरी में प्रवेश किया, पिता की आवाज घुनकर शारू 
की ओर देखा । फूफी के चेहरे पर भयंकरता के स्थान प 
बिखरे बालों को सँवार रही थी। शान्तला वहाँ से हटी, 

"अभी आया अम्माजी, तुम्हारा पाठ कब समाप्त हू 

“अभी थोड़ी देर हुई ।” 

“तुम्हारी फूफी क्या कर रही है ?” 

“बाल सेंवार रही है।” 

“अच्छा, वाद में मिलेंगे! तुम्हारा नाश्ता हुआ, 

“हाँ, हाँ, हम तीनों ते मिलकर किया था । 

“तुम्दारी माँ ने बताया ही नहीं ।” 

“आपने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं ॥/ 

“तो मेरे आने से पहले आप लोगों ने खत्म 5 
लगे। 

“और क्या करते, आपने ही तो प्रतीक्षा न * 
लोग जब बाहर काम पर जाते हैं तव उनके ठोव 


486 / पट्टमहादेवी श्ान्तला 


अगर स्त्री इस 
पुन्दर ॥, बह निराभरण 
» जहे सज-धज +र निकले तब ते बे 
व. हालत में को अल 


लिए, बहुत्त ही 
का बाहर ने जाना ही 
गी मानो” कठोर थी. 
किये विन दी सेल 5 
थक पदक... पी 


नहीं देखी थी। 
से विचार 'विस्नि करने लग 


"निष्ठा से पालन कर रहे हैं! यदि उन्हें यह मालूम हो जाय कि मैं कोन हूँ तो दे 
परम्परागत थ्रद्धा-भाव से व्यवह्वार करेंगे । इससे मेरा वास्तविक परिचय पाने का 
और लोगों को भी मौका मिलेगा जिससे राजनीतिक पेचीदगियाँ बढ़ेंगी। श्रीदेवी 
उसी निर्णय पर पहुँची जो स्वयं हेगगड़े मारमिगय्या का था, “मैयाजी, मैं इई 
बारे में अधिक न कहूँगी । आपको दूरदश्शिता पर मुझे भरोसा है ।” 

“अब भेरे मन को शान्ति मिली । अब इस वात को फिलहाल यहां रहते दो। 
जिसके बारे में तुमने भाभी से बताया था क्‍या तुम उस आदमी का पता बगा 
सकोगी ?” हि 

“हाँ, एक बार नही, मैंने उसे इतनी वार देखा है कि उसे भूल ही रहें 
सकती । इतना ही नहीं, उसे यह भी मालूम है कि मैं और भाभी कब कौन-से दित 
मन्दिर जाते हैं । उसी दिन वह दुप्ट लफंगा मन्दिर के साममेवाले ध्वजस्तम्भ की 
जगत पर या वहाँ के अश्वत्य वृक्षवाली जगत पर बैठा रहता है।* हा 

“थे सब बातें मुझसे पहले क्यों नहीं कहीं, श्रीदेवी ? पहले ही दिन जब हुमईे 
शंका हुई तभी कह देतीं तो वात इस हद तक नही पहुँचती । उसे उमी वक्त वही 
मसल देता ।” 

“एक-दो बार भाभी से कहने की इच्छा तो हुईं। पर मन ने साम मे दिया। 
जब रास्ते में चलते हैं तव लोग देखते ही हूँ, उनसे कहे भी कंसे कि मत देखो । इस 
सबसे डरना नहीं चाहिए, ऐसा सोचकर भाभी से नहीं कहा ।” 

“अब जो होना था सो तो हो चुका। वीती बात पर चिन्ता नहीं करी 
चाहिए । यहाँ से जाने के पहले उसे मुझे दिखा दें, इतना काफी है। वाद को मुझे 
जो करना होगा सो मैं देख लूँगा।” 

“अच्छा, भैयाजी, यह किस्सा अब तो खतम हो गया न॥ अब आप जाकर 
निश्चिन्त भाव से नाश्ता कर लें ।” 

“अच्छी बात है, नाश्ता तो मैं किये लेता हूँ, लेकिन निश्चिन्तता का तारा 
सभी कर सकूँगा जव तुम्हें उनके हाथों में सुरक्षित रूप से सौंप दूँगा जिरहोने है 
तुम्हें धरोहर के रूप में सौंपा है ।/” 

“वह दिन भी आये बिना न रहेगा, भैयाजी । शीघ्र ही आनेवाला है! 

“श्रीदेवी, कहावत है कि पुस्तकें और वनिता पर-हस्त से कभी अगर लौटे ते 
अ्रप्ट या शिथिल होकर ही लौटेगी, इसलिए मुझे सदा ही भय लगा रहता है। जैसे 
परिशुद्ध और पवित्र रूप में तुम मेरे पास पहुँचायी गयी हो उसी रूप में तुम्हें उन 
तक पहुँचा देना मेरा उत्तरदायित्व है। मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यह 

बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। श्रीदेवी, तुम्हारी सुरक्षा कहाँ रहने पर हो सकती हैः 
इस पर मैं सोच-विचार कर निर्णय करूँगा । परन्तु तुम अभी यह बात कृपा करके 
अम्माजी से न कह बैठना । वह तुमको बहुत चाहती है । तुम्हारे यहाँ से प्रस्याव 


88 / पट्टमहादेवी शञान्तला 


करने के पहते उसके मन को तैयार करूँगा, शायद इसके लिए उसमे कुछ झूठ 
भी बोलना पड़ेगा। अच्छा बढद्ित ?” कहकर उठे और दो कदम जाकर मुड़े, 
“तुम्हे बुछ मानमिरू कष्ट तो नही हुआ, परेशान तो नहीं हुई ने ?” 

#भरया, मैं यस्लुल्यिति से परिचित हो चुकी हूँ। आप भी परेशान न हों। 
हमारे प्रभु झे आने पर यह बात उसके कानों तक पहुँच जाये कि यहाँ इस तरह 
मो अफ़वाह उड़ी थी तो कया होगा, इसके अलावा मुझे कुछ और चिन्‍्ता नहीं ।” 

“अगर ऐसी स्थिति आयी तो सारी बातें उनमे मैं स्वयं कटूँगी । आप किसी 
यात के लिए परेशान ने हो, भैया ।" 

“ही है, बहित ।” कहकर ये से गये | 

श्रीदेवी भी वारहदरों मे जाकर शान्तला की प्रतीक्षा मे यड्टी हुई हो थी कि 
उधर में गासब्बे गुजरा, “अम्माजी कह है, गालव्ये ?” 

“बहा पीद्धे की फुलवारी में है।” ओर श्रीदेवी शान्तला को योजती हुई फुल- 
बारी में जा पहुँची । 


मारमसिग्रय्या और श्रीदेवी परी बातचीत वेः तीन दिन बाद का दिन सोमवारी 
अमावस्या थी। हेग्गड़े मारसिगस्या ने धर्मद्शों और पुजारियों को पहले ही 
सन्देश भेज दिया था कि शाम को वे परिवार के साथ मन्दिर आएंगे । उन्होंने 
अपने परियार के सभी लोगों को, नोकरानियों तक को, सब तरह की 
सज-धज और श्यंगार करके तैयार होने बाग आदेश दिया। हेग्गड़े मारतिगय्या 
कभी इस तरह का आदेश नहीं दिया करते थे | माचिकब्बे को शंगार के मामते 
में उन्होंने ही सरलता का पाठ पढ़ाया था । माचिकब्वे ने इस आदेश का विरोध 
किया । "यह तो विरोधाभास है। सुन्दर स्त्री को, वह्‌ निराभरण हो तो भी मर्द 
उसे घूरते है, अगर वह सज-धज कर मिकसे तव तो वे उसे खा ही जाएँगे। और 
आज की हालत में तो अलंझृत होकर जाना, पासकर हम लोगों के लिए, बहुत ही 
खतरनाक है। श्रीदेवी के इधर से निकलने तक हम लोगों का बाहर न जाता ही 
अच्छा है।” 

“जो कहें, सो मानो” बड़ी कठोर थी हेग्गड़े को आवाज | उत्तर की प्रतीक्षा 
किये विना ही वह वहाँ से चल दिया माचिकब्वे ने कभी भी अपने पति के 
व्यवहार में ऐसी कठोरता नहीं देखी थी॥ आगे क्या करे, यह उसे सुझा नहीं । 
श्रीदेवी से विचार-विनिमय करने लगी। 


पट्टमहादेवो शान्तला / 89' 


॥ के 


“भाभी, भैया कुछ कहने हैं तो उसका कोई-म-कोई कारण होता है। हमें 
उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।” 

“तो भाई-बहिन ने मिलकर कोई पड््‌यन्त्र रचा है क्या ?” 

“इसमे पड्यन्त्र वी क्‍या वात है, भाभी ? भैया करे बात का महत्व जैसा 
आपके लिए है वैसा हो मेरे लिए भी है ।” ० 

“उसे स्वीकार करती हो तो तुम अब तक अपने को सजाने के लिए कहने 
पर इस्कार क्यों करती थी ? उस दिन अम्माजी का जन्म-दिन था, कृम-मेनकम 
उसे खुश करने के लिए ही जेवर और रेशम की जरीदार साड़ी पहनने को कहां 
तो भी मानी नहीं। आज व्या खास बात हुई ?” 

“उस्त दिन भैया से बातचीत के बाद से मेरी नीति बदल गयी है, भाभी। 
उनका मन खुली किताब है। उनकी इच्छा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है।” 

भेरे पतिदेव के विषय में इस कुलीन स्त्री के भी इतने ऊँचे विचार हैं, ऐसे 
पति का पाणिग्रहण करनेवाली में धन्य हूँ ! में कितनी बड़ी भाग्यशालिती हैं ! मर 
ही-मन गद्गद होकर माचिकब्बे मे कहा, “ठीक है, चलिए हम लोग तैयार हो। 
और हाँ, जैसा हमारा शूंगार होगा वैसा ही नौकरानी का होगा ।" और वे प्रता- 
घन-कक्ष में जा पहुंचीं । 

“अब बस भी करो, मुझे ग्रुड़िया बनाकर ही रख दिया तुमने, भाभी | 
सुमंभला हूँ, थोड़े आभूषणों के वावजूद सुमंगला ही रहूँगी । इससे अधिक प्रसा* 
धन अव मुझे नहीं चाहिए ।” माचिकब्बे ने जिद की श्रीदेवी से जो उसे अपने ही 
हाथों से सजाये जा रही थी । 

“सौमांगल्य मात्र के लिए ये सब चाहिए ही नहीं, मैं मानती हूँ । माथे पर 
रोरी, माँग में सिन्दूर, पवित्र दाम्पत्य का संकेत मंगलसूत्र, इतना ही काफी है। 
परन्तु जब सजावट ही करनी है तब ईश्वर से प्राप्त सौन्दर्य को ऐसा सजाएँगे 
कि ईश्वर भी इस कृत्रिम झंगार को देखकर चकित हो जाये ॥” श्रीदेवी ने 
कहा । ध 

“यह सब सजावट इतनी ! ऐसी ! न भाभी ! न ! मैं तो यह सव पहली वार 
देख रही हूँ ।” 

“मुझे सब कुछ मालूम है। चालुक्यों की बड़ी रानीजी को इस तरह की 
सजावट बहुत प्रिय है। केश शइंगार की विविधता देखनी हो तो वहीं देखती चाहिए: 
भाभी । वहाँ अभ्यस्त हो गयी थी, अब सब भूल-सा गया है। फिर भी आज उसे 
प्रयोग में लाऊंगी ।” 

हेग्गड़्ती के घर की नौकरानी गालब्वे का भी शइंगार किया खुद श्रीदेवी ते। 
“वेचारी इस सजावट से सुन्दर तो बन गयी परल्तु इन सबसे अनम्यस्त होने के 
कारण उसे कुछ असुविधा हो रही थी। शान्तला की सजावट भी खूव हुई! 


.90 / पट्टमहादेवी शञान्तला 


खरघक्षर क्र 


( 


ंप 
॥ह 


मी 


(7 


6; 
का 
कि 


का 
ः 
हा 





इ्महस्स सपन्चया ' इृरूर 


है 
04 


पु 


माचिकत्ते चली, वाकी सबने उसका अनुगमन किया। 
अलेकारों से सजी, पूंघट निकाले थे स्त्रियाँ सुसज्जित बैलगाड़ी में जा बढ) 
“रायण । मालिक कहां है 7” 


पे से 
माचिकक्ते ने बृष्ठा, “रायण 
“वे पहले ही चले गये, मन्दिर में विश्वेप बजा की तैवारियां गेक़ पे हुई है 
या नही, यह देखने । अब हम चले /” रायण ने पछा | 
हेग्गड़ती ने आजा से। याड़ी आगे बढ़ी जक विवाह बाद पहली वार पत्ति 
के घर आयी था तब वह्‌ इसी तरह गाड़ी मे पवार होकर मन्दिर गयी थी। इक्ते 
पात्त है कि फिर गाड़ी की जरूरत ही नहीं पढ़ी । है थी कि भगवान है 
दर्शन को पैदल है! जाना उत्तम है। 
ले हैष्ट-पुप्ट सफेद बेल साफ-सुन्दर । उनके पैर घुंघह 
से जे और सीधे: गे सींग इन्द्रधनुप जैसे रंगे थे। गले में और उम्त 
रग-बिरंगे डोर से ुदने लगे और ओर घोंपोंकी बनी मात्रा 
रेया रंग की गी ५? ऊूबेड़ पर सुनहरी कारीगरी: 
टोप, माथे पर लटके मणिम: य-पदक, पण्टी। गाड़ी तर- 
परह के चित्रों के अलंकत वस्त्र से की गयी थी | गाड़ी के अन्दर गद्वा 
तकिया हे आइने भो लगे थे । इज और चाक बड़े आकर्क रणों पे: 
रेंगे और चित्रित थे। 
यह सारा शोरगुल और घूमधाम भाचिकब्दे को अनावश्यक अतीत हो रहा 
था। अपने इस भाव को व दर सीमित नहीं रज सकी। उत्की: 
टिप्पणियों के उत्तर में श्रीदेवी ने कहा, “इससे हमें कप मतलब ? भैया जैसा कहे 
वैसा करना हैमारा काम है।” 


हम तो छूट जाती. हो । कल गांव के चोग कहेंगे, इस हैग्गड़ती को क्या हो 
मन्दिर तक के पूम-धाम, तब मुझे ही उनके सामने सर 
सुकाना पड़ेगा” पह गाड़ी की तरफ एकटक देखनेवाले लोगों को देखने लगी। 
हे गा गो शत मय की भा बम ्क 
गाड़ी मन्दिर के दर पर रुकी ही की कि शहनाई बज उठी। प्रुजारियों ने 
नदेसन्त्रों का घोष किया । शेत-छक्र के साथ पृर्णकुम्भ महाद्वार पर पहुँचा। महा-- 
अर पर रेशन की घोती पहने रेशम का ही + परीय ओढ़े शिवाचन-रत उजारी की 
तरह हेग्गड़े “गर्िंगय्या बड़ा था उसके साथ धर्मंदर्शी पुजा से आदि थे। शहताई- 
वाले महाद्वर के अन्दर खड़े थे; मन्दिर के सामने वजस्तस्भ की जयत पर बैठे 
रहनेवालों में से एक उवक उसके सामने के उर्वत्थ वृक्ष की जगत के पास भेज दिया 


“बह क्या, # यह कंस चाटक है, जप अनुरूप बेच 
भी धारण किया है ? ५ भाभी मुझसे बडे बड़ों से गैकार करने है: 
क्या प्राय किया है मैने 7० भारसिय्य्या के कोई उत्तर न 
पैड़कर , यहाँ आओ | वहां देखो, उस सेश्कत्य वृक्ष की जगत पर 
पारेदार अंग पहने, नारंगी रंगकाती जरी की ् उसे, 
हैमारे मन्दिर के अन्दर जाने के वाद तुम उस्ते भी. सर औैकनदर लेआना 2 
और श्रीदेवी क) ३) मुड़कर श्छा, डक है न?” श्रीदेगी 3 ; 
“बैक है ५ 

पैवने महाइार कवर अवेश किया महिहर ३ अन्दर किसी के भी. प्रवेश 
की मनाही थी, हेग्गड़ेजी कड़ी आज्ञा थी । 

पहले है के कवि हे गंगाचारी आए आप्तजन अन्दर के बार 


किया 

अकेले भले आये ?” कुछ के रायण से पूछ | 

रायण ने कह, _ उसने कहा कि के नही बाज ;; 

2 क्यों 73 

जसने यह नहीं बताया मैने बुलाया, उसने कहा, नही आजा । वह बच्चा 
नफ़गा मालूम पड़ता है।” 

“तुम्हे भ. है कि वह कौन है ?” हि 

कर जे देने कदर है 'डत बड़ा सफंगा है; 

ऐसा है के एक काम कसे।” उसे थोड़ी हर ले पिगय्या ने उसके 


काम थे 
कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। तह स्वीकृतिसूचक उप से सिर हिल्ताकर से 
पेसने को हुआ। अभी जे एव यहाँ आओ । बजा समाप्त फैर कहर जाने तक 
हे वहीं पड़ा रेहैगा। पुजा समाप्त हो जाये तो तीय- के वाद तुम कुछ पहले 
ही चले काना ।* कहकर मार स्िग्य्या मन्दिर के अन्दर पैया। रायण ने भी उसका 


"हमहादेकी शान्तता / 793 


श्रीदेवी के न रखिगय्या की तरफ देया तो उससे हो, “वश्तिपुर में हेगाहे की 
गत का मान है, तो भी यह मरिदिर मे धर्मंदर्शी के अनुमार हू हमें चना 
होगा।” 


धर्मदर्शी बैवें-नियोजित क्रम से वैठाया और उपाहार की बहुब 
अच्छी व्यवस्था की 
जो गौरव दिया जा रहा था उसको इन में थोड़ी देर के लिए वह भूत 
गयी थी कि भीदेवी है, नही । 


चीच में धर्मदर्शी ने चन्दलदेवी करे लक्ष्य करके कहा, “पता नहीं कसा बना 
है, राजगृह में उपाहर का स्वाद लेनेकाली जिह्बा के लिए यह उपाहार रचता 
है या नही ?” श्रीदेवी ने फ़िर आरसिगय्या को ओर देखा 
बहुत ही स्वादिष्ट है धर्मंदर्शीजी, जिस घी का इसमें उपयोग क्रिया गया है 
हैं आपके घर की गाय का झेगा, है न?” सारसिग्य्या ने ध्ठा । हाय मतते और 
दांत निषोरते हुए धर्मदश मे स्वीकृतिसूचक ढंग से झुकाया 
पपाहार के बाद भारसिग्य्य ने पातब्बे को एकान्त में ले. जाकर कुछ कहा 
जिससे भयभीत होकर वह बोली, « मालिक, मुझे यहे सब करने का अभ्यात्त नहीं, 
जो करना है होकर कुछ और हो नहीं, मैंने अपने पत्ति से 
बछा, वह गुस्सा गी जाये तय 2० 
पहले ही उसे यह सब समझा दिया है, उसने स्वीकार भी कर तिया 
है । तुम निडर होकर काम करो, सब ठीक जायेगा। समः गयीं ।! 
अच्छा मालिक ॥7 हकदार 
फ़िर में आये । प्रसाद चुका था। निकल: 
को हुए तो आगे: का बहा चले महाद्वार की और बे गालब्वे 
गीछे रह गयी, किसी के! ध्यान उसकी ओर 
चढ़ते वक्त प्ृछा, “जालब्बे कहां है 2! 


अपना को दिखाने है, दिखा आयेगी। बेकार, इस तरह 
केव सज-धज सकेगी 2” हैग्गड़े भारसिंगय्या कहा 


494 / नहमहादेवो शान्तला 


“वह नोकरानी होने पर भी देखने में बड़ी सुन्दर है ।” श्रीदेवी ने कहा । 

गालव्वे ने सवको जाते देखा | डरती हुई-सी, घबराहट का अभिनय करती 
हुई-सो धीरे-से महाढ्ार से वाहर निकली कुछ इधर-उधर देखा और गाँव के 
आहर की ओर कदम बढ़ाये । त्व तक सूर्यास्त हो चुका था। अंधेरा छा गया 
था | गाँव के वाहर एक उजड़ा हुआ मण्डप है। वहाँ इमली के पेड़ के नीचे खड़ी 
हुई ही थी कि उसे किसी के खाँसने की आवाज सुनायी पड़ी। “मुझे कोई अपने 
“घर तक पहुँचाने की कृपा करेगा ?”” उसकी आवाज़ पर ध्यान दिये विना हो एक 
व्यक्ति वहाँ से निकला, रुका नहीं । 

“आप कौन हैं, बोलते क्‍यों नहीं ? एक स्त्री भटककर भयभीत हो सहायता की 
पुकार कर रही है ओर आप मर्द होकर दिलासा तक नही दे सकते, घर पहुँचाने 
न्की बात तो दूर रही ।” 

बह व्यक्ति पास आया, “तुम कौन हो ?” 

“आप कौन हैं इसी गाँव के हैं न ?” 

“मैं किसी जगह का क्‍यों न होऊँ उससे तुम्हें कया मतलब ? तुम्हारा काम 
“बन जाय तो काफी है, है न?” 

“इतना उपकार करके मुझपर दया कीजिए अँधेरे में रास्ता भूल गयी हूँ। 
मन्दिर की सुन्दरता देखती रह गयी | सायवाले छूट गये। यह मुझे स्मरण है कि 
अन्दिर हेग्गड़े के घर के ही पास है। चलते-चलते लग रहा है कि गाँव से वाहर था 
अयी हूँ । अगर आप हेग्गड्रेजी का घर जानते हों तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए, 
खड़ी कृपा होगी ।/ 

“तुम कौन हो और यहाँ कब आयी १” 

“कल ही आयी, मैं अपनी भाभी को ले जाने आयी थी।” 

“ओह ! तो वह तुम्हारी भाभी है (” 

“तो मेरी भाभी को आप जानते हैं ?” 

“तुम्हारा भाई वड़ा भाग्यवान है, अच्छी सुन्दर स्त्री से उसने शादी की है ।” 

“ऐसा है क्या ?” 

“तुम्हारी शादी हुई है क्या २” 

नहाँ।! 

तुम्हारा पति किस गाँव का है ?” 

“कोणदूर याँव का ।”? 

“तुम अपने पति के घर नहीं गयी ?” 

नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ एक शास्त्र-विधि है, वह अभी नहीं हुई ।” 

साथ कौत-कोन आये हैं ?” 

“मेरा छोटा भाई और हमारे दो सम्वस्धी । अब यह बताइए हमें किस 


पट्टमहादेवी शान्दला / 95 


कैसे लोग है 2” 

"मैं साहसी हूं, घर तो अप ही है, पृछताछ कर था ही जायेगी, यह समझकर: 
ले गये।” कहती हुई वहीं सके गयी। बेटा, “यह कया है, इतनी दर 
चलने पर भी आपकी बतायी वह राह भित्री नही 

“मेरी राह नजदीक है कहते हुए उसने गालब्बे का हाथ पकड़ लिया 
और अपने पास खीच लिया । 


“वहाँ गड्ढा है। कही उसमें 4ैर- नपड़ इसलिए हाथ पकड़ा डरा है।" फ़िर 
उसका हाथ छोड़कर फहा, “डरो मत, आओ, मी जगह मैने बतायी है वह यही 
पास में है।” और आगे बढ़, । परालज्बे बहा रुक गयी 

*क्यों, वही बड़ी हो गयी ? यदि पुम्हें अपने रास्ते गह। पहुंचना तो मैं अपना 
रास्ता लेता हैं। इसलिए पास नही चाहती तो लौट जाऊँगा। 

! कड़ी थी और का ढंग ऐसा था मानो 
आखिरी चेतावनी दे रहा हो। गालब्वे >वाव देना चाहती थी, पर पवड्राहट में 
उसके मुंह से बोल ही न फूट सके। उ _पमी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिय। 

गी 


ही जोर से चिल्लाओ, नहा सुननेवाला कोई नही । गांव यहां मे 


फिर मुझे यहाँ क्यों ले आये 2९ धवड़ाकर गालख्े मे पा । 
मै कहें वैसा मान जाओ तो तुम्हें कोई 7केलीफ न होगी। काम होते 
ही मैं तुम्हें उस सफगे के घर पहुंचा कया कहकर उसने उसका हाथ छोड़ 
दिया। 
है/थ को मलती-फूंकती गालब्चे आदमी है। पहले मुझे घर 
पहुँचा दीजिए । फिर अपना काम कर जीजिए 
तुम अपने गाँव जाओगी ?” उसकी आवाज़ कुछ कोमल हुई 
_रसों ।” गालब्बे मे कहा। 
एक काम करेगी ? केले शाम को अंधेरा होने पर गुप्त रूप से ठुम अपनी 


“मैं विश्वास नही करता । तुम मेरी पकड़ में रहोगी तो वह काम करोगी। 
तुम्हें पहले अपनी पकड़ में रखकर फिर तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। तभी कलर तुम 
अपनी भाभी को लाओगी । ठीक, तो चलो अब ।” कहते हुए उसने कदम बढ़ाया। 
हेग्गड़ेजी ने जिस मण्डप का जिक्र किया था वह अभी दिया ही था कि कुछ आगे 
कुछ घलकर उसने उसे पुकारा, “अजी, सुनिए ।” 

“कहिए।” 

“आपकी शादी हो गयी ?” गालब्वे ने पूछा । 

“लड़की देखने के लिए आया हूँ ।” उसने उत्तर दिया । दोनों साथ-साय बाग 
बढ़े । 

“पक्की हो गयी ?” 

“कोई पसन्द ही नहीं आयी ।/ 

“तो शादी लायक सभी लड़कियाँ देख लीं ।” 

“कल किसी ने बताया था, अभी एक लड़की और है और वह बहुत सुन्दर 
है ।” 

“तब सो उसे देख चुकने के वाद आप दूसरे गाँव जायेंगे ।” 

“क्यों ?” 

“ऐसे ही रोज एक लड़की को देखना और उनके यहाँ खाते-पीते*'** 

“ओह्‌-हो, मैंने तुमको कुछ और समझा था। तुम तो मेरा रहस्य ही समझ 
गयीं ।” 

“आपका रहस्य क्‍या है, मैं नहीं समझी ।” 

“वही रोज एक लड़की*"'।” उसके कन्धे पर हाथ रखकर वह हंस पढ़ा।' 
हाय, कहकर वह दो कदम पीछे हट गयी ! 

“क्यों, क्या हुआ ?” 

“इस ऑधेरे में पता नहीं पैर में क्या चुभ गया। तलुवे में बड़ा दर्द हो रहा 
है। कहाँ है वह रास्ता जिसे आपने बताया था ? अभी तक नहीं मिला वह ?” 

४इस मण्डप में थोड़ी देर बैठेंगे, जब तुम्हारे पैर का दर्द कम हो जायेगा, एव 
चलेंगे ।7 

“ऐसा ही करें। मुझे सर्दी भी लग रही है।” 

“हाँ, आओ (४ 

उसने अपनी पगड़ी उतारी और मण्डप की जमीन उसी से साफ करके वही 
बिछा दी । 

“हाय हाय, ऐसी अच्छी जरी की पगड़ी ही आपने बिछा दी !” 

“तुम्हारी साड़ी बहुत भारी और कीमती है । बैठो, बैठो ।” कहते हुए उसका 
हाथ खीचा और खुद बैठ गया । वह भी धम्म से बैंठ गयी । “जरा देखूँ, काटा किस 


798 / पट्टमहादेवी ज्ञान्तला 


निकाक्े हे है ।” उसने तेम्पी सांक ले. हाथ इस 
कि उस आदमी की ताक पर जोर से 
“हाय” उत् व्यक्ति की जी निकल गदी | 
“क्या हुआ जी, अंधेरा साफ नही दिखता ।९ 
*ऊछ नहीं, तुम्हारी पाक पर पी, कुछ ढ़ हथा। काश निकल" 
गया के ?? 
“*आबिर निकल ही.ग्या ।९ 
कहां है?” 
“फेक दिया ।० 
-.._ भवभी देह है रहा है ० 
“अब ज्क़गा नहीं? 
* नाम कफ है?” 
“यह सब क्यों उठे, देसी है रही है । कक अपनी भाभी को 
भी आना है।” 


गालब्चे क) हर में हाव डाला । 

हाय, हाय, अचल छोड़ शीजिए । हथेली तोहे-जसी कड़ी है|! 

“हथेली आदमी के चक्षण है |” 

* सण नावृ्षक शत के हे बम पड़ते है |” हई वह उसके 
हाय को सपने का बहाना करके नाक तक चायी कर ओऔठे को जड़ में 
पारी शक्ति से दिये । 

दैतेने में मण्डप से दोनों ओर हुईं 'अडोग आठ लोग आ बहु । 
गालब्ते के अग्रद छोड़ा जोर मुंह जो यून था उसे उस 
र धुककर ईर खड़ी हो गयी । आदमी ने भागने की को की, परन्तु 
ने सोगों के पकड़कर दोनों हाथ बांध दिये और उत्ते ले गये। 
“इतनी देरी क्यों ॥, रायण 2" ने आँ भरकर पीछे रह गये 
रायण के पछा। 
| लतफ़हमी ह भूचः प्शि 
को पल गया था। अचानक 
भोरवात्े मण्डफ को 


मण्डप के 
ज्घर, इस उत्तर दिज्ला- की 
7 नई तकलीफ तो नही हु नर” 


*इम्हारेवो शान्तलत / 99 


०झूं तो सोच चुकी थी कि आज मेरा काम खतम हो गया, राय! दिल 
इतने छोर से धड़क रहा थीं, छुपा लग रहा था दिल की धड़कन सेही मर 
जाऊँगी। मेरी सारी बुद्धि-शक्ति खूतम हो गयी थी । चाहे, हाथ की हो हो, उस 
बदमाश का स्पर्श हुआ से ? मुझे अपने से ही घृणा हो रहो है।” 

"उस गर्दगी को उसी पर यू दिया ने? जाने दो, मह बताओ कि उया 
हुआ ४ 

“चलो, चलते-चलते सब वा दूँगी ।” रास्ते में उसने सारा विवरण ज्यों" 
का-त्यों सुना दिया । फिर दोनों मोन, घर पहुँचे । 

इधर गालख्वे के आने में देरी होने से हेग्गड़े मार्रतिगय्या बड़ा गये ये । वह 
क्षण-क्षण राह देखते बरामदे में चहलकदमी करने लगे। रायण को गालखे के 
साथ देखते ही बरामदे की जगत से एकदम कूदकर तेजी से उनके पास आये, 
“देर क्यों हो गयी । कुछ अनहोनी तो नही हुई १” 

“घबडाने की कोई बात नहीं, मालिक । देर होते पर भी सब काम सर्फलतो 
से हो गया ४ गालब्वे ने कहा । 

“अन्दर चलो, गालब्बे। तुम सुरक्षित लौटी, मैं बच गया, वेरलीं तुम्हारी 
हेग्गड्ती को समझाना असम्भव हो जाता 7” मार्रसगय्या ने कहा । 

गालब्बे अन्दर जाने लगी तो उसने फिर पूछा, “जो बताया था वहें याद है 
नर 

“हाँ, याद है।” इशारे से गालब्बे ने बताया और अन्दर गयी। 

#रायण, क्या-वया हुआ; बताओ ।” कहते हुए रायण के साथ माररसिगर्टी 
बरामदे के कमरे में आये । 


बुधवार, दूज को प्रस्थान शुभ मानकर श्रीदेवी की विदा की दैयारियाँ हो हों 
थीं । उन्हें मालूम हो चुका था कि जिसने उसे छेड़ा था उसे पकई़ लिया गया है। 
वास्तव में, वहाँ वया और कैसे हुआ, आदि बार्तो का ब्यौरा केवल चार ही ब्यर्तति 
जानते थे, गालब्वे, रायण, मारसिगय्या और बह बदमाश । यह हेग्गड़ें की कही 
आज्ञाथी कि यहाँ तक कि श्रीदेवी और. हेंग्गड़ती को भी इससे 

जाये। हेंगाड़े का घर बन्दनवार और बताकाओं से 

सामने का विशाल ऑगन लीप-पोतकर स्वच्छ किया ग्यों था) जगह-जगह रो 
खिरंगे चित्र और रुंगोलियाँ बतायी गयी थीं । हेंग्गड़े का घर उत्साह से भर 


200 [ पट्टमहादेवी झान्तला 


देखने के वाद कौन किसी पर विश्वास करेगा, कैसे करेगा * गाँव का मार्लिक ही 
जब इस तरह का व्यवहार करे तो दूसरा को पूछनेवाला ही कौन है, तीमरेग 
कहा। चुनाव करने में तो वह सिडहस्त है, ऐसी सुन्दर चीज़ कहाँ से उड़ी त्ताय 
कुछ पता नहीं, एक और वे बोला । देखो कितने दिन वह उसे बनाकर स्घता 
है, बीच में कोई बोल उठा 

इस गोप्ठी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जानकार लोग कहा जा सकता 


“यह रहस्य खोलनेवाल का पता ही नहीं । वह गया कहाँ। कल उससे तैंक 
की साली को देखने का सव इन्तजाम किया 
शायद उसकी आँख और (कसी गाँव की लड़की पर लगी होगी। लेके 
कल बहू आयेगा जहूर। 
«मप्ोो तो ठीक है, असल में बह है कौन 
“कहा जाता है, वह कह्याण का हीरे-जवाहराते का व्यापारी हैं। 
“बह यहाँ क्यों आया। दोस्समुद्र गया होता तो उसका सौदा वह बहुत 
पटा होता । 
“सुनते हैं वह इसी उद श्य से निकला था। वहाँ दिखाने लायक जेवर 
जवाहरात अभी उसके पास पहुंचे नहीं। उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा 
“बहू कहाँ ठहरा 
“उस आखिरी घरवाले रुंगगौडा के यहाँ 
«छोड़ो, अच्छा हुआ। उस पूरे घर में वह आ' थी अस्धी बुढ़िया अकेली रहेंगे 
। उसका बेटा युद्ध में गया है। छा है, वहू प्रसव के लिए मायके गयी हैं को 
कह गयी है कि पति के लौटने के वाद आऊँगी। अगर वह यहाँ होती तो पर्दे को! 


“सच कहा जाये तो ऐसे व्यक्तियों को शादी करनी ही नहीं चाहिए 
“अगर कोई लड़की किसी दिन ने मिली तो वह कया करे इसलिए उसे 
सोचा कि किसी लड़की से शादी कर ले तो बह घर में पड़ी रहेगी । 

“लड़की खोजने के लिए क्या और कोई जगह उसे नहीं मिली 

«बड़ा गाँव है, शादी के योग्य अनेक लड़किर्या होंगी, एक नहीं तो दूमरी 
मिल ही जयिगी, यह ही सोचकर यहाँ रह रहा है ।/ 

यों बेकार लोग मे मनमाते ढंग की वार्ते 
चोड़े सरपट दौड़ते भा रहे दिखे जिससे गष्पियों की यह जमात 
फुँटा ठीक करती हुई उस तरफ़ देयने लगी, उनमें से किसी ने कह्दा, /सिसी आरही 
होगी ।” है 

हब लोग इई-गिरदे की छोटी सलियाँ से होकर जान बचाव झागते लगे । 7 


202 | पदट्ठमहादेवी बान्तला 


उस पर खड़ें होने का आग्रह किया । माँ अतिथि के माये पर रोरो की 
टीका लगाकर उन्हें ऋल-पान किया और गालब्बे को साथ लेकर उसकी आाखी 
उतारी । 


सब अतिथि अन्दर गये। घोड़े 5 ज्ेजे गये। सादा आँगन खाली हो गया। 
खाली आँगन देखते के लिए कौन खड़ा रहेगा ? सब ब्रेक्षक अपने-अपने पर गये 
अपने घरों में जो बना था उसे खाया और आराम से सो गये । जू5 पत्तल चाटकर 
छाँह में कुत्ते जीभ कैलाकर, पाँव पसारे, काने उठाये, पूँछ दवागे आराम 
ढोंग करते इधर-उधर नजर फेकते पड़े रहे। 
दिन भयंकर गरमी की खामोश दुपहरी में ठोल की आवाज दौसा 
स्थानों से एक ही साथ सुनायी बडी । पान थकने के लिए जो लोग वाह, 
आये थे, वहीं खड़े सुनने लगे। के लोग आधी नींद में ही उठक बाहर आओ गो। 
वासन धोती धर की सत्रयाँ वैसे कालिख लगे हायों, मिरी-्दूटी दीवारों के 
समझकर ताली बजाते हुए दीई 


झेल की आवाज बन्द हुक योर की आवाज शुह हुई, “उन बलिएुर 
महाजतो, सुनो ! आज श्ञाम को चौथे पहर में वह हेग्गढ़े मार्रसिगस्या आऑँ्र्त 
की च्यक्ति 


अपराधों पर खुलेआम विचार होगा। हर कोई आ सकता है। सुनो, मी 


बैठेगी हेगड़े के अहाते में बहाँ सभा की समा कं इस उच्ह के का के 


समझकर उसके दक्षिण की और बरामदे की ऊँचाई के वरावर ऊँ ता 
ताप गया और ऊपर शामियाना तानकर लगवाया। मंच पर सु्दर दरी विछा 
दी गयी जिसपर प्रमुख लोगों के बैठने के व्यवस्था की गमी 


“भव फक अपना कार्य आरम्भ कर सकते है | हैग्गड़े के फ्चोंसे विनती 


चों में गत की वलिपुर के लिए अपरि- 
“घी ने आपस कुछ बातच की। तब तक लोग ४ पप 
पे इस श्रीमन्त अतियि के ओर ऊपृहव-भरी इृष्टि जे देखते हुए आपस जे ही 


पहमहादेवी चान्तत्ना / 20६ 


लगे। पंचों की बातचीत खतम होने यह फुमकुमाहट 


गम्भीर 
बहूर नायक ने कहां, 
जिर्णेय पर पहुँचे हैं। हेग्गड़े में प्राप्त ईशकायत-पत्र को हमने 
अभियुक्त को है। इसलिए हमने पह। बबान सुनते का निर्णय 
ले उसे शपथ ददिलायी जाये । 
धर्मदर्शी ने कहा, “वन अपने इष्टदेव 


किया है। पर्हि 
के पास आकर 
इस न्‍्यायपीठ के सामने सत्य कहूँगा । 
हर तो उसका क्या दष्डविधान है? 


कुसफुमाने 


रही तो पंच ने 
च 


है। नन्‍्यायप! के सामने बी 
बयान देते पर, उसके सत्यासत्य के नि 
का अधिक >> 

“द्वीक है, प्टदेव की शपथ लेकर सत्य ही 


कहूँगा 


> ने जो शिकायत दी है सो ठुम जानते हो। क्‍या ठुम इसे स्वीकार 


करते हो? हस्हिंस नायक पूछा 
उन्होंने जो शिकामत दी है, वह सत्य है इर्साि 


आपके हेंग्गई सत्यवान हैं, 
चाहिए, बया यही आशय 


जे स्वीकार करना 
तरह करना द् यह व्यवहां 
तुम इस संस्कृति के नहीं 


हो 
कई कर्ताटक का ही है 
क्षमा माँगिता है 
"तो इन शकायतों को मानते हो 
सारी शिकायतें £ हैँ (४! 
'इसे झूठ सा्विति ऋरने के दि तुम्हारे पास कोई गवाह हैं 
«मै यहाँ अकेली आया हूं ओर से गवाही कौत देगा 
नकोई हो तो कहो, उसे बुलवा हम लेंगे 
०एुक है, वह बलिपुर ही पैदा होकर यहीं का पला 
औरी मदद जी कर चुका 
“वह कौत है? 
उसका नाम है। वह 


'उस्ते बुलाने के लिए भेज दिया | 
गमच्छा, ऐम छद को निरफ्राधी करने के लिए कोई 
चबाने देना आहते हो इस न्यायप्रीठ के सामने 2९... तते करने 33004 

“अभी देखा होगा या बाद में भी दिया जा. पकेया 2? 

४ वेयान सत्य १र आधारित हो नो जद एक्स ही होगा | बाद का 
हि पुनकर पीचकर उचित वयान देना जाहोगे को इसकी) स्वतन्त्रता तुम्हें 
है।गी |! 

“देसे से क< पेज भी सत्य पत्य ही झ्ेक बे?” 
ठीक, बाद के ही देना । हैग्गड़ेजी; अब आप अपनी: शिकायतों 
को सावित फैरने के लिए अपने गवाह डैबाइए।” 

हैग्यड़े ने रायण को वालियत मल्लि को बैचा लाने का. आदेश 
दिया, इतने में लेक बेतुग को के आया, सरफ्क से हेग्गडे मारसियय्यः 3 कहा, 
“बही रैतुग है ।” 

3 वालियन मह्लि के आने के हले वृतुग क) गवाही ली. जायेगी, 
जह शपय के (० और उसके विधिवत शपथ बे चुकने कर उन्होने अभिवुक्त १३ 
ओर सक्ेत करके पछा, छुम इसे जानते हो 2० 

“हाँ, जानता हैं।” 

“तुम लोगों मे १रस्पर परिचय कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह चारा वृत्तान्त 
'वेताओ।? 


है। इसने यह भी कह सुनते है कि यहाँ के हेग्गड़े और पोल राजबंधियों मे 
गहरा स्नेह है इसलिए इनको अपना परिचयसत्र प्राप्त कर वर्तं 
ज्ञाना चाहता हू । इसीलिए जो लोग और जेवर लेने कल्याण गये है. उर्तके आते 
तक, यहाँ के लिए जगह की जहरत है। एक जगह मेरे लिए बना दो। मी 
स्वीकार किया। आर बरी घरवाला रंगगौड़ा यु में गया है, उसकी पली प्रप 
लए. मायके गयी है. इसलिए शायद बहाँ जगह मि सकेगी, यह सोच 
इसको वहाँ लें गया। बुढ़िया मात गयी। इससे हम दोनों आप" का प्रगा। 
छूटा, तू, तुम का ही प्रयोग होने लगा, स्नेह के बह॒ते-बढ़ते । वेचारा अच्छा आदरी 
है, बहुत उदार भी। हमारे गाँव में ऐसा कोई आदमी नहीं । ऐसे है। दिन गुजखें 
गये, लेकिन आदमी कल्याण से नहीं आये । वैचारा धवर्ड, गया । वहाँ जो 
हो रहा है उसके कारण थे कही अटठक गये होंगि। इसलिए मैंने उसे हीएक 
बार कल्याण ही आने को कहा, उसने कहा अंगर अचानक रास्ति मुझे भी 
हो जाएतो क्या है और में इधर से जाऊँ और वे उधर से भी जाएँ तो भो 
मुश्किल । यहाँ एक अच्छा घर है, तुम-्से दोस्त भी है। लोगों के तक 
मही रहूंगा । हुसी हालत में इने सलाह दी कि तुम अकेले हो, घर भी है। कहे 
हो अभी शादी नही हुई है। हमारे गाँव की ही किसी लड़की से शादी कर लो। 
बेचारा अच्छा है। कहते ही मेरी सलाह मान ली” 

पंचों मे से एक ने कहा, “शादी हो गयी ? 

“हेसे धनी पुष्प के लए ठीक जोड़ी का मिलना यहाँ मुश्किल हैगी !इव 
बेचारे को जहाँ भी की दिखाने ले गया वही गया लेकिन वहाँ पाना खाता, 
गाना सुनता और वहाँ मे उठता हुआ कहता, बाद को बताऊँगा । बर्स्तिल में आग 
इसी वक़्त एक और लड़की देखने जानी था। उसका भी झने ही निश्चर्य 

। पता नहीं बया हो गया। श्ेई चाल चलकर इसे परसों पर्क्डी 
ने । मुझे शंक है। मैंने, पता नहीं किससे, कही था कि शायद वह बांस के गाँव 
हरिगि या सिर्गि गया होगा । चह इसी तरह दो-तीन दिने में एक वार कही“ 
हों. जाया-आया करत है। ऐसे ही शायद गया होगा, सम चुप रहे गया १ 
अभी यों ही खान्पीकर बैठ था। किसी ने कहा कि मालिक के घर में बड़ी विचा 

होगी। इसी ओर भी रहा इतने में लेंक आया और बोला मार्लिक 

हैं । मुझे लगा कि मैंबड़ा आदमी हो गया, चला आया । 

०इसके बारे में ठुम्हें कोई और बात मालूम है सरपंच हस्हिए तोपक 


॥ 
#स्ब कह दिया । अगर कोई और वात याद आयेगी तो कि कहूँगा। 
बूतुग बोला। «* 

»उसे आज कौन-सी लड़की देखनी थी (3 


208 | चट्टमहादेव वी घान्तला 


लेक । उसकी ओरत की बहन को 
“तुमने कहा, बह कभी-कभी बाहर जाता था। कहां और क्यों जाता था तुमको 
साजूम है ?7 
“मैं उससे क्यों तो यह कि के साथ रहता ही न 
था। वही मिलने को मेरे पास आ जाता | हम तो सेतिहर है, सुबह से शाम 
तक ख्रिल्ठी में रहनेवाले। नह चमकदार पत्थर के 
के ऋण-बन्ध से स्नेह 


बीच रहनेवाला / कुछ पर॑जन्मः 
हुआ है। इतना ही ।!” 
“शिप्टाचार के नाते 


तुमने पछा नहीं, यह भलमानसी का लक्षण है। पर: 
'ैंद तुमसे कुछ नहीं कहा ?” 
“नहीं, वह या-क्या कहता था, मुझे याद नही पड़ता याद रखने लायक कोई 
बात तो नहीं। हाँ, वह बड़ी मजेदार कहानियाँ सुनाता है। उसे राजा-रानियों की 
बेहत-सी कहानियां है। वह बड़ा है। राजा-रानियों के रहस्य की- 
कहानियां जब बताता है तब ऐसा लगता है मानो जद राजा है। उनका नाम" 
ने बताता ।! 
“तुमने कहा नह वहुत-से किस्से जैनाया करता था ; उसमें एक-दो किस्सेः 
याद हों तो चुनाओ।” 
“यहाँ, सबके उसमें भी जब यहां रैतनी स्त्रियां मौजूद हू 4न, वे सब 
एकान्त में कहने लायक किस्से है ।” 
“जाने दो, है कि. वह ऐसे से सुनाया करता 
दूसरों के सामने कहते हुए संकोच होता है । ठीक है न?” 
श यह ठीक बात है।' 
कप और कुछ भालूम नही ?" 
“नहीं 7 
यहाँ वह कभी वीमार 
परीक्षा- 


तो नही पड़ा । 
“चिकित्सा तो नही की ?7 
“ऐसा कुछ नहीं । पॉच-छ: महँ यहाँ। पत्थर-सा मजबूत है, द्वेप्ट- 
पुष्ट।! 
“वीक है, कहीं मत्त जाना 4 जरूरत होगी तो फिर 
वृतुग लेक के 2 हर पर बैठ गया। 
हैरिहर नायक ने से पृष्ठ, #ुम्हारे गवाह ने जो कुछ कहा वह सब 
पैना है न ? ऊँछ शेष हो तो कहो । अगर वातें कहने बे हों भौर 
हिट गयी हो था नह नहीं कह सका तो तुम उससे केहला सकते हो, चाहोगे तो 
फिर से बुलायेंगे |? 


'टमहादेवी शान्ततय / 209 


हमारे गांव के किसी वैद्य ने उप्तकी 
गीने से है य 


“चबूतुग ने उसे जो कुछ मालूम था सब कह दिया । उसके बयान से ही सप्ट 
है कि मैं कँसा आदमी हूँ ! सचमुच इस गाँव में उससे अधिक मेरा कोई परिदित 
नहीं है ।” 

“डीक, तुम्हारी तरफ़ से गवाही देनेवाला कोई और है ?* 

“और कोई नहीं । अन्त में मैं खुद अपना बयान दूँगा। 

“ठीक ।” हृरिहरतायक ने हेग्गड़े से कहा, “अब आपने जो शिकायतें दी है 
उन्‍हें साबित करने के लिए एक-एक करके अपने यवाहों को वुलाइए।” 

मल्लि ख्वालिन बुलायी गयो। चढ़ती जवानी, सुन्दर-सलोना चेहरा, साधा- 
रण साडी-कुर्ती, विखरे वाल, गुरवत की शिकार । मंच के पास आती हुई इद-गिद 
के लोगों को देख शर्मायी । शरम को ढेंकने के लिए आँचल दाँतों से दवाये वह 
निदिष्ट जगह जाकर खड़ी हुई। पंचों को देख, ज़रा सर झुकाया। धर्मंदर्शो ने 
आकर शपथ दिलायी । 

हरिहरनायक ने कहा, “कुछ संकोच मत करो, जो कुछ तुम जानती हो, वह 
ज्यों-का-त्यों कहो। निडर होकर कहो, समझी ?” 

“समझी, मालिक" मल्लि उँगली काटती हुई कुछ याद आने से मुस्कुरा गयी। 
भुस्कुराने से उसके गालों में गढ़े पड़ गये इससे उसकी सुन्दरता और बढ़ गयी। 

बहुतों की आँखें उसकी गवाही को कम, उसे अधिक देख रही थीं ) 

हरिहरनायक ने पूछा, “मल्लि, तुम इसको जानती हो ? यह दूसरी जगह 
का है और तुम बलिपुर की, है न ?” 

“हुँ, मात्रिक !7 

“तो तुम्हें इसका परिचय कंसे हुआ ?” 

“मेरे पति और ये दोस्त हैं ।/ 

“दोस्ती हुई कैसे ?” 

“यह मैं नहीं जानती, मालिक । मेरे पति ने मिलाया था। तीम-चार बार यह 
मेरे धर भी आया था। मैंने इसे गरम-यरम दूध भी पिलाया था ।/ 

“यह तुम्हारे पति के साथ आया था या अकेला ही ?” 

“पहले दो बार पति के साथ आया था। वाद को एकाघ बार अकेला भी 
आया था। 

“जब तुम्हारा पति घर नहीं था तो यह क्यों आया ?” 

“बह काम के लिए आया! मेरा पति कहीं गया था, गाँव से बाहर। मं 
दर्यापत करने कि वह आया या नहीं । इसने उनको अपने काम पर भेजा था। 

“इतना ही, उससे अधिक तुम्हें इमके बारे में जानकारी नहीं 

“आपका मतलब मैं नही समझी, मालिक” 

“तुम्दारा पति इस व्यक्ति के किस काम के लिए गया था 


230 | पट्टमहादेवी शान्तला 


“नुमने कभी पृ्या नहीं ?९ 
“एक दिन पूछा था । उन्होंने ससे नुम्हारा ? मुझे धमकी 
दैने हुए कहा हा कि औरत को कहा चुपचाप पर में पड चाहिए।” 
इसमे चुत रह गयी । अछ पूछा नहीं ?" 


“नदी, मालिक । पर मुझ्ते इसका पह व्यवहार दीक नही त्गा । ऐसे गैर 
गो के है, ऐसा कौन-सा व्यवहार होगा नो 


पैसे अपनी निजी बातों को किसी और मे कहा करती हो ?" 
गार्दी-भुद्दा होकर यहाँ आने के बाद मेरी एक सहेली 'बनी है। वह मेरी 
अपनो बहने मे भी ज्यादा मुझसे लगाव रखती है। उगमे मैंने कहा है।” 
क्या कहा है ?" 
४ द्वार मुझे पसन्द + नहीं। इन लोगों के व्यवहार को समझे कैसे, यही 
मबात है।! 


फ़िर क्या हुआ ?" 
उसने मेरी शंका ठोक पतायी, लेकिन इसका यवहार जानने का तरीका 
ये को भी सूत्ता नही ।” 
्् मी हो. बह कौन है ?” 


उम्में क्या रख है, इसमें सुकी-छिपी क्या है । यही दासब्बे जो हमारे लेंक 
को साली है।” 


क्या कहा 2?! हेरिहरनायक मे पूछा। 
दासब्वे है मासिक वह यहां बंठी है 


बूतुग को आश्चर्य हुआ। उसने मन-ही-मन कहा, बदमाश, इस मल्लि के 
पति के मासूम तक नहीं पड़ी 


“लेक है। अच्छा, यह बताओ कि तुम अपने सारे उज-हुख उससे कहा करती 
प्ूछा। 


“हाँ, मालिक । औरत को अपना उड़ा सुनाकर दिल का वोझ उतार लेने 
के लिए एक स्त्री की मित्रता बहुत आवश्यक है. नहीं तो अपने डुख का भार लिये: 
लिये वह कब तक जियेगी 


याद हो तो कहो, कह सकोगी ?” 
यहाँ ? यहाँ क्यों, मालिक ? हर एक के जीवन में कोई-न-कोई घटना होती 
ही है। उस्त कोई सबके सामने क्यों बताये 


, सत्य को प्र: लाना हो तो हमें अपने "दर्द को, मानापमान को 
नहीं देनी. चाहिए, वह सत्य की दृष्टि से गोौण है, मल्लि। 


पट्टमहादेवी धान्तता/ 234 - 


“फिर भी इस समय के पिचारणीय विपय से जिसका सम्बन्ध नही, वह भी 
जानने का क्यों प्रयोजन है, मालिक 228 
“इस विषय से सम्बन्ध है या नहीं, इस बाते का निर्णय तुम्ही ने कर लिया + 
मल्लि 
#इसके क्या माने? अगर है तो मुझे भी मायूम होता चाहिए [के वया समर 
है ।! 
“अच्छा जाने दो, तुम्हारी इच्छा नही तो हम जबरदस्ती नहीं पूछते। अच्छा, 
यह बताओ कि इस गाँव में आये तुम्हें कितने दिन हुए हर 
“दो साल ।” 
“इन दो सालों में तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई अनिरीक्षित घटना ईस बलि“ 
पुर में घटी है कभी ?” 
"घटी है, परन्‍्तु** न 
“परःतु क्या, जो हुआ, सो कहो ।* 
“ऐसा अच्छा नहीं । कैसे कहूँ, मालिक ? 
«उसके बारे में तुमने दासब्बे को बताया है शा 
हाँ हे 
«अगर वह कहे तो चलेगा 7 
“अगर वह कहे सकती है तो मैं ज्षी कह सकती हूँ। 
“तो तुम कहो ने 7! 
"घृणा आती है। फिर जीव 
“चुणा किस बात की ? झूठी आन में पड़कर कहने में दिवकियाओं मरते हर 
आन को कोई आँच नहीं लगती, मालिक | हम ग्वालिन हैं। गौमातोीं बीः 
झेवा करनेवाले । अच्छे लोगों के लिए हम गऊ जैसे सीधे-सादे हैं। कोई हमारे सीर्ष 
मर्यादा की हंद से बाहर व्यवहार करे तो हमारे भी सींग होते हैं । सौग धोपकर 
इह्वालिन लड़कियाँ उसे अपने हाथ का मजा भ्षी चखाती हैं।” 
“तो यों कहो कि ऐसा क्षी कोई प्रसंग आया था 7 
«इसीलिए तो कही कि ग्वालिनों के हाथ का मजा कैसा होता हैं 0! 
“क्यों, क्यों हुआ प्र! का 
#एक पखबारे पहले, नदीं-नहीं, उससे भी कुछ दिन ज्यादा गुजरे होंगे। मुझ 
गाँवसे बाहर रहना पड़ी था, मालिक । हस्महीने तीन (दिन, मासिक धर्म के समय 
हम गाँव में बाहर स्हा करती हैं, हम ब्वालों मे यही रिवाज है। इसे जानी 


॥ उस समय मेरा पति भी गाँव में नही था। मह ब्ेचारी दासब्ब नही मुझे भोदत 
पंचों का ध्यान दासब्वे की और गया किन्‍्तु उसके कुछ पूछने से पूर्व वे मर्त्ति 
242 | वट्ट॒भहादेदी जञान्तता 


भी बात पूरी मुनत केक थे। 
“हे कहती गयी, “तीकरे दिन रात को मैं अक्लेल रह गयी। मेरे साथ हो 
बोर भी यी।क्ले दोनों में नहा-घोकर चौया दिन होने के कारण अपने 
इहल्ने के गी। पर के प्रा विछाकर 
ओढ़े योयी की । कै समय था; चांदनी हुई थी। अचानक 
मेरे वास 


उसने काले ले कपडे 
कोई भक्त है । फ़िर भी राक्तरात वीन-तीन दिन गांव से बाहर खुले में रहने- 
बैनों को आम सौर पर डर नहीं रहता । वैसे मैने उसके पैर 
हैम आदम्रिये की वरह कर को अंग्रुलिय/ सामने की और: थी, पि्डली- पीचे की और: + 
नहीं। ५ 


यटाई-जैसे हैं। वड़े चाण्डाल हैं।” पंचों को अपेक्षा.से भी अधिक लम्दा दगत 
देकर चुप हुई मत्लि। 

“कुछ और कहना है, मल्लि, तो कहो ।7 

“कुछ और याद नहीं, मालिक ।” 

“तव बंठी रहो । जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेगे।" 

मल्लि ओसारे में एक सम्भे के पास बैठ गयी । सब स्त्रियाँ उसकी ओर देय 
लगी। सब सुनकर अभियुक्त चुपचाप, निरासक्त भाव से ज्यों-का-्त्यों पड़ा एा। 

इसके बाद दासब्वे की गवाही ली गयो । ग्वालिन मह्लि की बतलायी दावार 
और मण्डपवाली घटना दासब्बे ने भी बतायी। दासब्वे के बयानों में कोई पर 
नहीं था। इन दोनों के बयान लेने के बाद हरिहरनायक ने कहा, “दासब्दे, आर 
तुम्हें देयने कोई आनेवाला था और उसका निश्चय तुम्हारे बटनोई ने विया भा. 
हैन?” 

“हाँ, मासिक” 

“उस आनेवाले के बारे में तुम्हारी बहन या बहनोई ने तुमरो कुछ रहा था?” 

“हाँ, कहा था कि बह कोई भारी धनो है और कल्याण शहर का एप गएए 
बड़ा हीरे-जवाहरात का सौदागर है । इस गाँव की कुछ ब्याहने लायक सगियों 
को देय भी चुका है। उसे फोई पसन्द नहीं आयी। मेरे बहनोई ने कहा हि भरर 
तुझे यह पसन्द करेगा तो तुम महारानी को तरह आराम से रह सकोगी। मयती 
बहुन से भी ज्यादा शान से रह सकोगी ।”” 

“तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो ?” 

“मैं कहूँ तो वे लोग छोड़ेगे ? दर मान सेगा तो मामला प्रतम। सट़गी गो 
इग यात में कौनगो आजादी है। जब शादी करनेयाला हीरे-जवाहुराव हीं 
ख्यापारी को तब पूछना ही गया । सुनकर तो मेरे भी मुँह से सार टपनने सगी।” 

“अपने घर पर देने के बदले उसे मही देय रहो हो, उसने भी तो दु्रों 
देख सिया है। अगर यह मान सेगा तो तुम उससे शादी कर लोगी ?” है 

“रब मुशमे बहा गया था कि आदमी बटुत अच्छा है। परन्तु अब" दामारे 
में बात बन्श कर दो । 

“तो अब सुम्हारा यूगास है कि यह आइमी अच्छा सही ।" 

“मष्ठा होगा तो सारा विसार करते का ब्रगंग ही कप्ो आया ?" जै 

“फू ठ-मू5 शिवरापर आदी होंगो । ये शिकायतें जदगक गटठी सारि नही 
सदर सो यह निर्दोष है। दम सो ऐसा को मानते है 

/माग हो सभी से छुरम नितर वता है, सासिक 2" 

“गो हुसे मापुम है रि आगकै 77 

अमातिर, सुना खो बरी है हि आए है।'/ 


244 / दटुपशारेशे शास्वता 


जा बैठी । 

धोबिन चेन्‍्नी के साथ सटकर बैठे रहने की वात सुनने के बाद, सो भी गांव 
के बाहर एक उस मण्डप में, बूतुग अपने आप में कहने लगा--अरे बदमाश, ऐसी 
चाण्डाल औरत के साथ यह आदमी, युजलो-याज लगा कुला भी उमके पाप बाने 
से हिचकता है। ऐसी औरत से यह संटकर बैठा था! पैसा धूर्ते बदमाश 
है! हमारे गाँव की लड़कियों का सौमाग्य बच्छा था। भगवान ने हो बचा 
लिया । 

उसके वाद लेंक की गवाही हुई, “दूतुग के प्रयत्न से अपनो साली को दिखाने 
पर राजी हुआ, एक सप्ताह पहले) परन्तु परसों रात को हेग्गड्रेजी के पास जो 
रहस्पमय समाचार आया तो उसे पकड़ने के लिए नियोजित जत्वे में मुझको भौ 
शामिल होना पड़ा। परन्तु तब तक बूतुग के कहे अनुसार इसे अच्छा आदमी 
समझता रहा क्योकि तव तक मुझे यह मालूम नहीं था वह व्यक्ति यही है। उर्त 
धोविन चेल्नी से इसके वारे में और ज्यादा बातें मालूम पड़ीं ) चाहें तो उत्ती से 
दर्याफ्त कर सकते हैं, मुझसे बताने को कहें तो में भी तैयार हूँ ।” लेंक ने कहा । 

“हीं, उसीसे सुनेंगे। हेग्गड़ेजी, उसे बुलाया है ?” हरिहरनायक ने पूछा। 

“वह गाँव में नहीं, सुना है कि ताडगुंद गयी है ।” हेग्यड़े ने उत्तर दिया। 

“रहने दें, हेग्गड़ेजी । लेंक, उसके कथन में मुख्य विषय क्या है ?” 

“इसकी लम्पटता। इसकी लम्पटता के लिए उसते जो साथ दिया और 
इस साथ देने के लिए उसे जो घन दिया गया और उसे जो लालच दियाया 
गया ।7 

“ऐसी हालत में उसे बुलवाना ही पड़ेगा । उसीसे इस विपय को जातती 
चाहिए। हेग्गड़ेजी अभी किसी को भेज ताडगुंद से उसे बुलाइए! कम-सेकम 
कल वह यहाँ रहे ।" हेग्गड़े ने रायण को उसे बुला लाने का आदेश दिया । 

“दोक है, लेक, तुम्हें इस आदमी के बारे में और कोई बात मालूम है 

“याद नहीं ।/ के 

“तुमने कहा न, उस घोजित चेन्‍्मी से कई बातें मालूम हुई, लेक, ठुमको के 
मालूम हुआ कि उससे पूछना चाहिए। वया हेग्गड़ेजी ने युछने को कहा था ?* 

“नही, मालिक, मेरी पत्नी ने कहा था ।” 

“गालब्बे से दासब्ये ने कहा था न?” 

“हाँ, उसने मुझसे यही कहा था ! परन्तु मेरी पत्नी ने जो किस्सा सुनाया वीं 
उसकी ओर ग्रेट ध्यान इसे पकड़ने के बाद गया। इसलिए कल मैं से, 
गया और उस घोबिन चेन्‍्नी से दर्यापत कर आया। सब मालिक को कहे 
सुनाया ।7 

“मालिक से मतलब हेग्यड्रंजी का ही है न?” 


276 | पट्टमहादेवी शान्तला 


#जी, हाँ (7 
“फिर ?” 2 ४5... 
“मालिक ने सारा वृत्तान्त सावधानी से सुना । अन्त में कहां, ठोक हैं।४........ 
“कुछ कहा नहीं ?” ना 
“जी नहीं ।” का हीए 
“तुम्हारे और उस घोबिन के बीच जो वार्ते हुईं थीं, उतनी ही न?” 
“जी हाँ, उतनी ही।” 
“ठोक, उसके आने तक उस विषय का ब्यौरा जाना नहीं जा सकेगा। अब 
स्तुम जाकर बैठो ।” 
सरपंच के कहे अनुसार लेंक जाकर अपनी जगह बैठा । 
लेंक के घाद उसकी पत्नी गालब्बे वुलायी गयी । उसने परसों की घटना मोटे 
तौर पर इतनी ही बतायी, “परसों रात को मैं अकेली जा रही थी। इसने मेरा 
“रास्ता रोका । उसने जो दो-चार बातें की उसीसे पता लग गया कि इसकी नीयत 
बुरी है ! मुझे डर लगा। काँपने लगी। सोचा, हे भगवान्‌ । क्‍या कछें। हमारे 
“मालिक अपने नौकर-चाकरों को काफी दिलासा और धीरज देते रहते हैं। मैंने 
घीरज से काम लिया। मेरी माँ कहा करती थी, जो पुरुष लम्पट होकर औरतों 
"के पीछे फिरता है बह बड़ा डरपोक होता है। इससे मैं एकदम डरी नहीं । धीरे 
से खिसक जाने की सोचकर उसकी इच्छा के अनुसार चलनेवाली का-सा बहाना 
करके वह जैसा कहता वैसे उसीके पीछे चलने लगी । देरे होते-होते मैं अधीर होने 
लगी, कुछ डरी भी। भगवान्‌ को शाप देने लगी। हे भगवान्‌ । औरत बनाकर 
ऐसे लफ॑ंगे के ह्वथ पड़ने की दशा क्‍यों वनायी। कहीं कुछ आवाज़ सुन पडी कि 
'बही, चूहा निकले तो वाघ निकला कहकर जैसे डराते है वैसे कुछ डराकर खिसक 
जाने के लिए समय की प्रतीक्षा करती रही। मुझ वद-किस्मत को ऐसा मौक़ा ही 
नहीं आया । यह मेरा शील-भंग करने आगे बढ़ा ! पास आया । पता नही भगवान्‌ 
ने मुझे कैसी प्रेरणा दी, मैंने अपने व्यवहार से उसके मन में शंका पैदा न करके 
"उसके दाहिने हाथ के भेंगूठे की जड़ में अपने दाँत जोर से गड़ा दिये। इसमें मैंने 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। वह हाय-तौवा करता हुआ, मैं-मरा-मैं- 
“मरा चिल्लाने लगा। यह शब्द सुनकर कही से सात-आठ लोग आये ओर इसे 
'पकड़ा। वे लोग मशालें लिये थे। प्रकाश में तो स्पष्ट हो गया कि यही वह आदमी 
'है। लोगों के आते ही यह डरता-काँपता खड़ा हो गया। सिर तक उठा नहीं 
'सका। ऐसा एक कीड़ा गाँव में आ गया तो वस शीलवती स्त्रियाँ अकेली घूम-फिर 
"भी न सकेंगी। भगवान्‌ दयामय है, मेरा शील बच गया ।” 
“तो यह तुम्हारी सीधी शिकायत है ?” 
“हाँ, मालिक ।” 


पट्टमहादेदी झान्तला / 27 


अपराधी की ओर मुड़कर हरिहर्नायक ने पूछा, “बोलो, अब क्या बोलते 
हो । 

“यह गढ़ी हुई कहानी है, मैंने इसका मुंह तक नहीं देया है ।” 

“यह तुमपर द्वेप बयों करेगी ?”? 

“मुझे क्या मालूम । इस सबने यड्यन्त्र रवकर यह सनयदढ़त्त कहाती वही 
होगी ।” 

“तो तुम्हें कहाँ, किसने और कब वाँधकर रपा ?” 

“पता नही कौन, कोई सात-आठ लोग मशाल लेकर आये, गाँव के उत्तर की 
ओर के मण्डप में बांध दिया । क्यों, पता नहीं । अब इन्साफ के खिलाफ मु की 
बनाकर पंचायत बैठाने के लिए बनायी कहानी सुनाक र इस पावित को यहाँ पड़ 
कर दिया । इन लोगो ने ऐसी कहानी सुनाने का पाठ पढ़ाया होगा। 

“पकिसी को इस तरह पापिन नहीं कहना चाहिए ।7 

“अगर वह भलीमानस होती तो ऐसी कोई घटना घटी भी होती तो भी की 
नही कहती । चोर का गवाह चोर उस समय जो आयी थी वह हूमरो ही धी। 
अब वह छिपकर रह गयी है। उसका नाम प्रकट हो जाये तो किसी बहुत वर 
आदमी को शरम से सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए यह कहानी सच भी मान ते 
तो कहना पड़ेगा कि यह कोई भाड़े की औरत कहानी सुनाने के लिए पकड़ लावी 
गयी है। वह कहाँ, यह कहाँ ? वह सर्वालंकार-भूपिता कुलीन और सम्श्रात पूरि- 
वार की स्त्री थी। यह तो हेग्गड़े के घर की नौकरानी है। यह कोई दूसरी कै 
इससे इसके बयान की घज्जी उड़ा सकता हूँ (” 

“अब, गालब्बे ने जो कहा वह अगर साबित हो गया तो तुम्हारी कया दशा 
होगी, जानते हो ?” 

“मुझ्ने मालूम है कि वे लोग झूठ को सच साबित नहीं कर सकते 7 

“बहुत अच्छा । गालब्बे, यह तुम्हारी शिकायत को इन्कार करता है । कहता 
है कि तुम तब वहाँ नहीं थी । बताता है, तुम्हारा सारा बयान एक गदी हुई बहाव 
है। अब तुम क्या कहोगी ?” 

“जिन्होंने इसे बाँध रखा उन सबने वहां मुझको देखा है। उनमे ३४ 
सकते हैं ।” 

"ठीक, वह भी करेंगे । फिलहाल तुम बैठी रहो।” 

गालब्बे जाकर वैंठ गयी। बूतुग सोचने लगा, यह क्‍या हो गया, इसके 
बारे में कई रहस्प खुल रहे है। मैं इसके साथ वड़ी मिलतलारी से वरत रही 
था। मुझे ऐसी सारी बातें, जो इसके बारे में एक-एक प्रकट हो रही है, मादूम 
ही नही हुई । जो भी हो, ये बातें हैं मजेदार | शायद और बातें भी इस सिलसिले 
में प्रकट हो जायें। 


248 / पट्टमहादेवी शान्तला 


इसके बाद श्रीदेवी ने आकर गवाही दी प्रथम दिन मन्दिर की उस जाली के 
“बाहर यड़े होकर बुरी दृष्टि से देखने की घटना से लेकर कितनी वार उसने 
कुदृष्टि से देखा । इस सबका व्योरेवार वयान दिया, “भाई के घर सुरक्षा के लिए 
आयी वहिन हूँ । जिन्दगी भर मुझे ऐसी कुद्ृप्टि का सामना नही करना पड़ा था 
फिर भी इन सव बातों को भाई से कहकर मै उन्हें दुख नही देना चाहती थी। 
इसलिए चुप रही। स्त्री होकर जन्मने के बाद मर्द की आँखों से डरना नहीं 
चाहिए। पति भी मर्द है, बेटा भी मर्द है, पिता भी मर्द है, भाई भी मर्द है। 
देखने पर मनोविकार का शिकार मर्द ही बनते हैं, स्त्री मही । ऐसे पुरुषों की 
परवाह न कर उनके प्रति उदासीन रहना ही उनकी कुदृष्टि की दवा है। यही 
सोचकर मैं चुप रही । ऐसी बुरी खबर फंलाकर घृणाजनक वातें सुनाते फिरनेवाले 
इस आदमी को वृत्ति का समाचार भाई ने जब सुना तो वे अत्यन्त दुखी हुए । मैंने 
कभी सोचा न था कि मुझे इस तरह सार्दजनिकों वेः सामने खड़े होकर बयान भी 
देना पड़ेगा । फिर भी मैं स्त्री हूँ। इस आदमी से सीधा कोई कप्ट न होने पर 
इतना निश्चित है कि यह बड़ा अयोग्य दुःशील व्यक्ति है। इससे सीधे सम्बन्धित 
व्यक्तियों की स्वानुभूति की यथार्थ कहानियाँ पंचों के सामने सुनायी जा चुकी है। 
भैरा अनुभव है इन कहानियों और बयानों का पूरक हो सकता है। जो सही-सच्ची 
बात थी उसका खुले दिल से पंचों के सामने स्पप्ट निवेदन किया है। ऐसे 
अयोग्य और कुमार्गी पुरुषों को सम्भ्रान्त समाज के वीच रखना ही नहीं चाहिए। 
थे समाज-घातक हैं ।” 

हरिहरनायक से अभियुक्त से इस बयान पर अपना अभिप्राय बताने को 
कहा | 

उसने कहा “सब झूठ है, मैंने ऐसी बातें नही फैलायीं ।” 

“तुम्हारे अकेले का कहना सत्य है। और सारे बलिपुर के लोगों का कहना 
झूठ है, यही तुम्हारा मन्तव्य है 7” 

हाँ क! 

"वे ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे ?” 

“मुझे क्या मालूम। कोई मर्द किसी औरत के साथ नाचता है तो वह उसका 
कर्म-फल है, उसमें मेरा क्या लाभ । उससे मुझे कुछ फायदा हो सकता हो तब 
मान भी सकते है कि मैंने ऐसा प्रचार किया ।” 

“तुमने कभी हमारे हेग्मड़ेजी की वहिन को देखा ही नही ?” 

“देखा है, मगर उस दृष्टि से नहीं, जैसा वयान किया गया ।” 

“तो फिर किस दृष्टि से देखा ?” 

."प्रथम दिन जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी आशा भड़की ॥ 
भैरे आश्चर्य भ्रौर आशा का निवारण हो, इस दृष्टि से देखा, सच है।” 


पट्टमहादेवी शान्तला / 29' 


“औरतों को देयने पर जैसी आशा-अभिलापा जगती है उसी आशा हो दृष्टि 
से देखा न ?/ 

“इन्हें इस आशा से नहीं देखा ।” 

“मतलब, दूसरी स्त्रियों को इस आशा से देया है, है ने ?” 

“हो सकता है, देया हो । मैं भो तो मनुष्य ही हूँ ।'” 

“तो गालब्बे का कबन *7**** 4 

“वह पहले ही कह चुका हूँ, झूठ है ।” 

“यह विपय रहने दो। इसका निर्णय करने के लिए उस धोविन चेली 
को उपस्थित होना चाहिएं। अब यह बताओ कि हेग्गड़ेजी की बहित क्रो 
देखमे में तुम्हारा क्या मन्तव्य था और उसमें कौनन्मी विशिष्टता तुमने 
देखी ? तुम्हें आश्चर्य क्यों हुआ ? तुममें जो आशा उत्पन्न हुई उसका स्वेहय 
क्‍या है ?” हु 

“पहले तो यह लगा कि मैंने उन्हें कभी देया है। वही मेरे आश्चर्य 
का कारण है। कहाँ, कब देखा, इसकी ग्राद नहीं आयी । उसे जानने वी 
इच्छा नहीं हुई। उस इच्छा को पूर्ण करने की आकांक्षा से मैंने कुछ प्रथल 
किया! 

“बह क्‍या है, बता सकते हो ?” 

“कहूँगा, परन्तु कोई विश्वास नहीं करेंगे | इसके लिए एक प्रवल साक्षी 
की ज़रूरत थी, मैं उसी की खोज में था ।” | 

“गवाह मिल गया २” 

“अभी पूर्ण रूप से नहीं ।” 

“अब जो गवाही मिली है उससे क्या जानकारी मिली है ?” 

“ये हेग्गड़े को बहिन नहीं हैं ।” 

सारी सभा में आश्चर्य ओर कुछ वातचीत शुरू हो गयी । 

धर्मदर्शो ने डाँठा तो खामोशी हुई। 

बूतुग झटपट उठकर पंचों के मंच के पास आया । हरिहरतायक ते पूछा, 
“'बूतुग, ऐसे जल्दी-जल्दी क्‍यों आये ?” 

“माल्रिक, एक वात याद आ गयी ) वह कहने को आया हूँ ।* 

“कहो ॥7 

“अभी कुछ दिन पहले मैं यह और कोई तीन-घार लोग मन्दिर के सामते 
चाले अश्वत्य वृक्ष के नीचे जगत पर बैठे ये। उस दिन हमारी हेग्यड़्तीजी और ये 
देवोजी मन्दिर आयीं। तब इस आदमी ने कहा, देखो कैसी है यह बैत की 
जोड़ी । मैंने कहा, अरे मुरख, औरत को बेल नहीं, गाय कहो  तव सब हँते 
'पड़े। वह हँसी अनसुनी कर ये दोनों जल्दी-जल्दी मन्दिर के अन्दर चली गयीं । 


2220 / पट्टमहादेवी शञान्तला 


फ़िर इसने कहा, अरे वह औरत हेग्गड़े को बहिन नहीं है। हमें तो आश्चये 
हुआ । बहिद न होती तो इतके घर में सात-आठ महोने से क्यों रह रही होती । 
तब इसने कहा दुनिया बड़ी अजीब है, उसमें ओरत-मर्द का सम्बन्ध कैसाैसा 
होता है, यह कहता मुश्किल है। हम लोगों में एक भावना यह हुई थी कि इस 
देवीजी के साथ हेग्गड़ेजी का कोई ऐसा सम्बन्ध वना है जो पहेली-सा लगता 
है ।” 

“लेक, और भी कुछ कहना है कया ?” 

“कुछ नहीं मालिक !” 

“डीक 

बूतुय पीछे हूटा ओर अपनी जगह जा वेठा । हरिहरनायक ने अभियुक्त की 
तरफ़ मुड़कर पूछा, “तो तुम्हारे कहने से यह मालूम पड़ता है कि श्रीदेवीजी हेग्गड़े 
की बहिन नहीं है ?” 

#हाँ ।! 

“तो वे हेग्यड़े की क्या लगती है २” 

“क्या लगती हैं सो तो हेग्गड़ेजी को ही कहना है! यहाँ मेरी बात से भी 
अधिक विश्वसनीय दात उनकी है न, वे बड़े सत्यवान्‌ है न?” अभियुक्त ने कुछ 
गरम होकर कहा। 

“तो इन दोनों के सम्बन्ध के बारे में तुम्हारा क्या मत्तव्य है १” 

“उसे भी वे जानते हैँ। मैं कहूँ तो वह केवल ऊहा-मात्र हो सकता है। अगर 
यही कहें तो उसे सत्य का मान प्राप्त होता है। इसीलिए दे ही कहें, हालांकि 
मेरी बात सत्य ही है। ये हेग्यड़े की वहिन नही है // उसके घीरज को देखकर लोग 
चकित हुए | शान्तला ने कुतू हल-भ री दृष्टि से पिता को देखा। उसे आश्चर्य भी 
हुआ। उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता झूठ भी बोल सकते है । 
हरिहरनाथक ने हेग्गड़े से पूछा, “क्यों हेग्गड़रेजी, अभियुक्त के इस बयान का आप 
क्या जवाब देंगे ?” हेग्गड़ मारसिगय्या अपने स्थान से उठे ओर मंच की और कदम 
बढ़ाने लगे । 

“बही से कहिए ।” हरिहरनायक ने कहा । 

/न्यायपीठ का अपमान किसी से भी नहों होना चाहिए । इसलिए मंच पर से 
ही उत्तर दूँगा |” मारसिंगय्या ने कहा । हेग्यड्रेजी का ववतव्य सुनने के लिए सब 
लोग आतुर हो रहे थे। अपराधी का भी उत्साह बढ़ यया। उसने कान खड़े किये 
सुनने के लिए) भारतिंगय्या मंच पर चढ़े और युवत स्थान पर पड़े हो गये । 
धर्मदर्शी ने प्रमाण वचन कहलाया । हरिहरनायक ने पूछा, “हेग्गड़ेजी, आपकी कोई 
बहिन है ?” 

“सहोदर वहिन नहीं है ।” लोगों की दृष्टि श्रीदेवी की ओर लग गयी | अभि- * 


पट्टमहादेवी शान्तला / 22 


युवत क़हकदे न रोक सका और उमे धर्मदर्शी की डाँट खानी पड़ी। 

बूतुग में सोचा इसने हमसे जो का शो सच निकला । किस बात में कैसा 
साँप होता है, कोन जाने । शोर कम होने में थोड़ा समय लगा, धर्मदर्शी को दो बार . 
सामोश-धामोश वर्ना पड़ा। शान्‍्तला वहाँ से उठकर वरामदे के घम्मे के सहारे 
चंडी मंच की ओर अपलक निहार रही थी । 

“हेग्गडेजी, क्या आप अभियुक्त का वयास स्वीकार करते हैं 

“श्रीदेवी मेरी सहोदर वहिन नहीं। इतनी बात स्वीकार करता हूँ ।” 

“तो आपका श्रीदेवी से बया सम्बन्ध है ?” पड 

“मं इस प्रश्व का उत्तर और अपना वक्तव्य बाद में देना चाहूँगा । स्पायपी5 
सब तक शेष गवाहिया ले ले सो मुझे भी सुविधा होगी ।” उनके ये होने का ढंग; 
यह निर्भीक वचन, और सरलता से मन पर परिणाम पैदा कर सकते वाली उनको 
चाणी, यह सब देखकर अभियुक्त के मन में सटका पैदा हो गया। उमने वीच में 
जो तोर छोड़ा उमसे उसने समझा कि बह सुरक्षित है। यहूं उसकी भावता यची। 
इसलिए उसमे क़हकहा लगाया या। जैसा और हेग्गड़े लोगों को उसने देखा-समझश 
था वैसा ही इनको भी समझा। कई प्रतिष्ठित लोगों के विपय में तरह-तरह की 
अफ़वाहँ फैलाने से वे अपनी गौरव-हानि के डर से अफ़वाह फैसानेवालों के कहे 
अनुसार चलने भी सगते हैं। इस बात से भी वह परिचित था। यहाँ भी वैसे ही 
काम वन जाने की आशा थी उसे। इसी धैर्य के बल पर-उसने गालब्वे के 
अक्तव्य को स्वीकार करने से इंकार किया था, ययपि उसकी सचाई की प्रत्यक्ष 
गवाही उसका दायाँ हाथ दे रहा था । 

“आपको जवाब उसे देना है जिसपर आपने आरोप लगाया है) इसलिए 
उमका अभिप्राय जान लें । अभियुक्त, वताओ पहले हेग्गड़ेजी का बयान लें या 
गवाहों का ?” अभियुक्त का मन कुछ आतंकित था। वह वास्तव में हेगड़े का 
वयान' तुरन्त सुनना चाहता था। परन्‍्तु अपने अगले कदम पर विचार के तिए 
कुछ समय भी चाहता था | “हेग्गड़ेजी, अपने गवाहों को बुलाइए ।7 

सबते प्रमाण वचन स्वीकार करके अपनानअपना वजतव्य दिया। ये सारे 
ववतव्य, गालब्बे ने जो वक्‍तेव्य दिया था उसके पूरक ये । इसके बाद हरिहरगायक 
ने कहा, 'हिग्गड़ेजी, अभियुक्त पहली गवाही सुनने के बाद से ही कह रहा था कि 
ये सारी गवाहियाँ रटी-रटाई हैं और चूंकि सव गवाह प्राय: एक ही बात कह रहे 
है, इसलिए और अधिक विश्वसनीय तथा प्रामाणिक साक्ष्य की आवश्यकता 
“होगी ॥7 

“अभियुक्त के हाथ की परीक्षा की जा सकतो है।” हेग्गड़े ने कहा) 

अभियुक्त मे अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। देख- 
कर सभी पंचों ने बताया, “दाँत के चिह्न स्पष्ट है।” 






222 / पट्टमहादेदी श्ञान्तला 


«शासब्ये ने बताया हो था, उमने दंत गड्ढा दिये ये जिसके चिछ भी मौजूद 


हहूं। इसमे क्वी प्रदल गवाही और क्या चाहिए । हस्हिसतायक ने कहा । 


हँस पड़ा, भ्यह भी यह तो गालब्वे से 
झद़ी कहानी कहलार थी गयी है ।” 
“तो ये दाँत के चिंह कब और वैसे बने ?ै/ 
०चारखाँच दिने पहले में (हुरिंगे गाँव गया था। रास्ते में ने को 
बड़ के नीचे लेटा तो आँख लगे ॥ तभी ऐसा लगा कि कुछ काट गया है। 
देखा, नागन्मीप जा रहा है । मैंने तुसत मुँह में उंगली डाल दात गड़ाकार 
जहरीला सन चूसकर उगल दिंया। * रे ही दाँतों मे चिह्न ष 
शालब्दे ने ने देसा न ताव, जे से बोल उठी, रे एए अभियुक्त की 
इस कहानी को जो ध्यान से सुर्ते रहे थे, वे एकदम चौ कत होकर गालब्बे वी 
और देखने लगे। 
हरिहए्तायक में कहा, “ कैसे कहती झूठ 
० अभियुक्त ने हुम आगे की मानों वह जीत गया हो । साथ ही कहे 
कहा मारता हुआ बह जोर से हुँस पड़ा । गालब्वे ने कहा उसके दाँत तो देख । 
कितने बड़े सूप कैसे चौड़े है ॥ ने मुँहू बन्द कर । उसकी तनी हुई 
चुछ पीछे धसक गयी । हा >रहरतायक न्ने श्एक और हाथ 
करो 
उसने हाथ ठुस्त आगे नहीं बढ़ाया, ले क्न बढ़ाये विती कभी नहीं सकता 
था। हरिहस्तायक से कहा, छोटे और सम 
हूं,तथा रेखा कमान की तरह. अधेचन्द्रार्कि ।” उन्होंने को पास बुलाया 
चह एकदम '* ॥ लोग बड़े कुवृंहल देखने लगे। बूतुग ने 
औच में ही कही» हर वार दान बट नही हए। 
बोलता हैं, यह. 


“गालख्वे, तुम्हारा कहना सच है । ये चिर्ल इसके दाँत के कतई नहीं । उसने 
कंस कहा कि ये चिह्न इसके दांतों के नहीं धर 
दे मेरे ही दाँतों के हैँ, इसलिए मैने कहा; मालिक 


“आब बया कहोगी। १ 

्तेल-वेल डलवाकर इसका हाय दीजिए, मालिक! रात की 
अपने शील-संसक्षण क्रेलिए इस चातक चाण्डाले के हाथ पर मुँह लगाना पड़ा भा । 
आज अपनी सचाई साबित करने के लिए (कर वही की ए गालव्े 
कहा । 


कहा । 
#क्षरे मालिक ने मुझे सिखाया है कि सत्य बोलने से डर नहीं 7 
अपराधी का हाथ धोया गया। गालब्बे ने अपना आँचल कुसकर कमर के 
फैट में खोंस लिया और हजारों आँखों के सामने उसका हाथ पकड़कर अपने 
खुले मुँह की ओर उठाया । 

“तो उस रात को जो आयी थीं वह तुम ही हो १" अभियुक्त ने पूछा। 

4४] ॥ ४ रथ 

“बहू सारी सजावट 

“किसी को सजावट नही करनी चाहिए क्पा 7! 

“औते समझा कि वह कोई और थी ।” 
दूसरा चारा नहीं था । उसने मान लिया । बूतुग ने मत 
ही-मन कहा, यह कैसा अधर्मी चाण्डाल है। ग्वालित मल्लि आगे बढ़ी, सप्नालिकी 
उस दिन नकली चेहरा लगाकर आनेवाला धूर्त यही है ।" 

अभियुक्त को स्वीकार करना पड़ा। 

लोगों ने यू-यू की | दूत जोर से चिल्ला-चिंल्लाकर कहने लगीं, चाण्डील, 

ल। उसका बच्चों कान्‍्सा नादान मन जल उठा! उसने इसे कि 

अच्छा आदमी माना था, सब उलट गया । 

#हीक, वह धोविन चेन्‍्ती आकर गवाही देगी तो वह भी यही बहेंगी, कहेगी. 
न?” अभियुक्त ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की 

#इससे, तुम्हारा चाल-चलन कसा है, यह बात सादे बलिवुर के लोगों के 
सामने स्पष्ट हो गयी। अब पर बताओ कि तुमने शादी का नाई क्यों सवा !” 

#हेग्गड़े ने जो शिकायत की है उससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नही ।" 

«अच्छा, हेगड़ेजी ने जो शिकायतें दी हैं उनमें कुछ तो सत्म िंद ही 
चुकी है । और दूसरी शिकायतें भी सत्य है, ऐसा तो चुपचाप स्वीकार कर' 

ध्झूठ । अभियुक्‍त ने जवाब दिया । 

“तो क्या तू परमारों का गुप्तचर नहीं ज 

“मैं कन्नड़ हूँ कर्ताटक का । हा 

«तुम कर्नाटक के हो, या कस्तड़ का अभ्यास करके कहीं बाहर से आये हो 

न्वात जात को बंता देती है, इसमें सन्देह क्‍यों किया जा रहा हैं? 

“सवाल का जवाब सवाल नहीं 7” 

#मँ गुप्तचर हूँ, इसका वया प्रमाण है? यही ने कि तुत लोगों ने मुझे गुताचर, 
समझ लिया है?” * ह 

#रायण, उस ख्वालें त्यारथ्या को बुला ला ।” हेग्गड़े ने आदेश दिया। अर्भि- | 
युक्त ने घबड़ाकर इधर-उधर देखा । सिपाही उसके हाथों को पीठ-पीछि बाँध रहें: 


224 बट्ुमहादेवी आान्तला 


थे। दो सिपाही ग्वाले त्यारप्पा को बाँध लाये । मह्लि ने अपने व॒ति की यह हालत 


मदद की थी, आत्र, के गुप्तचर की मदद, मैंने कौन-सा पाप किया था कि ऐसे 
देशद्रोही की पत्नी बनता पड़ी । ियमानुमार त्यारप्पा से प्रमाणबचन लियी गया; 
हब पुलिस के एक क्मपाही ने कर्ज नकालकर सरपंच के हाथ में दिया । हरिहर- 
ज्ञायक ने पढ़ा और दूमरे पंचों को पढ़ाया, फिर पूछा ध्यह पत्र किसकी है?! 

/इसने दिया थी मुझे ४४ अभियुक्त की ओर सिंदेश करता हुआ ह्यासप्पा 
बोला । 

#किसलिए दिया था णए 

"चुलिगरे मे मल्लिमय्या को देंने के लिए उमे देने को से गया था। 


काम कभी स्वीकार नहीं करता । मुझसे देशद्रोह का काम कराने के अलावा मुगल 


ही खतम करने की सोची थी इस द्रोही में ९” कहता हुआ वह ऋष से दाँत 


लगा 


उसने पढ़ा, * नमस्तिमय्या, जैसी मैंने तुमसे कहा था» इस पत्र के पहुँचते ही काम 
कर चुकोगे । ताकि हमारे व्यवहार का कोई चिहे बाकी न रहे। में भव 

पाने की स्थिति तक पहुँच चुका हू । युद्ध के आरम्भ से हमारा मे व्यापार, मई 
लग रहा हैं; सफल हो जायेगा। व्यापार की प्रारम्भिक दशा में ही ग्राहर्क को 


सँभालकर रखने की व्यवस्था, एक गलती से, हाथ से फिसल गयी । परन्तु 


आना। थोड़ान्योड़ा कर एकत्रित कर लेना और वाद में सबका इकट्ठा 
है। भरतीक्षा में, रत्लव्या 
इसके तुरन्त बाद पुलिस के सिपाहियों ने मह्लिमस्या को वहाँ ला छड़ा किया 


जिस पर उसका हस्ताक्षर है ए” मल्लिमय्या ने तुरन्त स्वीकार करलियां! ड्स 
चत्र में भी उपर्युक्त विपय लिखा था। उसे पढ़वाकर सुतने के बाद, अन्त में हेगई 
मर्ससगय्या ने मंच पर आकर पंचों से अनुरोध किया, “अब मुझे अवसर * रमृ 
सब बातों को स्पष्ट करूँगा (” हरिहरनायक ने स्वीकृति दी । 

हेगड़े ने कहना शुरू किया, “इस अभियुक्त का ना रतन व्यास है। मई 
परमारों का गुप्तचर है। शिलाहार राजकुमारी चन्दलदेबीजी ने चाल 
विक्रमादित्यजी का स्वयंवरण किया। इसी अबू के कारण यह युद्ध आर हि 

भोजराज ने पडयस्त् 


गया। परमार राजा ओजराज अपने को बचाने के लिए भाग गये है। उतकी 


- 226 | पट्ठमहादेदी शान्तला 


सहायता करनेवाला काश्मीर का राजा हर्प भी भाग गया है। शायद दोनों काश्मीर 
गये होंगे। बहुत से अमुख झत्रु-पोद्धा बन्दी किये जाकर कल्याण के रास्ते में है। इस 
युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाले हमारे युवराज यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं ।” 
सब लोग एक साथ उठकर खड़े हो गये । सवकी आँखें युवराज को देखने के 
लिए आतुर हो रही थीं। पंचों ने झट से उठकर कहा, “अब दण्ड-निर्णय प्रभु को 
ही देना चाहिए। हम तो उन्हें श्रीदेवीजी के पति का भाई ही समझ रहे थे। इस 
अज्ञता के कारण जो अपचार हमने किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।” 
एरेयंग प्रभु ने कहा, “आप अपने न्‍्यायपरीठ पर विराजिए। हम मुवराज 
अवश्य हैं, किन्तु यहां इस प्रसंग में साक्षी की हैसियत से उपस्थित हैं। न्‍्यायपीठ 
के समक्ष हम केवल साकी हैं, युवराज नहीं । आज साक्ष्य का प्रसंग नहीं आया ! 
आया होता तो इस न्यायपीठ के सामने प्रमाण-वचन स्वीकार करते । धर्मपरि- 
पालन, शिष्टरक्षण और दुष्ट-निग्नह यही राजधर्म है। हमें न्‍्यायपीठ के गौरव और 
प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही चाहिए । आप सद लोग बैठिए ।” पंच बैठे, लोग भी 
बैठ गये। हेग्गड्रेजी ने अपना वक्तव्य आगे बढ़ाया, “आज से चार दिन पूर्व प्रभु से 
समाचार विदित हो चुका था इसलिए परसों मन्दिर में श्वेतछत-युक्त पुर्णकुम्भ के 
साथ चालुक्य बड़ी रातीजी को आदरपूर्वक देव-दर्शन कराया और प्रजाहित की 
दृष्टि से इप्टदेव की अर्चना करायी गयी (” 
लोगों में फिर हलचल शुरू हो गयी । चालुक्य बड़ी रानी, साधारण वेश-भूषा 
में निराडम्बर बैठी श्रीदेवी ! सबकी आँखें उन्हीं पर लग गयीं । गालब्बे ने दांत से 
उंगली काटी । शान्तला ने प्रश्नार्थक दुष्टि से देखा। माचिकब्वे के चेहरे पर एक 
मुसकराहट दीड़ गयी । श्रीदेवी ने माचिकब्वे की ओर आश्चर्य से देखा ! 
हेग्गड़ें मारसिंगय्या एक के बाद एक रहस्य का उद्घाटन करते गये, “चालुक्य 
चत्रवर्तों हमारे प्रभु मुवराज को अपनी दायीं भुजा मानते हैं, और भाई के समान 
मानते हैं। भाई के समान क्यों, भाई ही मानते हैं। इसलिए हमारा यहू कहना 
बिल्कुल ठीक है कि थे अपने भाई की धर्मपत्नी को ले जाने आये हैं। मैं प्रभु का 
दूतमात्र हूँ, फिर भी उन्होंने बड़ी रानीजी को मेरे पास धरोहर के रूप में भेजा । 
हेग्गड़तीजी से, मेरी बेटी शान्तला से, और यहाँ के नौकर-चाकरों से जितनी सेवा 
हो सकी, उतनी इनके गौरव के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। सन्तोप है कि 
बलिपुर के लोगों ने उन्हें मायके में आयी वहिन माना । वे जन्म से ही वड़े वेभव 
'में रही हैं फिर भी हमारे साथ अपने ही लोगों की तरह हिलमिलकर रहीं। यह 
हमारा भाग्य है । संयम के बिना इस तरह जीवन को परिवर्तित परिस्थितियों 
के साथ समत्वित कर लेना सम्भव नहीं। उन्हें वहिन को तरह प्राप्त करने 
में, प्रभु का मुझ पर जो विश्वास है वही कारण है। प्रभु के इस विश्वास के लिए 
में उनका सदा,ऋणी हैं । हमारी सेवा में निरत यह ग्रालब्बे अगर इस धीरता 


यट्टमहादेवी शान्तला ( 227 


और स्थैयें से काम ने लेती तो इस रतन व्यास को पकड़नता सम्भव नहीं था॥ 
उसने अपने शील की बाजी लगाकर इस राज्य की रक्षा के लिए अपने वो अर्ग 
कर महान्‌ उपकार किया है । इसी तरह उसके पति लेंक ने भी, रायण ने भी, 
एक-दो नहीं, सभी ने इस पुष्य कार्य में सहायता दी है। वलिपुर की जनता के 
समक्ष मैं इस न्‍्यायपीठ के सामते स्थासरूप बड़ी रानीजी को युवराज के हायों मे 
सौपता हूँ। प्रभु इस व्यास को स्वीकार करें ।” कहकर उन्होंने सिर शक 
प्रणाम किया । 

प्रभु एसेयेंग ने मुसकराते हुए स्वीकृति-सूचक अमय-हस्त उठाकर स्व 
दी। 

हरिहरनायक ने अपने सहयोगियों से विचार-विनिमय करने के वाई 
अभियुक्तों की ओर देखकर पूछा, “रतन व्यास, मल्लिमय्या, तुम लोगों की $ 


मल्लिमस्या ने कहा, “कुछ नहीं जी, 
रतन व्यास में कहा, “कम अपने प्रभु का दूत हैं । में यहाँ अपने स्वार्थ से नही! 


अपने प्रभु की आज्ञा का बालन करने आया हूँ यद्यपि उसमें सफल होते के (व 
ही सब उलट-्पलटड हो गया। मेरी आँखें गिद्ध की आँय-जैसी है। आपके बड़ी 


गालब्बे को मैंने कभी देखा नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। अर्पि' युद्ध" शिविर शव 


चालुक्य वड़ी रानी को उड़ा ले जाने की कोशिश जिसके लिए 

की हत्या का भी आदेश दिया। इन अपराधों के कारण, इूस न्याय 

है कि इसे कल सूर्यास्त से घू्वे सूली पर मरने तक वह दिया जाय। महिलिमशी 

उसकी मदद करने के लिए त्यास्प्पा को मार डालने का प्रयल किया. है 

चौदह वर्ष का कारावास का दण्ड दिया जाता है। आगे ऐसा नकरने की चेतावी 

देकर त्यारप्पा को छोड़ दिया जाता है ।” निर्णय देकर पंचों ते स्थासपीर[ 
प्ृंग को झुककर प्रणाम किया 


७28 | पट्टमहादेवी झान्तला 


पंसपाही ले गये । 
लोग संयम से कतार बाँधकर एक-एक कर आयें, तृप्ति भर बड़ी रानी 
और प्रभु को देषकर आनन्दित हो अपने अपने घर लौटे। बूठा उस अहंते से 
जाता-जाता बहता गया चोर, लफगा। चाडाल | 
पता नहीं कब यडी रानीजी ने,शान्तला को अपने साथ लें अपने आसन की 
बगल में बैठा लिया था । 
देविमम्या अगर यह मं हो कितना आनन्दित होता । 


>मल्लि ने निश्चय किया था (क वह अपने पति का मुँह कभी ने देपेग परन्तु वस्टु: 
स्थिति की जानकारी हो जाने के वाद उ मानमिक शास्ति मिली । फिर भी उसने 
उसे झिड़क ही दिया, “अकेली साधारण स्त्री, फिर भी भईते बदमाशों को डराकर 


भगा दिया और तुम अवलमन्द बुएय होकर उसमे जाल में फेस गये। कैसी अचरजे 


भेरे ही ऊपर तुमने 

“किया, कहा, ऐुम उसकी आँख देखने क्यों गयी। उसी दिन अगर भरा कहा मात लिया 
होता तो आज ये दिन नहीं आये होते हमारे हेग्गड़ेजी बड़े भलेमानस है, उन्‍होंने 
सबका पता लगाया, इसेत भेरा सिन्‍्दूर बच गया हम रोज सुबह से शाम तक 
मेहनत कर सामगन्सतू खानेवालि ठहरे, इतना धन कहीं से कोई दे तो सम 
जाना चाहिए कि इसमे जरूर कुछ घोखा है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं. कि अक्ल 
"को हमेशा ठिकाने पर रखने चाहिए । इस प्रकार मह्लि में अपने दिल की सारा 
गुबार उतार दिया । 

“तुम्हारी कसम, अब ज्ञागे जो भी कार्म करेगा तुमसे सलाह-मशर्विरा करके 
मालिक से कहकर ही कहता । ठीक है नो और त्यासप्पा मल्लि की कृष्ण और 
मल्लि त्यारप्पा की झूक्मिणी बनी. चलिपुर के बवालों का मुहल्ला उनके 
बन्दावन बना। इसरेदिन सेंवरद 'उगते सूर्य का उन्हें दर ही नहीं हुआ। जब 
चछड़े भूख के मारे अम्बा-अम्बा रेंभाते लगे तब उनकी सुबह हुई । ली धक 

बूतुग के मन परू उस घटना का बड़ा असर पड़ा वह बार-बार चीर, लफंगा, 
चाण्डाल कहकर, ता रहा। वह अपनी करती पर पछताने लगा । कहते 

'इस बदजात की बात सुनक < समान मॉलिक के पवित्र नाम और ख्याति 
पर कालिख लगाने के लिए झूने अपनी जीभ की उपयोग किया, जाग लगे इस जीभ 
'पर ९ रात-भर बड़वड़ाता ही रहा ] मुर्गे की बाँग सुनते ही बह क्वग्गडेजी 


पहुमहादेवी शात्तला । 229 


के घर के बाहर जा बैठा । 

दूसरी बार मुर्गे ने बाँग दी, रायण बाहर आया। बूठुग को देखा, तो उसे 
उसकी स्थिति समझने में देर नहीं लगी। उसने हेग्गड़ेजी को स्थिति की गम्भीखा 
से परिचित कराया । उनके आदेश से तुरन्त वैद्यजी को बुलाया गया। उत्होंते देव 
समझकर कहा, “हेग्गड़ेजी, उसकी अन्तरात्मा बहुत छटपटा रही है वह वास्तव में 
बालकवत्‌ सहज और अनज/न है। उसके साथ विश्वासघात हुआ है। उतके दुः.घ 
का कारण यह है कि उससे बड़ी रानीजी के पवित्र यातिब्रत्य पर और आपके 
पवित्र शुद्ध चरित्र पर कालिख लगाने का दुष्कर्म हो गया । उससे ऐसा बपरा्ध 
नहीं हुआ, ऐसी भावता के उत्पन्न हुए बिना बह ठीक ने होगा । यह मानविक 
आधात है। इससे वह पागल भी हो सकता है। भर अत्यन्त क्रोधाविष्ट भी हे 
सकता है। उसकी इस मानसिक बीमारी की दवा एक ही है, वह यह कि आप 
और बड़ी रानीजी उसे धीरज देकर आश्वस्त करें ।” 

मार्रसयय्या ने कहा, “अच्छा पण्डितजी, वही करेंगे ।” हे 

उन्होंने चादुक्य बड़ी रानी और युवराज एरेयंग प्रभु को उत्तकी स्थिति में 
परिचित कराकर उसे उनके समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी ओर ध्यान न देकर वह 
हेग्गड़े के पैरों में गिर पड़ा ) 

हेग्गड़े मारसिगय्या ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, “हुम्हें हुआ का 
है, ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हो। प्रभु ने और बड़ी रानी ने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा की 
है। तुम्हारे कारण ही उस चोर-चाण्डाल को पकड़ना सम्भव हुआ ! तुम्हें उछने प 
जैसा नचाया वैसे नाचे इसी से देशद्रोह दल गया। इसलिए तुमको गौरव प्रदाव 
करने के इरादे से जब उन्होंने तुमको बुलवाया है तब तुम्हारा ऐसे व्यवहार करती 
था यों बड़वड़ाना अच्छा लगता है ?” 

बूठुग हेग्गड़ेजी के चेहरे को एकटक देखता रहा । उनकी मुसकराहुट की देव 
कर उसके अन्दर की आग कुछ कम हुई । फिर वह कठपुतली की तरह बड़ी राजीनी 
की ओर मुड़ा। उसे लगा कि ग्रसत्न लक्ष्मी स्वयं मुर्तरूप धारण कर मुसकराती रह 
उसकी ओर करुणा की धारा बहा रही है। उसने वैसे ही प्रभु की ओर भी देखा! 

“हेग्गड़ेजी, उसे इधर बुलाइये 7 प्रभु ने कहा। मु 

एरेयंग अभु ने हँसते हुए पूछा, “बूतुग, जब मैंने एक विश्वासपात्र तोकर हः 
माँग की तो हमारे हेग्गड़ेजी ने तुम्हारा ही नाम लिया। चलोगे हमारे साथ ? 

बूतुग ने एकदम किकत्तंव्य-विमूढ होकर हेग्गड़ की ओर देखा। 

“मान लो, बूतुग, तुम्हारी सेत्यनिष्ठा उन्हें वहुत पसन्द आयी है।” ५ 

“हमारी रक्षा का कारण यह बूठुग ही है, यह बात प्रमाणित हो गयी, ई 
लिए यह हमारे साथ कल्याण चले ।” बड़ी रावी चन्दलदेवी ने कहा । 

बूतुग बड़ी रानी की ओर और एरेयंग प्रभु की ओर बारी-बारी से 


230 / पट्रमहादेदी श्ान्तता 


लगा। फिर बोला “मालिक, यहीं आपकी चरण-सेवा करता रहूंगा, यही भेरे 
लिए काफ़ी है। मुझे यहीं रहने की कुपा करने के लिए ॥५ से कहिएं, 


“यहीं रहो, इसके लिए भी हर बीकृति है हेग्गड़ेजी जो करते है वह 
ज्षी तो हमारा ही काम है। इसलिए उनकी सेवा हमारी ही सेवा है” एरेयंग प्र्भु 


“आज से तुम हेंग्गड के घर के आदमी हो । जाओ, रायण के साथ काम में 

लगो ।” मार्रसिगय्या ने कहा 
बडी रानी ने पूछा, अब कल्याण के लिए प्रस्थान कब होगा पर 

एरेयंग प्रभु ने कहा, “यात्रा मेवे कल्याण के ि हीं, दोर्समुद्र के लिए 
होगी । वहीं इस धरोहर को महाराज के हाथों में सौयेंगे । 

“परन्तु सन्निधान 

“अब कुशल हैं; ते दुरुस्त हैं. । बे दोरसनुद्र आेंगे। रास्ते मे ही हमें समाचार 
पमिल्ल चुका है ९! एरेयंग ने बताया । 

प्रस्थान के लिए सोमवार ठीक थीं, क्र भी क्षेमतन्दुल चुकि उस दिते नहीं 


अंगे शब्दों 
“वहीँ मेरा बया काम है? हमकी पत्ती के पीछे छिपे फल-जैसे रहता ही अच्छा 
हे 
हेग्गड़े ने कहा 'चन्दलदेवी की ईच्ठा और प्रभु का आदेश हैं। आपको चलना 
ही चाहिए।” तव हेग्गडती अतिवाद नहीं कर सकी । 
गालब्बे और लेक को अपने साथ कल्याण ले ज्ञाने के लिए उन्हें यहाँ से मुक्त 
प्रकट 


कर वहाँ सेवा में निुर्त इच्छा चन्दलदेवी ने की | चन्दल- 
देवी के लिए गालव्वे ने जो कान च उसे सुनकर वहँत गयी 
थीं। पहले से भी गालब्बे पर वहत रीक्ष गयी थीं । उसकी निष्ठा ने उन्हें. मोह 
[लिया था। इस बारे में निश्वय करने का निर्णय किया गया। 


ने में दोरसमुद्र 
हेग्गड्रेजी के घर की देखभाल की जिम्मेदार पर रखी गयी। लेंक और 
गालब्बे के जाने क्के मल्लि और त्यास्प्पा की हवेग्गड़े के घर नौकर नियुर्त 
किया गया। दतुग तो पहले ही ल्युक्त हो चुका था। वह हेग्गड़े के परिवार की 
सदस्य ही वन गया । 
प्रस्थान के दिन के सभी मन्दिर अं स्थोत्सव की आयोजन किया 
गया । युवराज और बड़ी रानीजी को मयोचिंत गौरव समर्पित किया गया । 


माचिकब्ये ने बड़ी रानी का क्षेमतन्दुल से औबल भरा। युवराज एरेयंग प्रमु ने 
शबको साय लेकर दोरसमुद्र की ओर प्रस्थान किया । 


यह महानू मन्तोपजनक वार्ता प्रेयल दोरममुद्र में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्य पोम्मल 
राज्य में फैंस गगमी कि परमार यजा भोज को हराने के बाद धारानगर का किसा 
घराशायी फरके महर को आतिग की भेंट करफे पोस्सस युवराज एरेयंग प्रभु 
दोर्ममुद्र लौट रहे है। सारी प्रजा के लिए यह बदुत ही आनन्द एवं उत्साह कौ 
विषय था । बलिपुर मे दोस्ममुद्र तक मार्म में पड़नेयाले प्रत्येक गाँव में सोगों मे 
प्रभु-परिवार का स्वागत-सत्कार किया और भेटें समपित को । एरेयंग प्रभु से भेंट 
स्वीकार कर कहा, "इस घन फा विभियोग इस विजय के लिए जिन सैतिकों ने 
प्राणपण से युद्ध किया उनके परिवार फे हित में किया जायेगा ॥/ 

इधर दोरमपुद्द में एरेयंग प्रभु और चातुस्य बड़ी रातों चन्दलदेवी के स्वागत 
की भारी तैयारियां स्वयं प्रधान गंगराज और मरियाने दण्डनायक ने की थी। 
सार्वजनिक व्यवस्था किय तरह से हो, स्वायत के! अवसर पर वहाँ, कैसी व्यवस्या 
हो, शाजधानो के महाद्वार पर कौन-कौन रहेगा, राजप्रासाद के द्वार पर उपस्थित 
रहकर स्वागत कौन-कौन करे, चालुक्य बड़ी रानी चन्दलदेवीजी वेट लिए कैसी 
व्यवस्था हो और इस व्यवस्था और निगरानों का कार्य किसे सोँपा जाये यहेँ 
योजना पहले ही निश्चित फर ली गयी थी । ; 

व्यवस्था का क्षण-क्षण का विवरण युवरानी एचलदेवी को प्राप्त हो रहा था। 
परन्तु उन्हें यह बात घटक रही थी कि इस व्यवस्या के विषय में कभी किसी ने 
कोई सलाह उनसे नही लो! फिर भी, अपने एतिदेव को विजयोत्लापत से हँसमरंध 
देखने के आनन्द के सामने यह वाह्याडम्बर कोई चीज़ नहीं, यही सोचकर थे सन्तुप्ट 
थी ॥ आने की बात तो उन्हें मालूम थी। कम-से-कम चालुक्य बड़ी रानी की 
व्यवस्था में भी उनकी सलाह का न लिया जाता उन्हें बहुत अखरा, फिर भी वे 
शान्त रहीं क्‍योंकि राजमहल की रीति-नीति से वे परिचित हो चुकी थीं और उसके 
साथ हिलमिल गयी थीं। पु 

चामब्दे मे अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इस मौके का उपयोग किया। 
कार्यक्रम रूपित करने में उसने अपने भाई गंगराज प्रधान को और पति दण्डनायक 
को सलाह दी थी | व्यवस्था का क्रम उसने करीव-करीब ऐसा बताया जिसते राज- 
अहल के बहाते में प्रवेश करते ही बड़ी रामीजी उसी की देखरेख में रह सकें । उठे 


232 / पद्ठमहादेवी शान्तला - 


“कभी वह युवरानी की इस व्यवस्था की द्िबरण दिया ऋरती; तो क्षी उसके ध्यान 
ज्ंयह बात नहीं आयी कि युवरानी से सलाह लिंये ददिना यह सवे करना अच्छा 
नहीं । 

एक दिन (प्ती समाचार परयुवरातीजी जटिष्पणी की। “हे दविपय में मुझसे 


एक बार पूछ कु तो मैं भी कट दे सकती थी ध 
बह बात सुदते हो को कुछ खटका । नल दिल के उर्स खटके को 
(पाते हुए उ्मने कहा, हिं' रे होते हु दातो के लिए. युबरानीजी को 
कष्ट क्यों हो । हमें आपका रीरवाद-मर्ति हैएयगी कहकर त्ब्‌्ने 
आप से कोशिश की 
« “आपकी ठीक है र्निः भी होंगे । क्क बात में 
में अपनी सलाह बताना है बड़ी दोजी के ठहर दी व्यवस्था 


>याजमहल के अन्तःऊ मं हुई होती तो उनकी हस्ती-हैंसिय्ते की दृष्टि से ख्चित 
होता, इसमें गाम्भीये भी सहेती ३ मैं जो कह रही हूँ वह इस के गौरव 


की दृष्टि से है । अय भी, ालुक्य चक्रवर्ती के आगे तक पह व्वर्स्थों सुधारी जा 
सकती है। ऐसा सै किया गया अ्रभु आते व्यवस्था से मे के 
पक शुवरानी एचलदेवी से ] से या रही तो उन पृठ है 
लिया «वो, चामब्वाजी/ मेरी सलाह फो नहीं लगी? 

धज, न ऐसा नहीं। , देण्डसायक गे या मेंरे हूं प्रधान गंगराईे 
को यह वयों नहीं सूझी* यही सोच रही थी 

अन्त-धुर के व्यवहार झम्बस्ध में अन्त रंसेही सलाह सेना हमे 
उचित होता हैं। मेरा “हि सुझाव उन्हें दे दीजिए. देने जो उचित होगा मे 
स्वयं करेंगे हे 

“बही करेंगी (! कहकर वहीँ से विदा हो गयी । दे पोचने 
लगी कि पके बारे में कहकर मेने गलती की । युबदाती की सुझाव न माता) 
और युबराज के आने पर कुछ-का' हो गया तो की ऊहापोह 
साथ हो उसे कुछ समाधान जी हुआ । बडी शानी अगर मं रहेंगी भी त्तो 
सती तक जब तक चालुक्य चतऋवर्ती न मी जाएँ, पहले भी जाए यह 

है। इसलिए की गयी है उसे भी दर अल्तशरमें भी 


व्यवस्था कर रखें ताकि जैसा मौका हो वैसा हो किया जा सके। साथ ही उसे 
महावीर स्वामी से प्रांना की कि हे स्वामिन्‌ ऐसा करो कि पहले चालुवद चन्रवर्ती 
ही राजधानी पहुँचें । 

हमारों प्रार्यता के: अनुमार वांछित कार्य न हो तो हमारा विश्वास डवौडोत 
हो जाता है, हम कभी इस बात का विचार ही नहीं करते कि हमारी प्राता 
उचित है या अनुचित । प्रस्तुत परिस्यिति में चामव्वे की प्रार्यता भगवाद्‌ गे बन 
सुनी कर दी थी। पहले दोरसमुद पहुँचनेवाले स्वयं युवराज तथा उनके आल 
परिवारी थे। परन्तु उत्त समय भी चामव्वे मही सोच यही पी कि अपने बलित 
एवं प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कैसे किया जाए। 

राजधानी का महाद्वार ध्वज-पताकाओं से सजाया गया । विजयी युवराज के 
स्वागत को प्रधान गंगराज, भरियाने दण्डनावक, चिण्णम दण्डनायक, राजकुमार 
बल्लाल, राजकुमार विट्टिदेव आदि के साथ नव-परिंचित राजइपरापात आस्पान- 
कवि नागचन्द्र भी तैयार पड़े थे जो वास्तव में मरियाने के विशेष स्नेह के राएए 
दरवार में अवसर प्राकर अब राजकुमारों का भरुरु भी वन गया था ) 

युवराज के परिवार समेत आने की सूचना देने के लिए सेना की छोटी टुकड़ी 
आगी ) इसका नायक था हेग्गड़े प्िमिमय्या । उसने प्रधान गंगराज की प्रणाम कर 
कहा, “प्रभु परिवार समेत थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। सूचना देते के लिए उन्हे 
मुझे इस सैन्य के साथ भेजा है ।” 

“तुम कौन हो ?” 

“मैं एक प्रभु सेवक हूँ ।” 

“सो तो मालूम है! मुझे स्मरण नहीं कि कभी मैंने तुमको देखा है। ऐरो 
खबर पहुँचानी हो तो विश्वासपात्र व्यक्तियों को ही भेजा जाता है। मैं महा दर” 
नायक हूँ ! मुझे तुम्हारा परिचय होना ज़रूरी है, इसलिए पूछा ।” 

“मेरा नाम हेग्गड़े सिगिमय्या है। इस धारानगर के युद्ध के प्रसंग में मै पर. 
कृपा का पात्र बना । अतः मुझे गुल्म नायक के काम पर नियोजित किया है! 

“किस घराने के हो ?” 

“मैं नागवर्मा दण्डनायक के घराने का हूँ ।” 

“तुम्हारे पिता १४ 

“वलदेव दण्डनावयक ।” बोर 

“ओह, तब तो मालूम हो गया । वही, बह वलिपुर का हेगड़े तुम्हा रा वहेंग पे 

न?! 

म मरियाने के कहने का ढंग ही सिगिसय्या को ठीक नहीं लगा, फिर भी उसने 
गम्भीरता से उत्तर दिया, “जी हाँ ॥7 

कुछ समय तक मौत छाया रहा । मरियाते ने एक वार पिम्रिमस्या को ऐसे 


234 / पट्टमहादेवी झान्तला 





लिये पड़ी थीं। युवराज के चरण खुद युवरानी ने धोये, बड़ी रावीजी के चरण 
चामब्दे ने धोये, परन्तु हेग्गइती और उसकी वेटी को देखते ही उसका सास उलाह 
धूल में मिल गया था | आरती उत्तारी गयो, तब सबके राजमहल में प्रवेश करते 
ही एरेयंग प्रभु ने प्रमुख लोगों के साथ महाराज के दर्शन के लिए प्रस्थान डिया। 
बड़ी रानीणी ने महाराज विक्रमादित्य को प्रणाम किया तो वे बोले, “व, ने, ऐमा 
न करें, आप चालुक्य चक्रवर्तीजी की वड़ी रानो हैं ॥ आपिर हम केवल मण्डलेखर 
है। हम ही आपको प्रणाम करते हैं।” 

“बह औपचारिकता चक्रवर्ती की सस्निधि में भत्ते हो हो, अभी तो मैं आपकी 
पुत्री हें । मायके आयी हूँ ।'” बड़ी रानी चन्दलदेवी ने शिप्टाचार निमाया) , 

महाराज ने शान्तला को देखा तो उसे पास बुला लिया । वह भी साप्दांग प्रणाम 
कर पास खड़ी हो गयी | उसके सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने आशोर्वार देते हुए 
कहा, “अम्माजी, कभी इंगितज्ञता की बात उठती है तब हम तुम्हारी याद कर लेते 
है। वलिपुर में रहते समय हमारी वड़ी रानीजी को किसी प्रकार का कप्ट तो नहीं 
दिया न ?” उत्तर दिया महारावीजी ने, “निःसंकोच कहती हूँ कि बलिएृर में मैंने 
जो दिन बिताये उन्हें में कमी भी नहीं भूल सकती । वास्तव में राजमहल में जन्‍म 
लेकर चन्रवर्ती से विवाह करनेवासी में बलिपुर में इस सरल और मिलनसार 
परिवार में रहकर ही समझ सकी कि मानवता का मुल्य क्या है दूधरों की भाव- 
नाओं को समझने की प्रवृत्ति से किस तरह लोगों को एक सूत्र में विरोध जो 
सकता है इसकी जानकारी मुझे वहाँ हुईं। पद और प्रतिष्ठा के वश में न होकर 
निष्ठा एवं श्रद्धा को पुरस्कृत करनेवाले युवराज की नीति के फलस्वरूप पोग्धल' 
राज्य किस ढंग से वलवान्‌ बनकर रूपित हो रहा है, इसका सम्पूर्ण जात भी मु 
वहाँ हुआ | चालिकेनायक, सिंग्रिमय्या, वलिपुर के हेग्गड़े दम्पती, यह अम्माजी, 
ये हो क्यों वलिपुर में जिन साधारण-से-साधारण लोगों को. मैंने देखो, उतमें यदि 
कुछ लोगों का नाम लूँ तो यह गालब्वे, लेंक, रायण, बूतुग, ग्वालिन मल्लि आदि 
हेसे है जिन्हें भुलाया हो नही जा सकता । इसमें कोई अधिक नहीं, कोई कम नहीं। 
योग्यता में, निष्ठा में, श्रद्धा में सब एक से हैं, वरावर हैं । इत सबकी जड़ यहाँ हैं 
अहाराज के सास्निष्य में, इसका मुझे स्पष्ट प्रमाण मिल चुका है।/#ढ 

“बड़ी रानोजी की वात सत्य है। किन्तु उनके इस राज्य को छोड़कर चली 
जाने के बाद से यहाँ यह मनोवृत्ति कम होती जा रही है। ऊपरवालों के मनोवेशात्य 
की बदौलत जो ऊँचे ओहदे पर चढ़े, वे ही अपने अधीन रहनेवालों को गोण सम 
झने लगे हैं। बड़ी रानीजी, निर्णायकों को इस तरह के भेदभाव से दूर रहेगी 
चाहिए ।” महाराज विनयदित्य ने कुछ उद्वेग व्यक्त किया । मरियाने दण्डनायक 
ने प्रधानजी की ओर देखा । दोनों की दृष्टि में ही प्रश्वोत्तर निहित था। महाराज है 
के उद्देग की पुष्टि की, बड़ी यानी चन्दलदेवी ने, “महाराज का कथन सत्य है (हम 


236 / पह्िमहादेवी झान्तल्य 


इस भेदभाव से मुक्त हुए बिना निर्माण कार्य कर ही नही सकते । कल्याण में रहते 

समय मैं जिय आजा से हाथ धो बैठी थी, वलियुर में आने पर मैंने उसे फिर पाया। 

पोय्सलों का यह वल चालुक्यों को मिला तो कम्नइ भ्रजा का सुसस्कृत राज्य 
आवचद्द्राऊं सुख-शान्ति से विराजमान रह मकता है ॥”/ 

“यहू परस्पर सहयोग आपसी विश्वास की नीव पर विकसित होता चाहिए, 
बड़ी रादोजी | एक-दूसरे पर शंका से तो कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा, यात्रा 
को बकावट मिटाने को कुछ विश्राम कीजिए । प्रधानजी, बड़ी रानीजी की गरिमा 
के योग्य इन्तजाम किया है न ? ऐसा उन्हे नही लगना चाहिए कि पोस्सल व्यवहा र- 
बुशल नहों हैं ।” हि 

“पथावुद्धि व्यवस्था की गयी है ।” प्रधान गंगराज मे विनती की । 

महाराज को मेरे विषय में अधिक चिन्ता की ज़रूरत नहीं है । स्त्रियों की 
व्यवस्थां स्त्रियों पर ही छोड़ दोजिए । युवरानीजी और में आपस में हिलमिल- 
कर करे लेंगी |! 

अब वहाँ से चले, मरियाने आगे, पीछे प्रधान, बाद में बड़ी रानीजी, शान्तला 
ओर युवराज एरेयंग प्रभु । युवरानी, चामव्ये और हेग्गड़ती पहले ही अन्तःपुर चली 
गयी थीं। कुमार वल्‍्लाल वही गया जहाँ पच्मला थी। 

कुमार विट्टिदेव, कवि नागचन्द्र, हेग्गड़े मारसिगय्या और चिए्णम दण्डनायक 
अस्त:पुर के वाहर प्रांगण में बैठे थे । अन्दर से युवराज आदि बाहर आये तो वे 
तुरुत उठ खड़े हुए । 

: ““छोटे अध्पाजी तुम अम्माजी और वड़ी रानीजी को अन्त:पुर में ले जाओ। 
अरे, यह रेविमय्या यहीं है। अच्छे हो रेविभय्या ?” एरेयंग श्रभु मे पूछा। 
रेविमय्या ने झुककर प्रणाम किया । कुछ बोला नही । उसकी आँजें शान्तला की 
ओर थीं। 

... रेविमय्या का नाम सुनते ही बड़ी रानी की दृष्टि उसकी ओर गयी । शान्तला 
के दिल में बैठा हुआ रेविमय्या यही है न, युवराज और युवरानी का अत्यन्त 
विश्वायपात्र व्यक्ति यही है न, उस्त दिन जब शान्तला को मैंने मातृ-्वात्सल्य से 
प्यार किया तो मेरी आँखों में आनन्द के आँसू देखकर शान्तला ने कहा था, 
रेविमय्या ने भी ऐसा ही किया था, उसका भी यही हाल था। बड़ी रानी की 
दृष्टि उस रेविमय्या पर लगी देखकर एरेयंग प्रभु ने कहा, “यह रेविमय्या अत्यन्त 
विश्वसनीय है।” . “ 

/ “मुझे सब मालूम है, चलो रेविमय्या ।” चन्दलदेवी ने ऐसे कहा मानो वे चिर- 
"परिचित हों | रैविमय्या ने झुककर प्रणाम किया और आगे बढ़ा, उसके पीछे बड़ी 
'रानी चन्दलंदेवी, शान्तला और विद्विदेव । “प्रधानजी और महादण्डनायकजी, अब 
ओप लोग अपने काम पर ध्यान दे सकते है। चिण्णम दण्डनायक हमारे साथ 





पट्ठमहादेवी शान्तला तला / 237 


'रहेंगे। ये कौन हैं, इनका हमसे यह नया परिचय है।” कहते हुए प्रभु ने कवि 
नागचन्द्र की ओर निर्देश दिया । 

“में कवि नागचन्द्र हैं, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मैंते महाराज पे विवे- 
दन किया था, अब ये आस्थान-कवि हैं और राजकुमारों के अध्यापक भी । प्रभु के 
दर्शन की प्रतीक्षा में हैं ।" 

कवि नागचन्द्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु एरेयंग ने प्रति तमस्कार 
किया । और कहा, “बहुत खुशी की बात है। अभी कुछ दिन यही राजशती में 
रहेंगे । फिर यथासमय मिलेंगे।"” 

“जो आज्ञा !” कहा कवि नागचन्द्र ने । एरेयंग प्रभु और विण्णम दण्डनायक 
आगे बढ़े । हेग्गड़े मारप्तिगय्या वहीं खड़े रहे। 

मरियाने ने पूछा--हेग्गड़ेजी, आपका डेरा कहाँ है। यह सुनकर प्रभु ऐरेयंग 
में मुड़कर कहा, “क्यों हेग्गड़ेजी, वहीं खड़े रह गये ? आइए ।” मारपिगय्पा 
दुविधा से मुक्त होकर युवराज के साथ चला। प्रधानजी, मरियाने और नागबद्ध 
अपने-अपने घर चले गये । 


चामव्वे की स्थिति ऐसी हुई थी जैसी परिपक्व गर्भ का पात होने पर किसी स्त्री 
-की होती है। अपनी वदकिस्मती और नि:सहायता को याद कर अपने ही ऊपर उस्ते , 
गुस्सा आ रहा था। अपनी चुद्धिमत्ता और फुर्तीलिपन से चालुक्य बड़ी यती को 
सल्तुष्ट कर मैं उनकी समधिन बन ही जाऊँगी, उसकी कल्पना का यह महल मोम , 
की तरह गल गया ! ६ 
इस सारी निराशा का कारण उसने हेग्गड़ती और उत्तकी बेटी को ठहराया 
और उनको जी भरकर शाप दिया । यह हेग्गड़ती दोरसमुद्र पर हमला करते चली 
है। बेचारे युवराज के औदार्य का फायदा उठा रही है। अपनी लड़की को बे 
करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखने को बड़ी बिनीत 
लगती है, पर है घूते। अबको बार इसकी ठोक से दवा न कहूँ तो मैं चामत्वा 
नहीं | चामब्वे ने यही पूर्वग्रह रात में दण्डनायक के दिमाग में भर दिया । 
दण्डनामक का मन पहले ही दुखी था, क्योंकि आज महाराज ने,ऊपरी स्वर 
वालों के मनोवैशाल्य के कारण जो ऊपर उठे थे वे अपने आधीन हतेदालों की 
गोण मानते हैं, यह बात उसी को दृष्टि में रखकर कही थी। चामब्वा की ,बातों 
ने उन्हें और भी चिन्तित कर दिया । बोले, “हाँ, यह निश्चित बात है, उस हेगई 


-238 / पट्टमहादेवी शान्तला 


के परिवार ने युवराज के मन पर काफी प्रभाव डाला है । युवराज की सम्मति के 
बिना हमाय काम नहीं बनता । इसलिए हमें ऐसा कोई काम अब नहीं करना 
चांहिए जो युवरानो ओर युवराज को अप्रिय लगे | हमें उन्हें खुश रखकर ही 
अपना काम साधना चाहिए । पहले शादी हो जाय, बाद में हम अपने हाथ जमा 
सकेंगे। उस हेगड़े के परिवार को हमें आत्मीयों को तरह वरतना चाहिए। इतना 
ही नहीं, ऐसा लगता है कि चालुक्य बड़ी रानीजी का भी इस परिवार पर विशेष 
आदर है। इसलिए इस वक्‍त हमें मक्खन में से वाल निकालना है, समझी । इसके 
अलावा, मुझे मालूम हुआ है कि कोई हमारे बारे में चुयली कर रहा है महाराज 
से। आजकल महाराज पहले जैसे खुले दिल से बात नहीं करते, इन चुगलखोरों 
"का पता लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को पास नहीं फटकने देना चाहिए । चाहे 
हमारे मन्र में कितना ही दर्द रहे, उसे अपने ही मन में रखकर हमें सबके सामने 
ऋुंसते नजर आना होगा, समझी ।” 


आल्याण से कोई खबर नहीं मिली, इससे बड़ी रानी कुछ चिन्तित हुईं । उन्होंने 
एरेयंग प्रभु से इस सम्बन्ध में पूछा तो वे बोले, “मुझे भी कुछ पता नहीं लग रहा 
है, बड़ी रानीजी । अब त्तक जो निश्चित रूप से खबर मिलनी चाहिए थी, मुझ 
इस बात की सूचना मिली थी कि वे ज़रूर जल्दी ही आएँगे इसीलिए आपको यहाँ 
ले आया । परन्तु साथ ले आने के लिए मैंने चलिकेनायक को भेज दिया है, इससे 
कुछ धीरज है।'' 

हिरियचलिकेतायक को नाम सुनकर बड़ी रानी को भी कुछ सान्त्वना 
मिली । फिर भी “बहुत समय तक प्रतीक्षा करते बैठ रहने से वेहतर यह होगा 
'कि किसी और को भी कल्याण भेज दिया जाए ।” चऋऋदलदेवी ने धीरे से सूचित 
“किया | हे 
“हमने भी यही सोचा है। हेग्गड़े मार्रसगस्याजी भी वलिपुर लौटने के लिए 
'जतावले हो रहे हैं। चक्रवर्तीजी के आने तक ठहरने के लिए उन्हें रोक रखा हैं। 
आज थुरुवार है, आगामी गुरुवार तक उधर से कोई खबर न मिली तो हम कल्याण 
के लिए दूत भेजेंगे। ठोक है न?” 

“बही कीजिए । हमेशा काम पर लगे रहने के कारण आपको मेरे मानसिक 
आतंक की जानकारी शायद न हो पाती, इसलिए यह कहना पड़ा | वैसे भी युद्ध 
भूमि से निकलकर आये मुझे करीब-करीब एक साल हो गया है ।” 


पट्रमहादेवी शान्तला / 239 


“कोई भी बात मेरे मन से ओझल नही हुई है; बड़ी रानीजी। सलिप्ात वा 
सान्निष्य जितना हो सके उतना शीघ्र आपको मिलना चाहिए, यह स्वानुमव वी 
सीख है। हमारी युवरानीजी भी इस बात से चिन्तित है। आपके मन में जो परे- 
शानी सहज ही उत्पन्न हुई है वह और अधिक दित न रहे, इसकी व्यवस्था पर 
ध्यान दे रहा हूँ 7 ह 

“मुझे किसी भी बात की परेशानी नहो, इसकी चिन्ता यहाँ का प्रदेश 
व्यक्ति करता है । फिर भी, मन में ऐसी परेशानी ने घर कर लिया है जो बेवन 
वैथक्तिक है, उसमें बाहर का कोई कारण नहीं । आपने मुझे जो आश्वासन दिया 
उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ ।” 2 

“बहुत अच्छा ।” कहकर एरेयंग प्रभु जाने को उद्यत हुए। .., * 

- बड़ी रानीजो ने घण्टी बजायी । गालब्बे परदा हटाकर अन्दर आयी तो बोली, * 
“युवराज जा रहे है ।/ गालव्वे ने परदा हटाकर रास्ता बताया । एरेयंग प्रभु वर 
गये, फिर कहा, “शान्तला को बुला लाओ।” 

“वे पाठशाला गयी हैं ।” 

“पाठशाला ? यहाँ तो उनके ग्रुरु आये नही ।” ; 

“राजकुमारों के गुरु जब उन्हें पढ़ाते है तब अम्माजी वहीं रहती हैं ।” 

“कुमार विद्विदेव ने कहा था कि उसके गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते है। है 
भी उनका पढ़नाथढ़ाना देखें, तो कैसा रहेगा ?”  .#. 3 

“मुझे यहाँ की रीत नहीं मालूम ।” गालब्चे ने उत्तर दिया । 

“चलो, युवरानीजी से ही पूछ लें ॥” है | 

अन्तःपुर में चामव्वे और हेग्यड़ती माचिकब्वे बड़ी रानी को आया देखकर! 
ग्रुवरनी एचलदेवी उठ खड़ी हुई और बोली, “महारानी सूचना देती तो मैं दर 
हाजिर होती ।" ४3 ह 

“मैं खुद आ गयी तो कया मैं घिस जाऊंगी । गरालब्वे ने बताया कि रा: 
कुमारों की पढ़ाई चल रही है। मैं पाठशाला देखने जा सकती हूँ !” 

“मैं स्वयं तो इस तरह कभी वहाँ नहीं गयी, मैं नहीं जानती कि इसे कविजी 
क्या समझेंगे ।” एचलदेवी अपनी झिझक व्यक्त कर भी नहीं पायी थी कि चामने 
हाकिमाना ढंग से वोल पड़ी, “जाने में क्या होगो, जा सकते हो | कविजी हमारे 
ही बल पर यहाँ आये हैं। इसमें समझने-जैसी क्या वात है ?” 

“एक काम कीजिए, चामव्वाजी, किसी नौकर के हाथ पत्र भेजिये कविजी के 
पास । हमारे वहाँ जाने से उनके काम में कोई बाधा न होने की सूचना मिलते पर 
ही हमारा वहाँ जाना उचित होगा ।” चन्दलदेवी ने सलाह दी। , 

“तो उन्हें यहाँ बुलवा लें ?” चामव्वे ने सलाह का उत्तर सलाह में दिया। 

“न, वे अपना काम बीच में छोड़कर न आएँ। हम आज जाने की बात ह्वः 


“240 /पट्टमहादेवी शांन्तला 


चामब्वे 
रब अच्छा हुआ। झु छोटे अयाजी के जरिये जात लूंगी । अगर कविजी 


मरे दिन 
है, चामब्वे के उतावले मन पर इस परिस्थितिने चोट की पर उसने कोई प्रति- 


घड़ी रानी की संहर्ज ची कि “ की 
आकॉश्ा हैं, लेकिन दोस्समुद्र हूँ आने के बाद धारणा यह बनी कि उम्रमें 
स्वप्नतिप्ठा के की ही नहीं बल्कि एक सवार की , और उस 
स्वार्थ को साधने के लिए वह चाहे जो करने को तैयार हो जाती है। इस वजह 
से उन्होंने उ' ज्यादा मेल-मिलाप ! से दूर 
कोर्शिंश की । उनको यह अच्छी तरह भार्कि कुमार 
नं जकड़ रखा है, परन्तु इस उन्होंने (दिलचस्पी नहीं ली। दूसरी और, 
बकी प्रबल धारणा थी, वह सहज जो भी होः कि शान्तला और 


सकेगा कि नहीं बड़ राजकुमार 
चआामच्चे की वाँ खिल 
आवी दामाद उसे जिराश ने करेंगा। ण्बड़ी रानीजी, वई राजकुमार का मन 
सोना है। इसलिए उस होने इतनी प्रशंसा की है । बास्‍्तव में हमारी पं 
राजभवन में द्टोता 


जानकारी बहुत कम है। कल्याण क्के जो 
आगे इनकी विसात ही है? फिर भी चाहें तो कल ही उसकी व्यवस्था 
करूँगी । 


«कल ही हो, ऐसी कोई जल्दी नहीं । सबकी सहूलियत 


ग जल्दी हो सके उतनी जल्दी 
» यही उनकी इच्छा 
बड़ी रान॑ 


. है। उनके भी दिन युग-जैे 
ध् लिए अभ इतने 
मानसिक शान्ति के लिए अब तक 

कारण 


"ऐसा नही यह कर्तव्य है। धरोहर की | 
यही है।” तभी अन्दर आकर 
आप अन्दर होंगी यह 


४ इतने दिन ढहरे हैं। नहीं तो अपनी 
सोसेऊरु चल्ले गये होते ।” बुवराती मे कह्। 


री है। सबसे पथम कार्य 
गालब्छे ने बताया, « 


» “मुझको वाहर जड़ो देखकर 
समझकर राजकुमार 
प्रतीक्षा में खड़े है |? 


“आने के लिए कहो ।! 


विहिदेव शान्तः 


अन्दर आने के लिए आपकी आजा की 


चन्दलदेवी 


पे ने तुरन्त आज्ञा दी। 
ला के साथ अन्दर आये 
समाप्त हुई 7” 


+बढ़ाई 
“समाप्त हुईं मां, गुरुजी मिलना चाहते है।” विट्विदेव मे कहा। 
थम 7 मुझसे ्ए 
“हा, कब सहलियत रहेगी ?” 
हर रानीजी भी उनसे मिलना चाहती थी। उन्हें चुविधा हो तो अभी आ 
सकते है।” 
“अच्छा, मां ।” कहकर विट्विदेव चला गया। 
बैछा, “मैने कब कहा कि उनसे [हि है।” 
न ' चुनने की अभिलापा नपक्ते की थी ने आपने ? कोई गलती तो 
नही हुई न?” डी गी 


चाहती थी कि विट्विदेव के साथ आये 
ने प्रणाम किया । प्रति 


गे में कहा, “आइए, 


वक़्त यदि आपको कोई 
'हेना चाहती है बड़ी रानी 


“पूछ्ठने की कया बात है? 
है।" 


“फिर भी अनुमति लेकर 
*यह अमुल्य वचन है। जन्म- 


न्मन्‍स्थान से बहुत 
ही उत्तम स्थान पर रहने 


असुविधा न हो तो वहां उपस्थित 
। भततः आपका अग्रिमत*न्‍व० 


अवश्य उपस्थित रहें, 


यद्यपि भेरा ज्ञान वहुत सीमित 
ही आना उचित है।” 

हु हुर तो आना पडा, पर एक बहुत 
मिला। यहां 


की यह चुसंस्कृत रीति हम 


रानीजी का इस तरह आना तो सरस्वती का और 
-ज्ञान का सम्मान करना है । 

मअच्छा, अब कहिंये, आप मिलता वयों चाह रहे ये ?” एचलदेवी ने पूछा, 
जवाब नहीं दिया तो वे फिर बोलीं, “बड़ी रानीजी और 


वेश देखना चाहते हैं। बडी र| 
#ै 


“किन्तु नागचन्द् ने तुर्त जवाः 
हेग्गड़ती के यहाँ होने मे संकोच में न पडिएं। बोलिए [' 
“महू ठोक है, फिए एक बार पुनः दर्शन करूँगा, तब अपनी बात कहूँगा ।! 
कहते हुए वे बिद्विदेव की ओर देखने लगे। 
“वकयों गुरुजी, कया चाहिए ?” विद्विदेव ने पूछा। 
नागचरद्र उठकर चलते-चलते बोले, “मेरे लिए कल 


चुछ नहीं कहकर भी कवि 
.कुछ समय दें तो उपकार होगा, अभी मैं चलता हूँ ।! 


“बैमा ही कीजिए /” एचलदेवी मे कहा । 
नागचन्द्र प्रणाम करने चले गये | उनके पीछे विद्विदेव फाटक तक गया, 


“शान्तला भी साथ गयी । 


बात उन्हें ही शुरू करनी पड़ी, “कल के भेरे व्यवहार से पता नहीं, कौन-कौन 
बुरा मात गये गुवरानीजी | बड़ी रानीजी और हेग्गडतीजी यहाँ है, यह मुझे ज्ञात 
“होता तो मैं कहलाकर ही नहीं भेजता ४ 
“उन लोगों के सामने संकोच टी 
४उस्ते मैं समझ चुका था। 
सामने कहने की मेरी इच्छा 
ज्ेजना उचित मालूम नहीं पड़ा । इसके 
रानोजी और हेग्गइतीजी भरे लिए नयी परिचित 
अनभिन्न हूँ।” 
"अच्छा, अब बताइये, कया बीते है?! 
मैं जो कहूँगा उससे आप, और. सन्तिधान जी, यह ने समझें कि 
मै तो उनके भर्ले के लिए ही कुछ निवेदन करे 


हूँ, में 
विपय से अवगत 


मैं राजन 


कुमारों की जालोचना कर रहा हैं 
हद फ! हे 
“इतनी पूर्व-पीठिका की आवश्यकता नहीं, कविजी । मुर्स 


*करा दें, इंतना पर्याप्त है ।” 
“कर झी'' पा 
बहुमहादेवी शात्तवा । 243 


“मत्तलव पहले किसी ओर से विचार-विनिमय कर चुके हैं, आप क्या व 

“न, न, ऐसा कुछ नही | अपनी ही संकोच-प्रवृत्ति के कारण यह पूर्व-पीटिशा 
आवश्यक समझता हूँ । मुख्य विषय दो है । दोनों थिपयों पर मे दुविधा में पड़ गया 
हूँ। पहला बड़े राजकुमार से सम्बन्धित है। थे पढ़ाई की तरफ जितना ध्यान देना 
चाहिए उतना नही देते | उनकी आयु ही ऐसी है, जब मत चंचल होता है। वे 
अधिक समय दण्डनायकजी के यहाँ व्यतीत करते है। यह बात इसलिए नहीं बह 
रहा हूँ कि राजबुमार अमुक स्थान में रह सकेंगे, अमुक स्थान में नहीं । वास्तव 
में मैं दण्डनायकजी का हतन् हूँ। उन्ही के प्रयत्न से मुझे राजपरामे के साथ समके 
का सौभाग्य मिला । राजकुमार बललाल आवश्यक शक्तियों से सम्पन्त न होकर 
यदि सिंहासन पर बैठेगे तो अनुचित होगा, इसलिए यह निवेदन कर रहा हूँ, वह 
भी एक गुरु की हैसियत से | वास्तव में बड़े राजकुमार बहुत उदार हैं। उनकी 
ग्रहण-शक्ति भी अच्छी है, परन्तु उनमें श्रद्ा की कमी है। मुझे लगता है, वे कसी 
अन्य आकर्षण से जबड़े हुए है जो अच्छी वात नही। शारीरिक शक्ति की दुर्बलता 
के कारण वे युद्ध-विद्या सीखे में दत्तचित्त नही है। परन्तु ज्ञानाजन की ओर 
ध्यान न दें यह चिन्ता का विषय है।” 

“आपने जो कुछ कहा वह मुझे पहले से शात है। अब प्रभुजी से भी इस विषय 
पर विचार-विनिमय कहूँगी। राजकुमार वास्तव में माग्यवान्‌ है. जिरहोंने आप 
जैसा गुरु पाया ।” 

“पन्निधान भी इस विषय से परिचित हैं, यहू जानकर मेरे मन का भार $5 
कम हुआ । दण्डनायक ने भी जोर देकर कहा है कि मैं बड़े राजकुमार की ओर 
विशेष ध्यान दूँ. और उन्हें योग्य और प्राज्ञ बनाऊँ। उन्हें इस बात की भी बड़ी 
जिन्ता है कि राजकुमार युद्ध-वद्या सीखने में शारीरिक दृष्टि से दुरबल हैं क्योकि 
इस विद्या के शिक्षण में वे स्वयं उनके गुरु बनकर प्रयत्न कर रहें हैं 

“छोटे अप्पाजी कैसे है ?” * 

“ये ही अगर पहले जन्मते तो पोस्सल राजघराने के लिए बहुत ही अच्छा 
होता । मुझे इस वात का पता है कि माँ बच्चों में कोई भेदभाव नही सखती। 
परन्तु एक अच्छे गुर के नाते मैं जोर देकर कहूँगा कि ग्रहण-शक्ति और श्रद्धा 
दृष्टि से छोटे राजकुमार छोटे होने पर भी बड़े से भी बड़े है 7 

माता होकर जब मेरे अपने ही मन में ऐसी भावना उत्ब्ल हो गयी है तो इन 
गुर्वयें के सन में ऐसी भावना के उत्पन्न होने में आश्चर्य ही वया है, यह सोचती 
हुई एचलदेवी ने पूछा, “अच्छा कविजी, और कुछ ?” हु 

#शुक विषय और है और वह तात्कालिक है। इस बात को ओर सस्निधान 

का भी ध्यान आकपित करना मेरा कत्तेव्य है। सम्निधान की आज्ञा से बुमारी 
शान्तला भी कक्षा में उपस्थित रहती है, लेकिन यह बात बड़े राजकुमार जेंची' 





244 । पट्टमहादेवी झान्तला 


नहीं लगती। इस पर मैं क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है! 

#इस विपय में बड़े अप्पाजी ने सीधा कोई जिंक किया आपसे 

"म्ीधा जि तो नहीं (किया । दोन्‍्ती् दिने पहले किसी सन्दर्भ में जब वें 
अकेले ये तव मैंने कहां कि पढ़ाई पर विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए तो उन्होंने कहा 
कि जिस-तिस के साथ वैठकर सीखने में कया कप्ट होता है सो आपको माूस 
नहीं। कल उप लड़की के आने पर थोड़ी ही देर बाद कोई बहाना करके चले 
गये ।" 

यह अच्छा गुण नहीं, कविजी । मै खुद उसके इस बर्ताव के बारे में उससे 
खुलकर बात करेंगी युवरसनी ने कहा। उतके कहते की रीति निश्चित थी और 
उस बहने में वेदना के भाव भी ये । 

“अभिमान या ईपप्यो की दृष्टि से नहीं बल्कि इस दृष्टि से कि वह लड़की थोड़े 
ही दिन रहनेवाली है, इसलिए उसे या तो मना कर दिया जाए या उसके प्रति 
उपेक्षा कर दी जाए ए 

“नहीं, ऐसा नहीं, कविजी । आपने कहा कि पढ़ाई पर अप्पाजी की श्रद्धा कम 
है, बह उत्तकी भाग्य-नेखा है, फिर ज्ञी आप उसके सुधार की सलाह दे सकते हैं । 

आपके मन में हो कि बेतन 


कदापि नहीं हो सकती जैसी आपने समझ ली। बल्कि हू हैं कि 
यह एक ऐसी सूक्ष्मग्राही छप्पा है जिसे पाकर कोई भी अपना सौभाग्य समझेगा। 
“तो तात्पर्य यह हैं कि आप भी उसके ह् 


प्रशंसक हैं. ! 

०उमके गुण, शील, स्वभाव, व्यवहार: ऐसे निखरे हूँ कि वह किसी को भी 
अभावित कर लेगी 7 

“क्षगर वह आपकी कली में रहे तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी रा 

“अगर परेशानी हो तो बही उसे दूर की कर सकती है ए 

“ऐसी हालत में अप्पाजी के इस तरह के व्यवहार की कारण क्या है. शा 

“यह बताने में मैं असमय्थ हूँ ।" 

“अच्छा, मैं देख लूँगी ए! 

कर भी मेरी सलाह मान्य होगी 

3'यह मुझपर छोड़ दीजिए । फं 

+पहीक | 

"आज बड़ी रानीजी पाठशाला में आ रही हैं; ये बात मालूम है ने ष्ा 

“जी हाँ, मालूम हैं ("कहकर कवि जागचन्द्र चला गया और एचलदेवी सोचने 
जगी, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि चामब्वा ने विदेप को द्वीज बोया है। ड्से 


पट्टमहादेवी जञान्तला | 245 


जड़ से उयाड़ फेकमा ही चाहिए, मेरे बेटे के दिल, में यह बीज अंकुरित हो पेड़ वत' 
जाए, मैं ऐसा कभी न होने दूंगी। 


कवि नागचन्द्र को लगा कि उसने दूसरे विषय का जिक्र नही किया होता तो अच्छा 
होता | ग्ुवरानीजी मे जो निश्चय प्रकट किया उससे वह दंग रह गया था। उसने 
युवरानीजी को कड़ा निर्णय करते हुए स्वयं देखा था। इस निर्णय का पर्येवसात 
क्या होगा, इसी ऊहापोह में उसमे पाठशाला में प्रदेश किया। बललाल और 
बिट्टिंदेव पहले ही उपस्थित हो गये थे। चालुक्य बड़ी रानी चन्दलदेवी ओर 
शान्तला अन्दर आयी तो सबने उठकर प्रणाम किया। 

“बैठिये, बैंठिये, हमारे आने से आपके काम में बाघा नहीं होती चाहिए। हम 
केवल थोता हैं।” कहती हुई बड़ी रानीजी एक दृरस्थ आसन पर बैठ गयी । 
शास्तला विट्टिदेव से थोड़ी दूर पर बैठी । बल्‍लाल ने नाक-भौंह सिकोडुकर उसकी 
ओर एक टेड़ी नज़र से देखा। बड़ी रानीणी पीछे बैठी थी, इसलिए वह उसका 
चेहरा नही देख सकी । नागचन्द्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, पढ़ावा शुर 
किया, “कल हम किस प्रसंग तक पहुंचे थे ?” 

“आदि पुराण के अप्टम आश्वास में उस प्रसंग तक जहाँ यह चिन्ता की गयी 
है कि पुरुदेव अर्थात्‌ प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की दोनों पुत्रियाँ भरत की बहिन 
श्राह्मी और बाहुबली की वहिन सौन्दरी विद्याभ्यास के योग्य आयु में प्रवेश कर 
चुकी है ।” विट्टविदेव ने उत्तर दिया । 

* वहाँ तक कहाँ पहुंचे थे ? यही तो था कि बाहुबली को माँ सुनन्‍्दा ते सौन्दरी 
नामक पुत्री को जन्म दिया ।” कुमार बल्‍लाल ने आक्षेप किया । 

“तुम बीच में ही चले गये थे ।” विद्विदेव ने उसका समाधान किया । 

“तो मेरे जाने के बाद भी पढ़ाई हुई थी क्या ?” मे 

बिट्टिदेव ने कहा, “हाँ ॥” और नागचदद् ने स्पप्ट किया, “वहाँ से आगे का 
विपय केवल वर्णनात्मक है। उसका सारांश यह है कि पुरुदेव ने अपने सब बच्चा 
को उनके योग्य सुख-सुविधाओं में पाल-पोसकर इस मोग्य बना दिया कि वे यथा 
समय विद्याभ्यास के लिए भेजे जा सकें। चाहें तो उस अंश को में फिर से पढ़ी 
दूंगा।। | 
“इतना ही विषय हो तो आगे का पाठ शुरू कर दिया जाये ।” वल्लाल नै 
कहा। है 


246 / पट्टमहादेवी झ्ञान्तला 


“बहुत ठीक ।” कहकर कवि नागचन्द्र ने उस पुराण का कुछ अंश, “ब्रह्ियुं 
सौन्दारियुं मैयिविक दूरान्तरदोले पोडेवट्, मधुर स्वर में पढ़कर उसका अर्य सम- 
झाया, यशस्वती देवी की पुत्री ब्राह्मी और सुनन्‍्दा की पुत्री सौन्दरी ने पिता पुरुदेव 
को प्रणाप्र किया । कवि ने उनके प्रणाम की विशेषता बताते हुए कहा है कि उसमें 
सन्तान की अपने पिता के प्रति वात्सल्य को अभिव्यक्ति तो स्वभावतत: थी ही, एक 
गुर के प्रति उसकी शिप्याओं के सम्मान की आदर्श भावना भी निहित थी, क्योंकि 
पुरुदेव पितृत्व के साथ ग्रुरुत्व का दायित्व भी निभा रहे थे। 

रानी चन्दलदेवी वहां एक श्रोता के रूप में बैठी थीं, किन्तु कन्याओं की शिक्षा 
के प्रसंग ने उनकी जिज्ञासा जगा दी और वे वीच में ही पूछ बैठों, “तो क्या हम 
मान सकते हैं कि पुरुदेव के समय स्त्रियों में भी विद्याभ्यास का प्रचलन पर्याप्त 
था?” 

“हाँ, महारानीजी, किस्तु स्त्रियों के लिए विद्याभ्यास की आवश्यकता पर इससे' 
भी अधिक वल महाकवि मे अपने महाकाव्य पम्प-भारतम्‌ में आज से एक सौ पचास 
वर्ष पूर्व (94] ईस्वी) दिया था, यद्यपि यह दुख का विपय है कि हमने उस महा- 
कवि के हित-वचन पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नही दिया। पुरुष भी 
मानव है, स्त्री भी मानव है| ज्ञान प्राप्त कर मानव को देवता अर्थात्‌ देव-मानव' 
बनना चाहिए। पुरुष और स्त्री मानव के भिन्‍न-भिन्‍न रूप है तो भी उतका लक्ष्य 
देवमानवता है जो अभिन्न है।” 

चन्दलदेवी ने प्रश्त किया, “बुजुर्गों को मैंने यह कहते सुना है कि स्त्री को 
विद्याभ्यास की शायद आवश्यकता नहीं । बह सदा अनुगामिनी, और रक्षणीय है। 
आप इस सम्बन्ध में क्या कहेंगे ?” 

“स्त्री पुरुष की अनुगामिनी है, तो पुरुष भी स्त्री का अनुगामी है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि विद्या पुरुष का ही स्वत्व नहीं है । वह मानवमात्र का स्वत्व है। 
स्त्री भी मानव है। जब तक वह भी पुरुष के वराबर विद्यार्जन-ज्ञानाजन तहीं करेगी 
तव तक मानवता अपरिपूर्ण ही रहेगी । वास्तव में हमारे आज के समाज के लिए 
हमारी उस अम्माजी-जैसी स्त्री की आवश्यकता है जो अभीक्षण-ज्ञानोपयोग की 
जीती-जागती मूर्ति है। यह मुख-स्तुति नही। कन्याओं को विद्याभ्यास कराते में 
सभी माता-पिता वलिपुर के हेग्यड़े दम्पती की तरह बनें तभी राष्ट्र का कल्याण 
होगा। पोय्सल साम्राज्य की प्रगति का रहस्य वहाँ की रानी की ज्ञान-सम्पन्नता 
ओर विवेचनशक्ति में निहित है। महाकवि पम्प ने यही कहा है कि प्ुरुदेव ने 
अपनी दोनों कम्याओं को स्वयं भाषा, गणित, साहित्य, छन्दग्ास्त्र, अलंकार आदि 
समस्त शास्त्रों एवं सारी कलाओं में पारंगत बनाया। वास्तव में मैं प्रभु से इस 
सम्बन्ध में निविदत करना चाहता हूँ कि पोय्सल राज्य में विद्यादान की लिगभेद 
रहित व्यवस्था की जाये ! हमारे भावी प्रभु भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मैं यह 


पट्टमहादेवी शान्तला / 247 


निवेदन कर रहा हूँ कि पट्टाभिषिक्त होने के पश्चात्‌ वे भी मेरी इस विनतीकों 
पूर्ण करके महाकबि पम्प के सदाशय को कार्यान्वित करें ! मुझसे विद्यादान पानेदाते 
भावी महाराज के मन में यह सद्भाव यदि मैं उत्पन्त न करूं तो मेरे ग्रुरु बनने का 
क्या प्रयोजन ?” ज्ञानी में, विद्यन में किस तरह की भावना होनी चाहिए, धवकान्‌ 
का कैसा स्वभाव होना चाहिए, ये बातें महाकवि रन्‍न ने बहुत ही सुन्दर ढंग से 
अभिव्यकत की हैं । जो श्रीयुत होता है, उसमें अनुदारता होती है। जो वाक्थी-युत 
होता है, उसमे [असूया रहती है। ये दोनों अच्छे नहीं। वाक्‌श्री-युत ज्ञानी को 
असूया-रहित होना चाहिए । श्री-युत जो होता है उसे उदार होना चाहिए जैसा 
कि उपनिपदों में कहा गया है, हमें हाथ भर देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए, 
दयापूर्ण होकर देना चाहिए । यह मेरा पुराक्ृत पुष्य का फल है कि मुझे इन जैसे 
राजकुमारों का गुरु बनने का अवसर प्राप्त हुआ । यहाँ श्री और वाकुशी दोनों की 
संगति है । उदारता और द्वेष-हीनवा की साधना में ये राजकुमार सहायक बर्गेंगे। 
इसी विश्वास और आशा को लेकर मैं अध्यापन रहा हूँ । ये राजकुमार अबूया की 
भावना से परे है। इसलिए उन्होंने सामान्य हेग्गड़े की पुत्री को भी सहाध्यायिनी' 
के रूप में स्वीकार किया। उनकी यही निर्मत्सरता स्थायी होकर भविष्य में उनके 
सुखी जीवन का सम्वल बने, यह मेरी हादिक अभिलापा है! इससे अधिक मैं बया 
कह सकता हूँ । महाकवि पम्प एक सत्कवि हैं, इसलिए उन्होंने त्याग और ज्ञान 
के उत्तमोत्तम चित्र अपने काव्य के द्वारा प्रस्तुत किये हैं। उस महाकाव्य का साई 
ग्रहण करने वाले स्त्री-विद्याम्यास के हिमायती होंगे! सम्निधान को भी चाहिए 
कि चालुक्य साम्राज्य में स्त्री-विद्याभ्यास की व्यवस्था की , चालुक्य चम्रवर्ती को 
उसकी आवश्यकता समझाकर इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मार्ग 
प्रशस्व॒ करें ।” 

कवि मागचन्द्र ने एक विचार से दूसरे विचार की कड़ी मिलाकर वे रोकटोक 
क्या-क्या कह दिया, बात कहाँ से आरम्भ हुई और कहाँ पहुँच गयी । महा रादी जी 
अभी कुछ और भी सुनना चाहती थों जो उन्होंने स्वयं एक प्रस्ताव के हुप में 
सुनाया, “जब चत्रवर्ती यहाँ आएँगे तब अपने इन विचारों को उनसे सीधा निवेदन 
करने का आपकी अवसर जुटा दूँगी । यदि वे आपके विचारों को स्वीकार कर इसे 
कार्य का उत्त रदायित्व लेने को आपसे कहें तो आप स्वीकार कर लैंगे न 7” 

“महारानीजी, इससे,मैं वचन-प्रप्ट हो जाऊंगा ।” 

“आपने किसे क्‍या वचन दिया है ?” 

“'द्रोण ने भीष्म को जैसा बचन दिया था बैसा ही वचन मैंने महाराज को 
दिया है, जब तक इन राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण न होगी तब तक मैं अन्यतर नहीं 
जाऊंगा ।/ 

“अपने वचन की पूछति करके शी धातिशी प्र मुवत होना भी तो आप ही के हाथ 


248 / पट्टमहादेवी शान्तला 


चाहिए कि 
बिल वहीं में जाती मछु। गीत की 
अन्तरंग ब्रय्लणीलता की कमी मानी जायेगी । 
“संगीत का आकर्षण अध्ययन से अधिक लगे तय क्या किया जाये ?ैं” शास्तला 
के उस जिज्ञासा को आगे बढ़ाया) 
“अम्माजी यह तुलनी का विपय नहीं है। जिस समय ल्लस विंपय की अध्ययन 
अल रहा हो उस समय उद्ती विपय में एकाग्रता और तादाद ह्ोतो दूसरी कोई 
उसके के टिक नहीं सकती । परूठे, पहले से 
बी भावना उ्लन्‍न बन से संगीत उयादों ऋतिकर है ते छुमते 
जो प्रश्न उठाया वहें उठ खड़ा होता है 
अमतलब यह है कि अन्य आजशा-आवर्गक्षाओं को ताक पर रुख देना 
और केवल अध्ययन की और ध्योर्त देता चाहिए । यही ते 2 
गुर्देव से कुठ और ही कहलाती चाह रही थी । 
“हाँ, उम समय द्रेमियों को भी मे से दूर भगा रखना दाहिए // शास्वला 
देते समय कर्वि नागचरद् की लव चह्लाल 
जायेगा ।। शास्वत्षा ने कही । 
नि ॥ बह गलतें नहीं । 
प्री भी 


होनी चाहिए, । वर 
। ब्कूत विवाह निश्चित हो गया. इसी कारण 
रे आागचन्द्र ने कही ) 
सनी आपके उर्स सहपाठी जैंसें होंगे कया » बल्लाल ने शंका की 
पटूमहादेवी झ्ान्तला 249 


“हों या न हों, पर ऐसा होना अच्छा नहीं, मैं यही कह सहा हूं।” गागइद दे 
समाधान किया । 

"कृविजी, आपकी गोजना के अनुमार पति और पतली एक साथ बैश्ञर 
अध्ययन जारी रख सकते हैं १” घन्दलदेवी ने कुछ आये की बात मामने ण्वी। 

गहाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, इतना अवश्य है कि विद्याध्यास करते समर 
पुद्प और स्त्री का बैयक्तिक प्रेम आड़े न आने पाये । 

“आपने जो युछ यहा यह सब महाकवि पम्प ने कहा है कया 227 

“हाँ, बल्कि उन्होंने मं 





होने स्त्री वे: विद्याम्याम पर सास जोर दिया है।। 

«अच्छा, कविजी, बीच में बोतकर वागव्य-याद में बाधक बनी, इसके लिए 
क्षमाप्रार्थी हैं ।” चन्‍्दलदेवी ने कहा । 

#क्लाब्य या उसकी कंथावस्तु गौण है उसके अन्तर्गत तत्व की जिशीगा हद 
प्रधान बन्तु है। इसलिए आपने बीच में बोलकर जो वियवास्मत्यन की प्रक्रिया 
चलायी यह अच्छा ही हुआ। अब फिर प्रस्तुत काव्य की ओर देखें,” तागचर्ट ते 
कहा, “अब तक यह कहा गया कि पुरुदेव मे द्राह्मी और सौन्दरी को कया और 
कसे सिखाया, सो कवि पम्प के शब्दों में पढ़िए, स्वर-ब्यंजन-भेद-मिल- खुदा 

अयोगवाह चतुप्कमुमं, संयोगाक्षारंगलुमं, अरक्षिगें दक्षिण दश्तदोल्‌ उादग 
गदु, सौन्दरिंग गणितम॑ एडद कैयोलू स्थान क्रमादिद तोरिदतागल्‌ । अर्थात्‌ संयुराकर तुसः 
और व्यंजनों का भेद और भिन्‍्त-शुद्धाक्षर तवा चारों अयोगवाह एवं गई 
दायें हाथ से ब्राह्मी को और गणित बर्य स्थान-भेद वार्यें होंगे से सोरदरी 
स्िपाया ।” 

“दे दोनों हाथों से लिखते-लिपाते थे ।” विश्विदेव ने आश्वये प्रकट किया हट 

“हाँ, दोनों हाथों से लिखने का सामय्यें और दोनों हाथों से समा* भावसे वी 


थे ज्यों सेल ये नो ह्ाप 
देना, एक श्रेष्ठ गुण है। महाकवि पम्प की दोनों हाथों से लिख सकते # दोनों है 


में हथियार लेकर युद्ध करने का सामय्ये भी उनमें रहा होगा । बायाँ हाथ 

पर गौण माना जाता है जैसे एक मानव की अपेक्षा दूसरा मातव। इसलिए 
बाएँ हाथ का उपयोग गणित-जैसा ब्लिप्ट वियय सिखाने में दिखाकर 07 
गौरव बढ़ाया होगा महाकवि पम्प ने। साम्राज्य की स्थापना के अभिलापी रा 
बंशी यह गौण-मुख्य या ऊँच-नीच का ज्लेद सबसे पहले त्यागते हैं, और इसके अत 
उदाहरण है ये राजकुमार जो हेग्गड़ेजी की पुत्री के साथ बैठकर अध्ययन? 
हैं। वाल्यकाल से सामान्य जनता से मिलजुलकर रहने की आदत 


उसके लिए मौक़ा पैदा किया जाये तो मन में विशालता बढ़ती जाती है। मा 
वंशियों में यह कार्मेहुप में परिणव हुई है यह शुभसूचक है।” आज ते 2] 
“क्विजी का कथन अक्षरशः सत्य है। मैने भी आम जनता से 


ज्ज्वा प्र 
से बहुत कुछ सीखा है, वलिपुर के अज्ञातवास की अवधि में । अल्दलदेंदी में की 





250 । पट्टमहादेवी शान्तला 


मेपूछा। 
हाँ, छोटे अप्पाजी, समय * [कस ढंग से कहाँ रहना पे जाये किसे 
ः १ दत्तास्त सुनना 'बाहो तो शान्तला से सुने बता सकेगी 
“कविजी आपकी वातों लगता हैं; महाकंविं के काव्य का प्रभाव आप 
के मन पर बहुत गहरा पड़ी है। शायद झनन्‍जैसा वर्नेनों चाहते हैं.।" 
“इच्छा तो हैं पर* वै आसान नहीं ।” 
आप काव्य-स्वनी है!!! 
"हाँ महादेवीजी, पम्प, रण्ण आदि के स्तर परी पहुँचने 
समयलगेगा। महाकविं पम्प मे यह कुतिरतरत पूर्ण किया तय कग्ोीइतना ले 
प्राप्त था कि वे जनता को अपनी दे सकें ज्ञानवात्‌ बनने 
का मांगे दरशा सकें, उनकी उम्र भी थी। मुझे क्षी तो ऐसा लोकालनुर्भर्व 
प्राप्त करना होगा । इसके लिए, अभी है। इस काये के लिए उपयुक्त चित्त 
जी चाहिए 


“आगे चलकर पुरुदेव बाहुबली बूपभसेत दि के भी 
दिद्यागु् बने ! उन्हें. जादयशास्त्र, अर्वशास्त, " इवैशास्त, चितेकली, “विद्या, 
कामशास्त्र, सामुद्रिकशासत, बंद, हस्तितत्त, अश्वतस्त, 'रल-परीक्षा आर्दि 


उन्होंने स्वयं पढ़ाये । महाकवि पम्प विस्ता से बताते दैं.कि पिता दुस्देव से इर्स 
स्तर की विद्या सीखने ही के कारण भरवे और बाहुबली अतिमानिव आदशे-जीवी 
होकर सिद्क्षेत्र मे विराजमान है! महाभारत के के पश्चात्‌, पर ते, अर्युत 
को पद्मामिपिक्त करायी है, धर्मंराज को नहीं। यह बड़ेग्छोंटे की मं नह्दी । 
प्रेप्यका और औदाये की संगम है। कही ऋड़ ,आपन नहीं, कोई वरेशानी नहीं 
छिपी तरह के गवे-अहैका की भावना नहीं । इस कल लोकोपकीर हैं! इस 
कारण पम्प महाकवि के काब्यों की अध्ययन राजवंशियों को अवश्य करना 
चाहिए ९! इसके वाद कवि नागचरद बोले, 'मेंव छ्दोम्बुधि के एक-दो सूत्रों का 
मनन करेंगे ।/ 
बन्दलदेवी ने कहा। “कह आप जो विधि पढ़ायेंगे उससे है बहुत इ्हें। 
4 जू बिंदा लेती हूँ । बीच में ही उठकर जा रही हैः अन्यथा 
६. 85॥ 
०“महादेवीजी को ऊँसा ठीक लगे+ करें। मुझे इतनी और कहना हैं [के कस्नई 


के कवियों ने जो भी लिया है वह इसढंग से लिया है कि वह स्थ्ियों के लिए भी 
आवश्यक है। छन्दोम्वुधि का कर्ता नागवर्म कवि पम्प महाकवि के थोड़े समय वाई 
का है। यह शास्त्र कुछ विलण्ट है। यह उसने मनोरमा के लिए लिया वा और 
उसकी टीका भी मनोरमा को समझाते हुए ही लिखी लगती है। इसमें उमरी 
रसिकता स्पष्ट होती है। तो भी उसकी इच्छा है कि स्त्रियों को भी इस शा्त में 
पारंगत होना चाहिए ।” नागवन्द्र ने महारानीजी को बंठा रखने का उप 
किया । 

“इतनी सदृभावता कम्नड़ के कवियों में है और इस 'सदुभावता के होते हुए 
भी कोई नाम सेने लायक कबयित्री हुई है ? मेरे सुनने में तो दाम आया नहीं।' 

चन्दलदेयो ने बताया । ही 
पढ़ाई आगे जारी रही । शान्तला में एक नयी स्फू्ति आ गयी थी। बिंहिरे। मे 
श्रद्धाभाव स्पष्ट रूप ५ चमक उठा था। वललाल भी ऐसा लग रहा वा जैमे वह 
चदल गया है । उद्दोगुर्ि 
नागचद्र ने पूछा, “अम्माजी, बताओ तो, तुमने अपने गुर से कमी छस्दास्दृ 
का नाम सुना है ?” के 
शास्तला ने उत्तर दिया, “गुरुजी मे छन्दोम्बुधि वे चार अधिकार पढ़ा दिये 
हैं, दो अधिकार शेप है ।” 

“ऐसा है ? इस छोटी उम्र में इतना समझना आसान हुआ ?” 

“मेरे गुरुजी भी जब तक पूर्ण रूप से समझ न सूँ. तब तक बड़ी सावधानी हैं 
समझाकर वार-वार व्याय्या करते हैं।” 

“प्रासों के बारे में तुमने बया समझा है २! 

“हूर एक चरण का दूसरा अक्षर एक ही होना चाहिए। भ्रासों के ४ह 
हैँ। नागवर्म का सूत्र है, 'हरि-करि-्वृपभ-तुरंग शरभ अजुगलु मेनिष्प यदुप्रातवर्क 
तरुणि। निजदोप॑ विन्दुगप्ठिरदोतुं व्यंजन विसर्ग वर्कु ।' अर्थात छह कार 
प्रास है कल्लड़ में, सिह प्रास, गज प्रास, बृषभ प्रास, अज प्रास, शण् प्रा, हा 
प्रास) ये काव्य के लिए अलंकार-प्राय है। इस सुत्त के प्रथमार्ध में इन ग्राप्नो 
माम और उत्तरदे में उनके लक्षण बताये गये हैं। हर चरण का दूसरा अक्षर एक 
होना चाहिए जो प्रासाक्षर कहलाता है प्रासाक्षर के पीछे हृस्‍्व स्वर हो वोह 
सिह प्रास है, दीर्घ स्वर हो तो गज प्रास, अनुस्वार हो तो वृषभ प्रा, विश हो 
तो अज प्रास, व्यंजन अर्थात्‌ प्रासाक्षर अन्य अक्षर से संयुक्त हो तो शरम प्रति 
सजातीय अक्षर से संयुक्त हो तो हय प्रास । इन प्रासों के न होने से काव्य शोभाव- 
मान नहीं होता, यह भी कहा है ।” शान्तला ने कहा ) 

#तो क्या अधिकारों को कण्ठस्थ कर लिया है तुमने,” नागचन्द्र ने [छा । 

“नहीं, न । कुछ को तो कण्ठस्य करना ही चाहिए ।” ग्रुरजी ने कहा है ! 


प्रकार 


253 / पट्टमहादेवी शास्तला 


के 


नहीक, अभी जो छुमने सुनाया उठी का भाव मेरे पास के भोजपत्र प्रस्य में 
इस प्रकार लिखा है, सुनो, पढ़ता हूं, निजदि बदोड़े सिंगे। गज दी बिंदु बुषभ- 
देंजन शरभ । अजनु विस हयने बुजमुणि दडदकर रुंगष्ठिवु पट्‌ प्रासं 7 

“एक ही कवि द्वारा वही विषय दो भिस्न-भिन्‍्त रीतियों से बसे लिखा गया, 
पह कैसे सम्भव हुआ ४” बल्लाल ने प्रश्न किया । 

इसमें कोई एक कवि का स्वयं का लिखा है और दूसरा (किसी नकल करने- 
बाले ने उसी को ददलकर लिख दिया है ए ट 

“ऐसा करना गलत है न?” शान्तला नेपूछा। 

“हुँ, अम्माजी, ऐसा करना गलत है। परन्तु यह सब वैयक्तिक वक्ता है, 
क्षम्य है। इस वक्ता से अर्थ बदला नहीं है, न) परन्तु कुछ जगह कविता में इसकी 
बता के कारण मूल के बदल जाने का प्रसग भी आ जाता है, वह काब्यद्रोह है।' 

“ऐसा भी हुआ है?! बिट्टिंदेव ने पूछा । 

“ऐसा भी हुआ है; राजकुमार, इन्‍त कवि के साहस-भीम-विजय काव्य में एक 
पद्म है जिसमें मुद्धपूमि में अपने माता-पिता से दुर्घोधन कहता है, फल्युन 
और पवतसुत को समाप्त कर कर्ण और दुःशासन की मृत्यु का प्रतिकार करके 
लिर्दोपी धर्म के साथ मिलकर चाहे तो राज्य कहूँगा। इस पद्म की अच्तिम चरण 
कवियों के हाथ में पड़कर, धनिर्दोषिगलिक्के ममजनोलपुदुवाल हो 
उसका अर्य हो बदल गया, सर्जन यानी धर्मे-निर्दोपी होने पर भी उससे मिलकर 
राज्य नहीं करूंगा । वास्तव में यह पंक्ति एण्ण ने मूल में यों लिखी होगी, “निर्दोषि 
बलिबंके यमजनोल्‌ पुदुवालवें / इसका अर्थ है, फल्युन और पवनसुत को समाप्त 
करने के बाद धर्म के साथ मिलकर दाज्य कहूँगा । यह ते क॒वि से दुर्योधन की 
रीति है। इसलिए अन्य कवियों के हाथ में पड़कर बदले हुए रूप का परिशोधन 
करके ही काव्य का मूल रूप ग्रहण करना चाहिए।” 

*जूब यह मालूम पड़े कि यह पाठान्तर है तभी परिशोधत साध्य है। नहीं तो 
कल्पना ग़लत होगी न ?” वि्विंदेव ने कहा ! 

“सच है; क्या करें? कवि के द्वारा समपित कृति की राजा के आस्थान में जो 
नकल की जाती हैं उस नकल को मूल से मिलाकर ही सार्वेजनिकों के हाथ में 

पहुँचाने का नियम हो तो इस तरह के दोपों का निवाएग (कया जा सकेगा। ऐसी 
व्यवस्था के अभाव में ये झलतियाँ काटे में बनी रह जाती हैं। अच्छा, इन प्रासों 
के उदाहरण दे सकते हो तुम लोग १९ बल्लाल ने कही। 

“आज जो पद्य पढ़ाया, 'सौन्दरिं मसणितमुं उसमें वृषभ भ्रास है ।” बललाल' 
नेकहा। ., 

#इसे ही 'ईवयसमन्‌' में गज भार्स और “म्रुतंतिलोकगुए में हय प्रास है।” 
बिद्विदेद ने कहा । 


पहुपहादेवी शान्तला 53: 


“तेगेदुत्संगदोल' में सिह प्रास है।” शान्तला ने कहा। * 

“तो मतलब यह कि तुम लोगों को प्रास के लक्षण और उदाहरणों ही बची 
जानकारी हो गयी है। शेष दो प्रासों के लिए उदाहरण पढित भाग से स्मरण रर 

“बताओगे, क्यों बड़े राजकुसारजी ?” कवि नायचन्द्र ने वल्लाल से ही सवात डिण। 
वल्लाल ने कुछ सोचने का-सा प्रयल्त करके कहा, “कोई स्मृति में वही 
आता ।” विट्विदेव की ओर देखकर पूछा, “आपको ?" 

“ग्रन्थारम्भ में एक पद्म है, 'वत्सकुल तिलक आदि) इसमें शरभ श्रम 
लगता है।” विट्विदेव ने कहा । 

“लगता क्‍यों, निश्चित रूप से कहिए कि यह शरभ प्रास है! अव शेष छू 
गया “अज प्रास' | उसका लक्षण मालूम है न १” 

"प्रसाक्षर के पीछे विसर्ग होता चाहिए ।” बल्‍लाल ने कहा । 

“उदाहरण बताइये ।” 

थोडी देर मौन रहा । किसी ने कुछ कहा नही । 

“अम्माजी, तुम्हें कुछ याद है ?” नाग्रचन्द्र ने पूछा । 

“नहीं गुरुजी, जब मुझे पढ़ाया गया तब किसी पुर्व-रवित पथ का उशहएण 
न देकर मेरे गुरुजी ने स्वयं पद्य रचकर उप्तके स्वरूप का परिचय दिया था। १ 
बह मुझे याद नहीं ।” शान्तला ने कहा । 

“सच है। अज प्रासवाले पद्य बहुत विरले ही मिलते हैं। मुझे भी तुएत स्मृति 
में नहीं आ रहा है। याद करके कल बताऊँगा। नहीं तो तुम्हारे गुर की तरहे मै 
भी स्वयं एक पद्म की रचना करके सुनाऊंगा ) परन्तु काव्य-रचना में इस मात वां 
प्रयोग बहुत ही बिरला होता है, नहीं के बराबर,” नागचन्द् ने कद्दा 

“ऐसा क्यों ?” चल्लाल ने पूछा । हि 

“विसर्य-युक्त शब्द व्यवहार में बहुत कम हैं, इसलिए ऐसा है। अष्षा, राज 
का पाठ पर्याप्त प्रमाण में हुआ । अनेक उदात्त विचारों पर चर्चा भी हुई। पल ते 
तीन दिन अनध्ययन है, इसलिए में नहीं भाऊँगा !/ 

“तो हमें भी अध्ययन से छुट्टी मिली ।” बल्लाल ने कुछ उत्साह से कहां 

“बैग नहीं ) अवध्ययन का अरे है गे पाठ सहीं पढ़ाना, तब भी पक्ति ए5 
का अध्ययन और सनन तो चलता हो रहता चाहिए। इसलिए अब तक पद 
विषयों का श्रद्धा से अध्ययन करते रहें।” हर 

शिष्यों ने साप्टांग प्रणाम किया। आज के प्रणाम को रीति बैती पी जी 
ब्राह्मी और मोन्दरी की बतायी गयी थी । 

सागचच्द चला गया । रेविमस्या आया, बोला, “अप्पाजी, युव रानीनी मे आप 
के अकेले आने के कहा है ।”! 

“गो क्यों १९ बच्लाल ने पूछा । 


254 / पट्टमहादेवों चान्तला 


“सो मुझे मालूम नहीं। लाज्ञा हुई सो मैं आया ए! रेविमब्या ने कहा । 
बललाल माँ के दर्शन के लिए चला गया। 
रेविमय्या, विश्विदेव और शान्तला की दुनिया अलग ही वन गयी । 


दे के आममन की प्रतीक्षा करती हुई एचलदेवी सोच रही थी कि उससे बात शुरू 
-ईसे करे । वास्तव में कवि नागचर्द्र नेजो बात कहीथी उसे सुनकर वह बहुत 
“दुःखी थी। उस लड़की की उपस्थिति से इसे परेशान होने का क्या कारण हो सकता 
है? बहुत गम्भीर स्वभाव की लड़की है वह; होशियार और इंगितज्ञ । मुझे वह 
और उसके माता-पिता आत्मीय और ब्रिय हैं, यह वात जानते हुए भी इस अप्पाजी 
की बुद्धि ऐसी व्यों, क्यों, क्यों ! यह दूसरों के द्वारा जबरदस्ती सिखायी गयी 
बुद्धि है। इसे अभी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। उसने निश्चय किया कि अब 
की वार से अपने सभी बच्चों को वह अपने ही साथ रखेगी। यह निर्णय वह अपने 
स्वामी को भी बता चुकी थी। इन नये गुरु को भी वहीं साथ ले जाने का निश्चय 
कर चुकी थी। यहाँ अब थोड़े दित ही तो रहना है। इससे इस चामव्वे के उपदेशों से 
“बच्चों को दूर रखने का काम क्षी सध जायेगा। इसलिए अब किसी के मत की 
आधात न लगे, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। वह वात शुरू करने के ढंग पर 
सोच ही रही थी कि वललाल आ गया । बोला, “माँ, आपने मुझे बुलाया था श्ः 
*हाँ, आओ, बैठो ! पढ़ाई समाप्त हुई ?” 
“हाँ, समाप्त हुई ।” 
“मँते तुम्हारे गुरु के बारे में कभी नहीं पूछा । वे कैसे हैं?” 
“बहुत अच्छे हैं?” 
“पढ़ाते कैसे हैं?” 
५अच्छा पढ़ाते हैं।” है 
“मै सुनती हूँ कि तुम कभी-कभी पढ़ाई के समाप्त होने तक नहीं रहते हो?” 
“कौन, छोटे अप्पाजी ने शिकायत की रा 
“बह तुम्हारे बारे में कभी कोई बात नहीं करता 7 
«तो उस हेग्गड़ेजी की बेटी ने कहा होगा प्‌ 
"वह क्यों कहने लगी, क्या तुम दोनों में झगड़ा है?” 
“नहीं, वास्तव में उसने मुझसे कभी वात की हो, इसका स्मरण नहीं ।/ 
“ऐसी हालत में उस पर तुम्हें शंका क्यों पैदा हो गयी २” 


पट्टमहादेवी शान्तला 255 


“छोटे अप्पाजी ने उसके द्वारा कहलाया होगा जी 

“नही, वह ऐसी लड़की नहीं। यदि में कहें क्ल उसका स्वभाव ही इस तरह 
का नहीं, तुम विश्वास करो ५ 

क्यों माँ, ऐसे क्यों पूछती हैं ? क्या कभी मैंने आपकी बातों पर भविश्वात 
किया है 

«अविश्वास का समय नआ जाये इसका डर है, अप्पाजी । अब तुम्हारी बैगी 
उम्र है उसमें माँ-बाप को तुम्हारे साथ मित्र का-सा व्यवहार करती चाहिए, 
किन्तु तुम्हारी कुछ रीति-नीतियाँ हमारे मत में आतंक का कारण बनी हैं। का 
मैं यह कहूँ ते विश्वास करोगे ?” 

#मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, 

“तुम्हारा व्यवहार हमारे आतंक का कारण है, इस बात का प्रमाण 

“उसके निवारण के लिए (रे मन से यत्न करूंगा । कहिए, माँ । 


“गृह क्‍या, माँ ऐसा सवाल करती है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ 
केवल इतना ही नहीं अप्पाजी, तुम इस साम्राज्य के भावी महाराज हो 


“तुम कहते हो, मालूम है परन्तु इस गुहतर भार की जानकारी अभी 
तुम्हें नही है. अप्पाजी । इसके लिए तुमको किस स्तर का शान प्राप्त हो 
गा भी है ठुमते 4 


माँ के दिल में बेटे के प्रति भेस और. वात्सल्य के सिबाय और कुछ वहीं होता।" 
अप्पाजी | फिर भी यर्दि तुम गलती करो तो उन्हें आँचल में बाँधकर मैं चुपवाग 
बैठी नहीं रह सकती । तुम्हारी भलाई और प्रगति के लिए मह बात बह रही है। 
उद्देग-यू्ण हृदय से। जब बात करती हूँ तो कुछ बातें तुम्हारे दिल की $ 
हैं। यदि वैसी वात कही हो तो मुझे तुम क्षमा करना 
“माँ, माँ, यहँ आप कया कह रही हैं आपकी गालियाँ तोमेरेलिए आधी 
हैं। धरित्रीन्‍सम क्षमाशील आप अपने बेटे के सामने ऐसी बात ने कई के हे 


आप कभी दुःखी न हों, माँ । मैं आपका पुत्र हूं? मर्द जतनी सत्य है 
सत्य यह भी है कि मैं कभी आपके दुःख का कारण नहीं बनूंगा कर 
“हेमा हो तो मुझसे सवाल के प्रति सवाल न करके साफन्सीधा और की 
होंगे १” 
कहेँगा, माँ । 


/वजस-िंस के साथ बैठकर पहना नहीं हो सकता, यह बात तुमने कही! यह 


सत्य है! 
महाँ, सच है। किसने कहा ? 
256 | पट्टमहादिवी शान्तला 


7: सवाल नहीं करना, पहले ही कहा है, च ? जब तुमने मान लिया तब दूसरों 
की जात क्यों ? छुमने ऐसा क्यों कहा ?” 
7“ मुझे ऐसा लगा;-इसलिए कहा । 
4-9 हसा क्यों लगा (किसके कारण ऐसा लगा ?” 
« #7/उस हेग्यड़े की लड़की-के आकर बैठने के कारण ऐसा लगा ।” 
अतीर्शिऐसाजयों लगा?” 
है: 'यह तो नहीं कह सकता । उसके बारे में मेरे विचार बहुत अच्छे नहीं । 
“४६ “यह कहने की जरूरत नहीं । जब तुमने यह शंका प्रकट की कि उसने चुगली 
खायी होगी तभी मैंने समझ लिया कि तुम्हारे दिल में उसके प्रति सदुभावता नहीं 
है+ उसने तुम्हारा क्या विगाड़ा है ?” 
ग्रः। कुछ नहीं ।” 
मं. “कुछ नहीं, तो ऐसी भावना आयी क्यों, तुम्हारे दिल में-इस भावना के उत्पत्त 
होने का कारण होना ही चाहिए। है न ?” 
,“मुझे ऐसा कोई कारण नहीं सूझता ।” 

/“ “तब तो उसके बारे में जिन लोगों में अच्छी भावना नहीं होगी, ऐसे लोगों की 
"भावना से प्रभावित होकर यह भावना तुम्हारे दिल में अंकुरित हुई होगी ।” 
४7 “यह भी हो सकता है।” 

“हममें ऐसा व्यक्ति कौन है ?” 
“प /चामृब्वेके घर,में हेग्गड़ती और उनकी लड़की के बारे में अच्छी भावना 















-« “तो बया,उनका अभिमत.ही तुम्हारा भी मत है ?” 

“शायद हो ॥ 

तो क्या ऐसा मान लें.कि उन लोगों ने तुम्हारे दिल में ऐसी भावना पदा 
करने का प्रथत्त किया है ?” 

“इस तरह मेरे मन को परिवर्तित करने का ग्रयत्त उन लोगों ने किया है, 
ऐसा तो नहीं कह सकता माँ, ,उस लड़की को उस दिन,आपने जो पुरस्कार दिया 
उसे उसने स्वीकार नहीं किया, उसी दिन मैंने समझ लिया कि वह यर्वीली है। एक 
साधारण हेग्गड़े घराने की लड़की को अपनी प्रतिष्ठा का इतना ख्याल है तो हमें 
कितना होना चाहिए ?” 

7; , "वो तुम अपनी प्रतिष्ठा और बड्प्पद दिखाने के लिए महाराज -बनोगे ? या 
प्रजा का पालन करने के लिए ?” ग 

“उनसे पूछकर तो मैं राजा नहीं बनूंगा, न । 

“अप्पाजी, तुम्हारा मन बहुत ही निम्न स्तर तक उतर गया है। उसे, 
सहानुभूति क्या चीज है सो मालूम नही है। उसे अनुकम्पा का भी पता नही । गुण- 


*पट्टमहादेदी झान्तता / 257 





अहण करना उसे मालूम नहीं । ओऔदार्य से वह परिचित नहीं । तुम्हारा मन इतो 
तरह अगर बढ़ेगा तो तुम वास्तव में सिहसन पाने के योग्य नही हो सकोगे। उस 
सिहासन पर बैठने का अधिकार पाने के लिए कम-से-कम अब तो प्रथल करा 
चाहिए। तुम्हारे मन को पूर्वाग्रह की बीमारी लगी है। उसे पहले दूर करो। 
पीलिया के रोगी को साटी दुनिया पीली-पीली ही लगती है। पहले इस बीमारो से 
मुक्त हो जाओ। मेरे मन को एक ओर इस बात का दुःख है कि तुम शारीरिक 
दुवेलता के कारण राज्योचित युद्ध नहीं सीख पाते हो, ऐसी हालत में बौद्धिक 
शक्तियाँ भी मन्द पड़ जाएँ तो क्या होगा, अप्पाजी ? तुम्हारा सोभाग्य है कि तुम्हें 
एक अच्छे गुरु मिले । ऐसी स्थिति में अक्लमंदों का भी साय मिले तो वह ज्ञानाजव 
के मार्ग को प्रशस्त बनाएगा। अध्ययन से तुम्हारा मन विशाल होगा। जिसका 
मनोभाव विशाल नहीं वह उत्तम राजा नही बन सकता। क्षमा, सहनशीलता, 
प्रेम, उदारता आदि गुणों को अपने में आत्मसात्‌ कर लेने को प्रवृत्ति अभी से 
चुममें होनी चाहिए । चूंकि तुम मेरे पहलौटी के पुत्र हो इसलिए कल तुम महाराज 
बनोगे। इसलिए मुझे तुम्हें इन सब बातों को समझाना पड़ा। यदि वि्टिदेव या 
उदय ऐसा होता तो मैं इतनी चिन्ता नही करती । क्योंकि सिंहासन ठुम्हें और 
तुम्हारे बच्चों को ही मिलेगा, इस कारण जितनी जिम्मेदारी तुम पर है उतनी 
दुसरो पर नहीं । इसलिए सोचकर देखो तुम योग्य महाराज बनोंगे या केवल 
प्रतिष्ठित महाराज ही बनोगे ।” 

“माँ, मुझे इतना सव सोच-विचार करने का मौक़ा ही नहीं मिला था । आज 
सचमुच आपके इन हित-वचनों को सुनने के योग्य मनोभूमि हमारे गुरु ने तैयार 
की है। विद्या से क्या साध्य है, उसकी साधना किस तरह हो इन बातों पर 
विस्तार के साथ चर्चा का अवसर आज बड़ी रानी के कारण प्राप्त हुआ। गुरवर्क 
ने श्रीयुत और वाकू-थ्रीयुत शब्दों में फरक वत्ताकर उन्हें उदार और असुया-रहिंत 
फँसे होना चाहिए, यह सोदाहरण समझाया । आपने जो बातें कहीं वे प्रकारान्तर 
से उन्होंने भी बतायी हैं। माँ, कल से आपका यह बेटा आपके आशा>भरोत्तें को 
कार्यान्वित करने की ओर अधिक श्रद्धा से सक्रिय होगा ) इस कार्य में सफल वन, 
यही आशीप दीजिए । मैं आपका पुत्र हूँ, मैं गलती कलें तो उसे ठीक कर योख 
रीति से मुझे चलाने का आपको अधिकार है।” 'कहते हुए उसने माँ के चरणों मे 
अपना सिर रखा । बाहों मं 

बड़े आनन्द से माँ ने उसके नत सिर पर आनस्दाशु गिराये, पुत्र को चाँहों मै 
भरकर आलियन किया ) 


258 / पहुमहादेवी शान्तला 


च्वड़ी रानीजी को दिये गये आश्वासन के अनुसार एक सप्ताह तक प्रतीक्षा की 
'गयी। इसके पश्चात्‌ विश्वासपात्र रेविमय्या और गोंक को एरेयंग प्रभु ने कल्याण 
भेजा | बड़ी रावीजी को इसकी खबर देकर गुबयाती को भी बाते के उद्देश्ण 
से वह युवरानी के अन्तः:पुर गये । उनके आगमन की सूचना देने के लिए घण्टी 
बजी | युवरानी एचलदेवी अपने स्वामी के स्वागत के लिए द्वार पर पहुँची । उन्हें 
“साथ ले जाकर पल्नंग पर बैठाया; फिर बोलीं, “कल्याण से अभी तक सम्राचार व 
“मिलने से आपने रेविमय्या ओर मोंक को वहाँ भेजा है।” 
“यह समाचार यहाँ तक इतनी जल्दी पहुंच गया 7” 
“मुझसे कहे बिता रेविमय्या वैसे ही जाएगा क्‍या ?” 
“हां, हमारा ध्यान इस वात पर नहीं गया था, यों यह समाचार सुनाने को 
ही हम इधर आये।” 
“उनको क्या आदेश देकर भेजा है ?” 
"'रेविमस्था यह बताने वाला व्यक्ति नहीं। अवश्य जाने का आग्रह दुहराया 
“है। बड़ी रानीजी ने स्वयं एक पत्र लिख भेजा है, क्या लिखा है, पता नहीं ।” 
“जैसे कि स्वामी ने बताया था, चक्रवर्ती को अब तक आना चाहिए था। 
न 9 
“शायद रास्ते में चक्रवर्ती की सवारी से रेविमय्या की भेंट हो सकती है। 
“कल रात मुझे एक वात सूझी । चत्रवर्तीजी यहाँ पधारने ही वाले हैं। उनके 
यहाँ रहते छोटे अप्पाजी का उपनयन संस्कार करने का इन्तजाम कर दें तो अच्छा 
होगा ।” 
“ठोक ही है। हाँ, एक और बात है। अप्पाजी अब विवाह योग्य भी हो यया 
+ है। यह सवाल भी उठा है कि विवाह कब होगा ।” 
“स्वामी ने क्या जवाव दिया ?” 
“इस विपय में युवराती की राय लिये बिना हम कोई वात नहीं करेंगे ।” 
“पचुप रहेंगे तो प्रश्नकर्ता क्या समझेंगे ?”” 
“उन सबके लिए एक ही उत्तर है, विद्याम्यास के समाप्त होने के वाद इस 
“पर विचार करेंगे।” 
“इसमें मुझे क्या पूछवा | आपका निर्णय बिल्कुल ठोक है ।” 
“मतलब यह कि अभी अप्पाजी की शादी के विषय में नहीं सोचना चाहिए; 
यही न 2” 
“तो अब वह भी हो जाये, यही प्रभुजी का विचार है ?” 
"हो । शादी अभी क्‍यों नहीं होनी चाहिए २” 
क्‍यों नहीं होनी चाहिए, यह में वताऊँगी । सुनिए,” कहके नागचन्द्र ने उससे 
“जो कुछ कहा और उपने फिर वल्लाल को बुलाकर उससे जो बातें कीं, आदि सद 


पट्टमहादेवी झान्तता / 259 


विस्तार बेः साथ कह सुनाया । 

सुनकर एरेयंग प्रभु आश्वर्यंथकित हुए। “यह सारा विचार-विमर्श बाप 
स्त्रियों में हुआ है, यह मुझे युझा ही नहीं । अच्छा हुआ 7 

“प्रभु से मेरी एक विनती है ।” 

“विनती के अनुसार ही होगा ।/ 

“विनती क्या है, यह जाने घिता ही बचन दे रहे हैं, बाद में महाराज दशरप 
से जैसा वरदान फैकेयी ने माँग लिया था वैत्ता कुछ कर लूँ तो ?” 

“हमारी राती कैकेयी नहीं है। उसकी विनती में स्वार्थ नही होता, यह हमाय 
अनुभव है।” 

“जिन-माय वैसी ही कृपा हम पर रखें ।! * 

"विनती बया है यह भी तो बताएँ ।” 

*छोदे अप्पाजी के उपनयत के तुरन्त बाद हम तीनों बच्चे और ग्रुह कवि 
मागचर्द्रणी सोसेकद जाकर रहें । यहाँ रहने पर बल्लाल की शिक्षा-दीक्षा में वांछित 
प्रगति नहीं हो सकेगी ! 

“वर्तम्राव राजकीय स्थिति में हमारा बेस्लपुर, में रहना सोसेकर में रहते मे 
बेहतर है, इसीलिए देत्मपुर में रहने का हमने निर्णय भी कर सिया है। अब किए 
इस निर्णय को बदलता" 

+उसेकी आवश्यकता भी नहीं । दोरसमुद्र को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी हो, 

"ठीक हैं ।” बीच ही में एचलंदेवी ने कहा 

“यह क्या, दोरसमुद्र पर हमारी रानी का इतना अप्रेम ?” 

). “आपको सोनी कहीं भी रहे, कोई अन्तर नहों पड़ता | उसके लिए कोई 

अच्छी, कोई बुरी जगह नही हो संकती। बच्चों के लिए, उनकी प्रमेति के लिए, 

उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं क्योंकि यहाँ सूत्र पकड़कर उन्हें घाहे-जसे नचाते- 
वाले हाथे मौजूद हैं!” आलम कर 















हुआ था। उस अंधेरे में किसी के दियाये टिमटियाले दीपक 
दिखा उतने को ही दुनिया मानने लगा थार बहू। अब उसके 
* है, प्रकाश फैला है। भाग्य से गरुर अच्छें मिले है उसे ।” 
“परन्तु, हमने सुना हैं कि वे गुरु वह सूत्र पकड़नेवाल हाथों की 
आये हैं ।" 22५ 22028 


* धीरज भी है ।” 


४360' / पहुंमटीदिदी शफतला 


“तो छीक है, वही करेंगे। परन्तु ये सब वातें गुप्त ही रखें । कहीं किसी तरह 
के ऊहापोह को मौक़ा न मिले। एकदम गुप्त रखें ।” 

“आपकी रानी जीत गयी। उपनयन के सन्दर्भ में एक बार महाराज से मिल 
लें और उनसे आशीर्वाद ले लें फिर जितनी जल्दी हो, मुहूर्त निश्चित करके निमस्त्रण 
भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी ।” 

“हाँ, ऐसा ही होगा । वलिपुर के हेग्गड़े भी वापिस जाने की उतावली कर 
रहे हैं। सहूलियत होने पर जाने को कहा था । अब फिर से उन्हें रोक रखना 
पड़ेगा ।! 

“अच्छा गुरुवलयुक्त मुहूर्त शीघ्र मिल जाये तो ठीक है, यदि तीन-चार महीने 

म्तक मुहूतते की प्रतीक्षा करती पड़े तो वे अब चले जायें और उस समय फिर आ 
जायें।” युवरानी ने सलाह दी । 

“तब तक हम यही रहें ?” 

“न, मुह्॒त निश्चित करके हम वेक्षयुर चलें और उपनयन संस्कार के लिए 
"यहाँ आ जायें । यहाँ से नजदीक ही, तीन कोस की दूरी ही तो है ।” 

कुमार विट्टिदेव की जन्मपत्री से ग्रहमतियाँ समझकर ज्योतिषी ने कहा, “इस 
“वर्ष ग्रहवल अनुकूल नहीं है, अतः उपनयन के योग्य मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी होगी। 
“मातृुकारक चन्द्र, पितृकारक सूर्य और प्राण-समान ग्रुरु ग्रहों कौ अनुकूल और 
यलवान्‌ स्थिति अगले वर्ष में होगी । कालातीत होने पर भी यह कार्य उस समय 
“करना उत्तम होगा, क्योंकि गुरु तब कर्कटक राशि में होगा जो राजकुमार की 
'जन्मराशि ओर लग्न के लिए अनुकूल स्थान है।” 

“मई आपकी राय से सहमत हूँ। फिर भी, महाराज की और युवरानी की 
सलाह, शान्ति-कर्म करके भी अभी सम्पन्न करने की हुई तो आपको तदनुसार ही 
मुहूर्त निकालना होगा ।” प्रभु एरेयंग ने कहा । 

विचार-विनिमय के वाद उयनयन आगामी वर्ष के लिए स्थगित हुआ | तय 
“हुआ कि हेग्गड्ेजी सपरिवार वलियुर जाएँ युवराज बड़ी रानीजी, युवरानी और 
“राजकुमारों के साथ वेह्शपुर जायें । दोनों के प्रस्यात का निश्चित समय एक ही था, 
नो भी युवराज के प्रस्थान की सूचना युवराज के अतिरिक्त किसी को नहीं थी । 


वलिपुरवालों के प्रस्थाव का समाचार सुनकर चामव्बा बहुत ही आनन्दित हुई । 
“करीब पन्द्रह दिन से राजकुमार उसके यहाँ नही आ रहे थे, तो उसने समझा कि 


पट्टमहादेदी झान्तता / 264 


अन्‍्तःपुर में किसी पड्यन्त्र की योजना बन रही है । उसके सम्बन्ध में कुछ जात- 
कारी पाने की उसने बहुत कोशिश भी की, मगर वह सफल नहीं हुई | उसकी यह: 
भावना थी कि उसकी लड़कियाँ उस-जितनी बुद्धिमती नहीं। अगर कोई दूसरी 
लड़कियाँ होतीं तो किसी-न-किसी वहाने अन्दरूनी बातें समझ लेती । 

पद्मला भी चिन्ताक्रान्त हुई। दिन में कम-से-कम एक वार दर्शन देने के लिए 
आनेवाले राजकुमार यों एकदम आना ही छोड़ दें। यह विरह उससे सहा नहीं 

गया । दो-तीन बार उनसे मिलने के ही उद्देश्य से किसी बहाने अन्तःपुर में गयी, 

फिर भी मौक़ा नही मिला । इससे वह मन छोटा करके लौटी थी। परन्तु चामत्ा 
से उसे एक बात मालूम हुई थी कि बड़े राजकुमार आजकल अध्ययन पर विशेष 

ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा-वहुत घोड़े की सवारी का भी अभ्यास चल रहा है। उसे यह 
समाचार उस मासूम लड़की शान्तला से मालूम था। शान्तला और चामला 

समान-वयस्का थीं और एक तरह से स्वभाव भी दोनों का एक-सा था, जिससे 
उनमें मैत्री अंकुरित हो गयी थी। माचिकब्वे ने शान्तला को कुछ सचेत कर दिया 
था नहीं तो यह्‌ मैत्री-भाव ओर अधिक गाढ़ा होता ! विद्विदेव ने उस्ते बताया था 
कि चामला की विद्यार्जन में बहुत श्रद्धा है। इसी मँत्री के फलस्वरूप उसे बल्लाब 
के बारे में इतनी जानकारी हुई थी। कल महाराज बननेवाले को किस तरह 

विद्याओं में परिपूर्णता आनी चाहिए, सब कलाओं में निपुणता प्राप्त करना कितना 
ज़रूरी है, यह सव बताकर प्रसंगवशात्‌ शान्तला ने चामला से वल्लाल की काफ़ी 
प्रशंधा की थी । 

“यह बात चामला से पद्मला को और पद्मला से उसकी माँ चामव्व को मावूम' 
हुई। इससे चामब्वा के भन में कुतू हल के साथ यह शंका भी उत्पन्न हो गयी कि 
अन्दर-ही-अन्दर कुछ पक रहा है। तरह-तरह की बातें उसके मन में उठने लगी, 
महाराज वननेवाले को क्या चाहिए और क्‍या नहीं, यह वतायेगी यह छोटे अल 
की बच्ची ? राजकुमार उसके कहे अनुसार चलनेवाला है? स्पष्ट है कि इसमें 
हेग्गड़ती का बहुत बड़ा हाथ है । परन्तु अब तो वे सब चले ही जाएँगे। भरी बच्ची: 
का यह भाग्य है। उन लोगों के फिर इधर आने से पहले अपनी लड़की के हाथ से” 
राजकुमार के गले में वरमाला न पहनवा दूँ तो मैं चामव्वा नहीं । 

हेग्गड़ती के विपय में चामव्वे के विचार अच्छे नहीं थे, और इन विचारों कोः 
उसने छिपा भी नहीं रखा था । इस बात को हेग्यड़ती भी जानती थी। चामश्वा 
ने विचार किया कि अबकी बार उसके चले जाने से पहले ऐसा कुछ नाटक रे 
कर हैग्गड़ती के मन से इस भावना को जितना वन सके दूर करें। हे 

चामब्दा के इन विचारों के फलस्वरूप उनके जाने के पहले दिन हेगाई» 
हेग्गड़ती और उनकी लड़की के लिए एक भारी भोज देने का इन्तज्जाम किया / 
खुद दण्डनायक जाकर हेग्यड़े को निमन्‍्त्रण दे आया। चामय्वे ने हेगाड़ती को! 


262 / पट्टमहादेवी झान्तला 


करते समय एक नाटक हो रच डॉला । 
हेणपइदी मार्चिकब्द दे ने आाव से कही चामब्वाजी, इतना सर्व आदर 
सत्र हमारे लिए पा, हम हो पते के पीछे छिय रहनेवा' कैरियाँ हैं. ताकि 
हमें कोई देखे नहीं, और हमे माधारण लोग ही बने जैसों का प्रेम और 
उदारता हम पर बनी रहे, ही पर्याप्त है द दें कि हमारा 
हो, हमागे लिए यही बहुत है ६ कपा करके आयोजन करें 

७आप अपने को सामान्य मीर्न हें, किस्तु, हमे कैसे मानें ? देखिए, बडी 
रानीजी आप लोगों पर और विश्वास रखती हैं. 

«बहू उन लोगों की है, और हमार भाग हैं।” 

«इतना ही रही, ही योग्यता का पे मटदत्व 4 १ जब दे इतना ज्ार्ति 
है तव भाप पते ने पीछे छिपी कैसे रह सकती ८ नेंगी तो 

पु बहलाऊँगी ४" 

“हैमी छोटी छोटी बातों के लए उन्हें. कप्ट नहीं देंता चाहिए। के है, 
आएँगे। प्रेम से वी हैं. तो इलबार करें 

४! हमारे प्रेम के बद॒ते हमें आपका द्वेम मिले तो हमे ( 

“द्रेम जितना बौटो वह कम हीं दीछे कौन हैंटे ? 
मे आप-जैसे उर्त के लोगों की ज्रीति हम जै ह्लए रक्षा है। 
मा्िकब्थे ते कहा 

»एुक और आयी कही का गाता खली 
दपना चाहते हैं! पा सकेगी 

“उसके पास उसके लिए कोई साज नहीं हैं सके 


गुर भी साथ नहीं । इसलिए शायद मह. नहीं हो सकेगा । (लिए क्षमा करनी 
पड़ेगी । खुद युवरावीजी ने भी चाहा तो उस्तने केवल तम्बुरे की श्रुवि पर गाया 
था। नृत्य नहीं हो सका एः 

तो यहाँ भी 
फर्देशन वे कर देंगे ए है 

*शञायद गीनीं हो सकता हैं नृत्य तोह ही। नही सकेगा ॥ फिर भी उससे 
पूछे बिना में स्वीकार नहीं ऋण सकूगी । अम्माजी कहे रही भी कि आपकी भी 
बच्चियों में बहुत भल्छा सीघा दे ६ तुषी हैसियत नहीं गायन 
न्त्य दिखाने की आ्रारयेना करें । बड़ी रानीजी जवें यहाँ बारी थीं तय उन्होंने भी 
आपकी ब्चियों का नृत्य देखता और गाती सुतनी चाहा था। उन्हें यह अवसर 
क्ललता तो हमे की देख लेते एप 

ण्बड़ी शानीजी का जस्मदित मे णछुक चुखवारे हूँ आतिवीली है। उस कक 
उसकी व्यवस्था करने का ल्थिय ककया है। तक आप लोग झ्लो रह जाती 







तो अच्छा होता ।/ _ 
हम स्त्रियों के लिए क्या है, रह सकती थीं। परन्तु हमारे 
कार्य हैं । हम केवल उनके अनुयायी ही तो हैं।” '__* 
“सो तो ठीक है । वास्तव में हम आपके 







इच्छा करने लगी। उनके शिक्षण की व्यवस्था हुई। हमारी चामला आपके 
बैटी से बहुत लगाव हो गया है। दिन में एक-दो बार उसके बारे करते 
रहती है 
““शान्तला भी आपकी दूसरी बेटी की याद करती रहती है। उसको तो वह 
अपनी दीदी ही समझती है। आपकी बड़ी बेटी इतनी मिलनसार नही दीखेती। 
“क्या करें, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह ज्यादा मिलनभार 
“हमारी लड़की भी कुछ-कुछ ऐसी ही है।” 
“फिर भी वह होशियार है। वह परिस्थिति को अच्छी तरह 
“थे सब प्रशंसा की बातें हैं । उसकी उम्र ही क्या है ?” 
'हमारी पद्मला ही की तरह हृप्ट-पुप्ट है, वहभी।” ' | - 
“शरीर के बढ़ने मात्र से मन का विकास थोड़े ही होता है, वास्तव में हमारी 
शान्तला आपकी दूसरी वेटी से एक साल छोटी है।!... 
“आप भी खूब हैं, हमारी वच्चियों को उम्र का भी आपने पता लगा लिया । 
ठीक ही तो है, कन्या के माता-पिता की पड़ौत्ी की बच्चियों पर 
रहती है 5 है 
_ “पिछली बार जब में यहाँ आयी थी तब आप ही ने तो बताया था इसलिए 
मुझे मालूम हुआ नहीं तो दूसरों की बातों में हम दखल क्यों दें?” 7 मत । 
“ठीक है। मुझे स्मरण नहीं रहा । लडकी बड़ी होती जा रही है। कहीं इसके 
लिए योग्य वर को खोज भी कर रही है कि नहीं ?” 2 


“फिलहाल हमने इस सम्बन्ध में कुछ नही सोचा ।” चामब्वाजी थे 
'” फिलहाल शादी म॑ भी करें, फिर भी किसी भोग्य वर की ताक में तो होंगी 
हीं। वरखोज किये बिना बेठे रहना कैसे सम्भव है ? इकलोती वेटी है, अच्छी तरह 
पोल-पौसकर बड़ा किया है। सोधारण लोगों के लिए जो ज़रूरी नहीं/उन' सब 
विंद्याओं का भी शिक्षण दे रही हैं उसे आप 7 'यहं सब देखने से ऐसा लगता है कि 
कहीं कोई भारी सम्बन्ध आपकी दृष्टि में है।” 7 ग० का गया 

77 “जो वास्तविक बात है उसका “मैंने निवेदनः किया है। आप पता नहीं क्या 
क्या सोचकर कहती हैं, मैं इस सबका उत्तर दे नहीं सकती, चामव्वाजी ।” 











264 /पटुमहावेवो शान्तला 


फिर भी होती हैं; आमब्वाजी 

2 बह वो है ही | अच्छा, चलूँ। सब ते हो जाने पर में नौका 
द्वारा खबर भेज दूँगी । 

दो और बडी को इस न्योंते ते का मालूम हुआ ५ इसमें 
उन्हें कुछ आइये भी हआ। क्र सदूभावता की स्वागत करती उनका 
आम ही लगा। परन्तु युढरानी 
हा हे महा माय हि हाट ड़ उसकी के राजकुमार में से न्योता 
कैसे और क्यों स्वीकार कर लिया ॥ युबरातीं एचलदेवी मे जो भी हो; मे 
हो इस राजधानी से ही छुटकारा जायेगा । 


बामब्या ने वहँते अच्छा भोज दिया १ आमब्वे ने हग्गइती आचिकब्दे से पूछा, 
रहे या एक 


,छपों के लिए और पे के लिए व्यवस्था अलग-अलग साथ ?” 
माखिकब्वे से कही धदृण्डनायकर्जी मानलें तो व्यवस्था अल करने की 
जञायद आवश्यकता नही । मर्द आप पर हैं? चआामब्बाज! कै, 


चामव्वे भी यही चाहती थी । पौँच-पाच की दो केंता ५ बनी थीं, एक स्त्रियों 
की, दूसरी पुछुपों की, आमने-सामने । छोटे राजकुगा उदयादित्य में आन्‍्तला के 
पास बैठने की जिंदू की । आदिरी वर्क प७ इसलिए चार्मली को बिंटिदेव के पति 
बैठना पड़ा । 


रंगोली रंग-विरंगे हबत्रों के बीच के पत्तों पर परोतता गया भोज 
सबसे मौलपूर्वकः (दिख रहा था! बह 
की दुष्टि का सामनी नहीं कर पा री ॥ उससे मिले घखबारा हो पा 
था। वास्तव में वात कि उसके बारे हीं था । परन४ 
अद वह अपने ली मान रहा थी। उसके कुछ बवशमकण हो ये 
थी कि आज कुछ टेमी । उसे यह बीए थी कि 
स्वभाव से कुछ हठीली है। बह ठीक है थी नहीं, पर विश 
करने की ओर उसने नहीं है कही होंते पर भी बह उसे चाहता पा 
मन से दूर नहीं एड था। उसके दिल पर पश्चली इतना गहरा 


की श्रयत्त किया था। परस्तु उस समय उसने अपनी दृष्टि को पत्तल पर पे इधर- 
उधर नहीं हटाया । 

दण्डनायक और चामव्या ने बहुत आजिजी के साय मेजबानी की हेगड़े 
दम्पत्ति इस तरह के सत्कार-भरे शब्दों के आदी नहीं थे। उनके इम सलार मे 
इनका संकोच बढ़ गया था। सत्कार के इस आधिवय के कारण भोजन भी गये से 
नहीं उतर रहा था। 

हेग्गड़ेजी ने सोचा था कि मरियाने दण्डनायक की पहली पत्ली के पुत्र माषण 
दण्डनाथ और डाकरस दण्डनाय भी यहाँ इस अवसर पर उपस्थित होंगे। इनमें 
डाकरस दण्डनाय से हेग्यड़े मारप्िंगय्या का कुछ विशेष लगाव था| इसका कारण 
यह था कि उसके साले सिंग्रिमम्या और डाकरस दण्डनाथ के विचारों में साम्य या 
और दृष्टिकोण में अन्तर नही था। माचण दण्डनाथ कुछ अहंकारी था, उसने इसे 
पिता के गुणों का ही प्रभाव समझा था । यहाँ आने के वाद एक तरह से 
मारसिगय्पा ने गुप्तचर का काम किया था, यह कहें तो ग़लत नही होगा। उतरी 
गुप्तचरी का लक्ष्य केवल इतना पता लगाना था कि राजपघराने से सम्बद्ध रहते 
वाले और राजभवन के अधिकारी वर्ग में रहनेवाले लोगों में कौन कितनी निष्ठा 
के साथ काम करता है और उनकी निष्ठा कितनी गहरी है । ग्रवरानी एचलदेवी 
के साथ जो विचार-विनिमय हुआ था उसके परिणामस्वरूप यह ग्रुप्त आदेश 
मारसिगय्या को प्रभु ने दिया था। प्रभु के इसी आदेश से चिण्णम दण्डनायक ने 
भी पता लगाने की कोशिश की थी, परन्तु बह सफल नहीं हुआ था। इस अवत्तर' 
पर उपस्थित ने पाकर मारस्िगय्या ने पूछा, “छोटे दण्डनायक कहां हैं, दिये” 
नहीं (3५ 
“वे अलग रहते हैं । हमारी धरवाली का अभिमत है कि परिवार में सुघी 
रहना हो तो उन्हें स्वतन्त्र रखना चाहिए । इसलिए वे दोनों अपने-अपने परिवार" 
सहित अलग-अगल रह रहे है। आज बुलाने का भेरा विचार था। परन्तु ः 
डाकरस के धर में उनके सास-ससुर की विदाई है। माचण और उसकी पली 
वहाँ गये हैं। यह पूव॑-निश्चित कार्यक्रम था। यों तो हम सबको वहाँ उपस्थित 
रहना चाहिए था ।” 

“डीक ही तो है, वे तो समधी-समधिन हैं। ऐसी हालत में यहाँ मह सब करे 
की तकलीफ़ क्‍यों उठायी ?” 

“समधी लोग आते-जाते ही रहते हैं। साल में, दो साल में यह होता ही रहता 
है। परन्तु आप लोगों का वार-वार आना-जाना नहीं हो सकता। हमारे युवराज 
और बड़ी रानीजी दोनों को आपके विषय में विशेष आदर और प्रेम है। आप लोगों 
के आगमन से हमारा घर भी पवित्र हो जाएं, इसीलिए यह इन्तज़ाम किया है। 
मेरे दिमाग्न में इस आयोजन की वात नहीं आयी थी, आख़िर हम योद्धा ही हरे # 


266 / पट्टमहादेवो ज्ञान्तला 


महू सलाह और यह आयोजन हमारी 
ही कहिये, हेगढ़ेजी 


छ्‌ 


धरिणी दें । 
के दिल ञ्ञी प्रीति 
तें कुछ और हो 


बामव्वे ने कही 
#मारो-्कादी। में से 
होदी हैं. 
"हाँ, ही रहो बाते कर रहे हे मानो यह ६. घुके हैं 
किया ही 
हो, सत्य कह तो हहुवयों के लिए. दे आश्चर्य !' ग्रेबार्ते 
बविरेक्षित ही। चल सिंकली से एक आत्म का 
था। बड़ों के (बल छोटे रब दुदूदव क ] 
हेणड़े मार्रसिगय्या त्ञ हेग्गड़ती की ओर कलखियों से देखा | वह 
बात चल ही रही 
"हो, यह दण्डनायर बा वेश की सन्तति हैं. 
“मह मेरी-्तेरी है वंश की बात क्यों * 
"फेरी-्आपकी वात होती तो आय त्रियों पर 
सत्य कहने पर को आएचर्य होता है. आप ही कर्दिए हेग्गडतीजी |] 
“हुसी सब वात आपस पर अवल' ॥ एक तर्र्क अविश्वार्स 
उलन्‍्न पास भा आवक पु ] 
“तो आपकी राय किस है? (कर प्रर किया चामव्वा से 
०ई किसी बी तरफ़दारी नह कर रहीं हैं । मैंने तो तर क्री बात कहीं है। 
कहूँ मुझसे कभी मई नहीं बोलते यह मेरा 


सम्भव होगा । 5 
मानो उस बहा 
कि 


पश्च्छा कहा 

रुखा है!" मस्यानें दण्डलायक से द्य या 
तेदेखा हैं। 

बात का रुख बदलते 


अपने यह तो नहीं कह कि 
#दात कुछ छ्गड़ती देखकर हेंग्गडेजी ने 
पट्टमहादिवी झान्तला | य्र्षा 


+दण्डनायिकाजी, आपने ये जो मण्डक बनवासे हैं वे इतने बड़े हैं जितना बड़ा 
आपका मन है। उसे देयते ही मुंह से लार टपकने लगती है। आपकी रदि तो 
कल्पना से ही बाहर है। उसे इस ढंग से तैयार करना हो तो उसकी पूर्व नैपारी 
कितनी होनी चाहिए ! गूँथना, उसकी लोई बनाना, आग सिलगाना, कढ़ाई 
चढाना, लोई को पादी पर बेलना, उसे बढ़ाई में फेराकर देकर पकाता। ते 
परिश्रम और साधना से जैसे मण्डक का स्वाद ले सकते हैं वैसे ही तप से दपकर 
साधना हारा मन को तैयार करंतो ब्रह्मा का दर्शन भी हो सकता है। झसे 
असाध्य क्‍यों समझती हैं ? साधता करफे दिया दीजिए। तब देखें, दण्डनायत्रजी 
क्या कहते हैं ।” मारप्तिंगय्या ने कहा । 

“हाँ, हाँ, इन अकेले का मन तृप्त करने के लिए इतना सारा परिथम झ्यों, 
ब्रह्मा से माँगने-जैसा बर हो क्या है। ब्रह्मा ने जब यहाँ भेज दिया तभी माये पर 
लिय भेजा है। उसे साध्य बनाने के लिए जरूरी मत भी उसने ही दिया है। वन 
इतनी तृप्ति रहे तो काफ़ी है । देकव्पे, हेग्गड़ेजी को एक मण्डक और परोस |” हु 

“मैंने मण्डक माँगा नही, उसका उदाहरण दिया है ।” पेट पर हाय फ्रेसे 
हुए हेगड़े ने कहा । 

इतने में मण्डक की परात और दूध का लोटा लिये देकव्वा आगी। 
मभारपिगय्या ने पत्तल पर झुककर कहा, “मैं घा ही नहीं सकता ।” 

दण्डनायक ने कहा, “देकब्वे एक काम करो। स्त्री-पुरुष के भेद बिना सब 
बड़ों को आधा-आधा और छोटों को उच् आधे में आधा-आधा मण्डक परोग दो। 
कोई इनकार मे करे। यह हमारी अतिथियों के प्रति श्रेयः्करामना का प्रतीक 
होगा ।/ 

“अतिथियों के श्रेय के साय अतिथियों का भी श्रेय सम्मिलित है, इसलिए यह 
भारी होने पर भी खा लेंगे।” मारप्षिंगय्या ने कहा। 

भोजन के पश्चात्‌ सबने थोड़ा विधाम किया / यह तय था कि विशाम के 
पश्चात्‌ सव फिर मिलेगे। हेग्गड़े दम्पत्ति के लिए एक कमरा सजाकर रखा गया 
था । विट्टिदेव, चामला, शान्तला और उदयादित्य बाहर के प्रांगण में ही रहे । 

हाथ धोकर बल्लाल सीधा अपनी आदत के मुताबिक उस कमरे की ओर गया 
जहाँ वह बैठा करता था। यह कहने की चरूरत नहीं कि पद्मला वहाँ पहले ही 
पहुँच चुकी थी । ! 

बल्लाल ने जिस' परिस्थिति की प्रतीक्षा की थी वह अब उपस्थित हो गयी। 
वह चाहता तो उसका निवारण कर सकता था। परन्तु उसका मन निवारण करने दर 
से पीछे हटता रहा। इसलिए वह सामना करने के लिए तैयार हो रहा था! वह 
इस प्रतीक्षा में चुप रहा कि पहले वही बोले । पु अजो्ी 

वह अन्दर ख़ूद आयी थी । बल्‍्लाल ने उसे बुलाया नहीं था! बैठने को 


268 / पट्टमहादेवो शान्तला 


नहीं कहा । उसे यह भी नहीं सूझ 
पत्थर की मूति की तरह । 
गे थी कि वह २ यह मौन सहा ने गया) 
उसकी और देखी, ह्‌ ज्यों-की-त्यों डी रही । उ' मुँह से वात जिकली,+ 
अबहीं बयों खड़ी हो ?” परन्तु डर है क्‍या भावना थी, उसे मालूम नही 
पड़ा । 
पद्मला ने उत्तर त्तो «क्या करें?” परन्तु अन्दर का ठुखे बढ़ने लगा 
था, हिकियाँ बंध गर्यी, आँसू वहेंने लगे। 
उठा, उसके पास गया । पूछी+ व्बयां हुआ हैं” उसकी आवाज में 
कुछ चबड़ाहट थी । 
आँचल से आँसू पोंठकर बोली “क्या हुअी। मालूम ? अपने मे 
आने का कारण आप ह्दी कोई गलती हैई बताने पर 
अपने को सुधार लेती बरतु बहुत समय इस तरह ! उसका 
घ दुपना हो गया । बात रुक गयी । 
“आओ, बैठों ! 
वआपको मुझ पर जय गुस्सा हो 
«कया मैंने गुस्से में ही है? 
"तो फिर आये बयों नहीं १४ 
«कुस्तत नहीं मिली, बहुत अध्ययन करती थी ॥ट 
"बहू संब बहाना है। आ' पका अस्यत्र आकर्षण है। उस 
केगइती की लड़की के गाना, और पाठ, सौ साथ । उसका सगे 
चाहिए 
'प्मला, बेवकूफ की तरह करो ।' अण्ट: बातें करोगी तो मुझे 
गुस्सा आयेगा | हे पते गो बात सुनी इतनी दी भूल गयीं । 
दोनों में । (कसी एके हो जाए तो 
कही। मैं सर्द कहूँ ते 


गुस्सा 
पदश्वास होना आहिए परस्पर 
फल-प्राप्ति नहीं होगे बहुत 
मर तुम्हें समाधान नह दे सकता) लो मैं अब चली 


(भीतुम व मानो तो 
बल्लाल ने कहां । 
>. “जिन पर विश्वार्स ऋरतें हैं द्दल से बातें नहीं कर इस प्रश्न को 
(उत्तर हेग्गडतीजी बयां द्वेंगी, यह उसे आयेंगे ?/ हि 
धरे जवाब देने से यह बात नहीं बढती चाहिए थी, पाली ) 
तुम सबको “उस हेग्गड़े झ कुछ ठुराव है, ने जाते कयर यह बात जब 
कह रहा हूँ तो पूले दिल से ही कह रही हूं। उससे 'हुम लोगों को क्या वाप्द ही 


है?! 
चदटुमद्गादेवी दास्तला 200 


“मुझे तो कुछ नही हुआ ।"/ 
“तो और किस-किसग को तकलीफ़ हुई है ?” 
“मैं नही जानती ।” 
"फिर उनके बारे में ही ऐसी बातें क्‍यों ?" 
“मेरो माँ कहती थी कि वे हम-जैमी हैसियतवालों के साथ रहे ऐेम 
नहीं ।/ 
*इमी से तुमने ऐसा विचार किया ?” 
“हाँ, मुझे कया मालूम। सर्वेप्यम जब उनको देखा मेरो माँ ने. दव सेव 
मुझसे यही कहती आयी हैं। इसलिए मुझमें भी यही भावना है /” 
“अगर यही बात हो तो आज का यह सारा न्‍्यौता-ब्यौंता क्यों किया ै 
“मुझे क्या मालूम बड़े लोग क्या काम क्‍यों और कब करते हैं यह सं मुर् 
मालूम नहीं होता ।” हे 
“हेगड़े की लड़की तुम्हारी बगल में याने बैठी इसलिए तुम्हारे गले से वादा 
नहीं उतरा, है न ?” को 
“खाना गले से नहीं उतरा, यह सत्य है, परन्तु बग्नल में हेग्गड़े की लड़की वी 
थी, इसलिए नहीं उतरा, यह ग़लत है। न उतरने का कारण यह या कि सामते 
औैठे होकर भी मेरी ओर एक वार भी आपने नहीं देखा ।” हक 
“फेरे न देयने का सम्पस्ध तुम्हारे गले से याता न उतरे से कँसे हो सकता 
है?” 
“आप मेरी तरह लड़की होते और किसी लड़के से प्रेम करते और वह शी 
तरह कतराकर आपके सामने होने पर भी देखी-अनदेखी कर देता तो समझते ऐसा 
क्यों होता है (” 
“तुम्हारी ओर न देख पाना मुझे भी खटक रहा था, इसलिए ऐसा हुआ! 
अव तो सव ठोक हो गया ने ?” को 
“क्या ठीक हो गया, आप आइन्दा दिन में कम-से-कमर एक बार दर्शन ई। 
तभी यह ठीक हो सकता है।” ही 
“तो मतलब यह कि रोज़ मिलते रहें, तभी प्रेम बता रह सकता है। नहीं वो 
नहीं । यही न ?” 
“कैसे कहें, आप कल महाराज बननेवाले हैं । महारानी बनने की इच्छुक 
अनेकों में से किसी अन्य ने आपको अपनी तरफ़ आकर्षित करके फेंसा लिया हो, 
? हमें क्या पता लगे ?” 
“तो तात्पर्य यह कि जो भी मुझसे प्रेम करती है चह केवल इसलिए कि ईँ 
महाराज बननेवाला हूँ । यही न ?” 
“इसमें गलती क्‍या है ?” 


270 / पट्टमहादेवी झान्तला 


है। ऐसी लड़की पर स ही कैसे के ए 
माप बनेंगे, यहें है। द्रेम करें तब भे 
| प्रेम हो जायेगा । स्त्री के मरे को समझे बिता उसकी निन्‍्दा के तो कोई प्रयोजन 
पद होगा * 
वहो मैं एक बात स्पष्ट पूछ लूँ, पद्मला। जग मे महाराज नहीं बनूँ तव॑ क्ली 
ऐसे ही पे करोगी 
०यह निश्चित है कि आप महाराज बनेंगे, यह प्रश्न ही अर्थद्वीन हैं । 
“शुम्हयरी ना ऐसी हो दी है, परन्तु ्र्सि 
(कसी और को [सहासन पर बैठाने का प्रसंग उत्पन्‍्त हो जाये, ऐसी स्थिति $ 
प्तव भी मैं आपकी ही वनी रहूँगी ४ 
ण्यह्‌ करण हा 
. हाँ! 
नकल माँन्वाप सीधा कुछ कह दै। तब भी 
“वे कुछ भी कहें, में आपकी ही रहेंगी ए 
"यदि तुम्हारएं यही *ि तो मैं भे इबासन दूँगी । कोई कुछ भी कहें, 
कं महाराज बनूँ या न बनूँ, विवाह: तुमसे ही करूँगा 
"आपके मुँह से यह वा सुनकर में जी गयी ४" 
“अब तुम्हें एक वचन देना होगा; परम पा >> 
«कहिए, महाराज घं 


“जैसा तुमने कहा: मे महाराज बनूँगा और तुम महाराती ६ इसमें कुछ भी 
“सब्देह नहों। परू्तु हम दोनों को उस स्थान वर बैठता हो तो उसके लिए आवश्यक 
योग्यता पानी होगी। भरे लिए योग्य ७ मल हैं। अपने (लए एक अच्छे गुरु 
सुनियुक्त करने के लिए तुम्हें दण्डनायक से कहना होगा । भरी महारानी क्रेबल 
सुन्दरी कहलाएं, यही पर्याप्त नहीं, पता । बह होशिपार उदार, सस्मार्गावलम्वी' 
महिला-शिरोमणि गुणैक-पक्षपातिनी है, ऐसा लोगों को कहती चाहिए, समझता 
चाहिए। ऐसा बनने की हमें प्रतिशा लेनी होगी। हजसकी पूर्ति व्यस्त रहने से देंगे 
एक-दूसरे से न (भले तो क्ल॑ से किसी को गअन्यया नही समझनी चाहिए दोगी 
के एक होते का समय आने तक सर्देनशील होकर हमें पक्ष करनी पड़ेगी अपनी 
साय शक्तियों को केन्द्रित के: एकाग्र भाव सेज्ञानाजव की में 
जोक है मे?” 
“जो आज्ञा । र्‌ 
०बब तुमने जो आश्वासन दियों उस पर मुसकु राहद की मुहर झ्लीतो 
चाहिए (" पद्यता की आँयें चससे उठी एक आत्मा दी भावता जागी बढ 7 


मुसकान से घिल उठा । 

“आओ, बैठो ।” बल्लाल ने कहा । हु 

“बैंटूं तो काम के चलेगा | अभी काम है। माँ ने कुछ कार्यक्रम भी बना रखा 
है। आप ही ने दीक्षा दी है, मैं प्रतिन्नावद्ध हैं, अभी से, इसी क्षण से ।"” कहती हुई 
वहाँ से भाग चली। उसके पाजेव की आवाज़ बललाल के कानों में गूँजदी रही। 
उसका हृदयान्तराल स्पन्दित हुआ । 7 रह 

इधर चामव्वा ने भोजन के समय विट्टिदेव की बगल में बेठी चामला को देधा 
तो वह यह सोच रही थी कि चामला-विट्विदेव की जोड़ी कितनी सुल्दर है। जी 
धुन में वह पैर पसारकर लेटी तो आँख लग गयी । उसकी आशा स्वप्न के रुपई 
उसी नींद में वरिणत हुई थी। उतने खुरदे लेकर निद्रामग्त.दण्डनायक को पीठ 
पर थपथपाकर जगाया और कहा, "दिन के स्वप्न सत्य, होते हैं, . मैंने अभी-अमी 
स्वप्म में चामला और विट्टिदेव का विवाह होते देखा है।” * : 

“विवाह, कौन-सा विवाह ? मैं तो स्वप्न में युद्ध देख रहा था।" दष्डतायक 
ने कहा । ८ को पटक आलम 

“अच्छा जाने दीजिए । आपको तो युद्ध के सिवा दूसरी कोई चिन्ता ही नहीं।' 
मुझे स्वप्व दिखायी दिया। दिन के' स्वप्न सच निकलते हैं।' स्वप्न में धामता“- 
थिट्टिदेव का विवाह हुआ ।” उसने फिर कहा । अब की धार स्वप्त की बात पर 
अधिक बल दिया, चामच्वा ने । हक नह 

“हक, छोड़ो, अब इसके सिवाय तुम्हारे मन में दूसरी कोई बिन्‍्ता नहीं।' 
चाहे जो हो, हम दोनों भाग्यवान्‌ है। जो हम चाहते हैं' वही हमारे स्वप्न भी होते ह 
हैं। चलो, चलो । जब अतिथि घर बैठे हैं तव अपने ःआप में मगन रहें, पेह ठीक 
नहीं ।” कहता हुए दण्डनायक हड़बड़ाकर मुँह घोने चला गया।*._ 

पूर्व निश्चय के अनुसार फिर सब लोग उनके घर के विशाल प्रांगण में इकर्टर 


हुए । कै 
पद्मला और चामला का ग्रायन और नतेंन हुआ।-उनके गुए, उ्कते के 


नाट्याचार्य महापात्र ने उपस्थित रहकर मदद की। अपने गुरु को ४; 
नर्तन नहीं करूँगी, यहू वात शान्तला ने पहले ही कह दी थी, इसलिए उतकी केवल 
गायन हुआ। ह:20 27402 न 
नाट्याचार्य महापात्र ने शान्तला का गायन सुना । उसकी भूरि-भूरि प्रशंवा 
की और कहा, “अम्माजी, तुम्हारी वाणी देवियों की-सी है। हमारी चामती के 
कभी यही बात कहा करती थी, मैंने विश्वास नहीं किया था। ऐसी-इतनी उम्र 
इतनी विद्व्ता पाना साधारण काम नहीं । इसके लिए महान्‌ साधना, चाहिए। 
तुमने साधना द्वारा सिद्धि प्रापत की है । , इतना निखरा हुआ स्वरू-विन्याति; रा 
विस्तार, भाव-प्रचोदन, यह सव एक सम्पूर्ण जीवन्त साधना है, , देवांश-सम्भू्त 


272 | पट्ठमहादेवी -झान्तसय 


के लिए यह साध्य है। हेग्गड़ेजी, आप बड़े भाग्यवान्‌ है। ऐसे कन्या-रल की में 
आपने संसार को दी है। कर्णादक के कला-जगत्‌ के लए आपकी यह पुत्री एक 
गुझ 


श्रेष्ठ भेंट है । ऐसी शिप्या पानेवालें ग्रु ही भाग्यवात्‌ है 


"बच्ची को दीजिए, गुरुजी ” झाचिकब्वे ते कहा । 
नाट्याचार्य ने अपने दोतों हाथ उसके सिर पर रखकर कहा, “बेटी, तुम्हारी 
कीति आचन्द्रार्क स्थायी हो 


समय तुम्हारे गुर यहाँ नहीं हैं शति-निर्देश के बिना ठु नृत्य नही करोगी, ठोक 
है। परन्तु मुझे तुम्हारा नृत्य देखने की इच्छा है। तुम मात लो दो मैं गाऊंगा और 
नृत्य करोगी। मैं बहुत आभारी हैंगा।/ 
“रीति भेद है न गुरुजी, मेंल केसे वैठेगा ?” 
“मैं ही मुर्दंग बजाऊँगा अम्माजी, मेरी विनती मानो 7! 
वगति-निर्देश सम्पर्क नहीं होगा तो गति का अनुसरण करना कठिन होगा ! 
रहित करने से तो चर रहना ही अच्छा है । कला के प्रति उपचार 
कभी नहीं होता चाहिए, यह मेरे गुरुव्े का आदेश है। इसलिए मं आपसे क्षमा- 
याचना करती हूँ ।" 
"अच्छा जाने दो एक गाना और सुता दो। तुमन्‍जैसे स्वर विन्यासत करनेवालों 
(लिए मुर् को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बह ही 


अच्छा अवसर है ए? नादबाचार्म ने कहा । 


मशान्तला ने द्वस्तार के साथ स्व॒रूविन्यास की एक और गाता गाया। 
के हाथ मुदंग पर » नाद उतान्‍त करते । मुदंग-नाद ते 
दैखरी और लालित्य को शान्तला पहचान तो उसमें एक सी स्फूति आ 
गयी । एक-दूसरे का पूरी अली । इस स्पर्धो ने वातावरण में 
नयी लहर पैदा कर दी ॥ मन्त्रमुग्ध बैठे रहे ॥ 
ने फिर कहां, हर आपकी उंगलियों के स्पर्श 

में एक विशेषता है। यह केवल >निर्देशन मात्र नहीं, .प्रचोदन भी 
है। यह मेरा सौभाग है कि ऐसे में" -्वादन के न का एक योग मिली। 
बाप फुस्सत से एक बार हमारे ॥ हमारे गुरुजी गो आप जऊँसे विद्वान्‌ का 
संग बहुत ही अच्छा लगता है." थी। 

«तुम न भी 'झ एक बार आऊँगा ही । ुम्हास चुत एक बार देद* 
ही रहूंगा, अम्माजी 7 महापार ते कहा। 

आप बड़े उदार एैं? गुरुजी । सूेदेव के मन्दिर को बालू पर समुद्र के सामने 


खड़ा करनेवाले छल्पियों के देश से आये हैं.त आप १ उस 


को देखनेवालों ने बताया है कि यह उत्कल की उदारता का प्रतीक है।” शात्तता 
ने कहा। 

“वो तुम्हें कोणार्क का इतिहास भी मालूम है, अम्माजी ?” 

“हमारे युरुजी जो जानते है वह सव मुझे भी विस्तार से समझा देते है 7 

“अम्माजी, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो । तुम्हारे दर्णन से में भो भाग्यवात्‌ 
हो गया ।” महापात्र ने कहा । उपाहार-प्रतीय आ गये, नहीं तो उनकी बातचीत 
और चलतो | 

हेग्गड़ेजी के लिए रेशम का एक उपरना, हेग्यड़ती और उनकी लड़की के लिए 
रेशमी साट्टियाँ और चोली के लिए कपड़े विदाई में दिये गये । वास्तव में हेग्यड्ती 
माचिकब्दे को अपनी आँखों पर विश्वास नही हुआ | दण्डनायक की पत्नी इतनी 
उदार भी हो सकती है, इसकी कल्पना ही वह नहीं कर सकी थी। उन्होंने कहा, 
“दण्डनायिकाजी, यह सव क्यों ? अभी आपके यहाँ बहुत मांगलिक कार्य सम्पल 
होने है, यह सब देना तभी अच्छा होगा। इसे अभी लेते हुए संकोच होता है।” 
माचिकब्बे ने अपनी झिझक व्यक्त की । हे 

“मंगल द्रव्य के साथ जो दिया जाता है उससे किसी सुमंगली को इन्कार नहीं 
करवा चाहिए, हेग्गड़तीजी । मैंने कुछ पहले से सोचा न था ॥ आदियी वक्त जो 
लगा सो दे रही हूँ । यह दण्डनायक और हेग्गड़े के घरानों के स्नेह के प्रतीक के 
रूप में स्वीकार करें ।” चामव्वे ने कहा । कोई दूसरा चार नही था, हेग्गइती ने 
इस भावना से स्वीकार किया कि यह एक अच्छी भावना के अंकुरित होते का 
प्रथम प्रतीक बने । माँ ने जब लिया तो बेटी क्या करती, उसने भी लिया | 

हेग्गड़े-दम्पती ने दण्डनायक को सपरिवार एक बार अपने यहाँ आने का 
निमस्त्रण दिया । “इन नाट्याचार्य को भी साथ लाइये | यदि कोई आक्षेप नें हो 
तो वहाँ के मन्दिर में आपकी वच्चियों के गायन और नरतेनं की व्यवस्था करूँगा । 
बहुत अच्छा गाती है और नृत्य भी करती है। वास्तव में पिछली दार जब हमे 
आये ये तो सुना था कि उनका शिक्षण चल रहा था। इतने थोड़े समय में इतनी 
अच्छी तरह सीख गयी है ।” हेग्गड़े मारतसिंगय्या ने कहां।. 

हँसी-खुशी से सवने विदा ली। चामला रास्ते तक आंयी। पद्मला ने प्रधात 
द्वार तक आकर शान्तला का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, “भरूलवा नहीं ४ 

“हम छोटे गाँव में रहनेवाले हैं। हम आपको भूलेंगे ही नहीं । आप भी हमें न 
भूलें ।” शान्तला ने कहा । हि हे 

“भूलेंगी कैसे, रोज चामला आप लोगों के बारे में वात करती रहती है ! 
पदह्मला बोली । २ २ 

“आप तो उसकी दोदी ही हैं न, मैं भी कैसे भूलूंगी ?” 

इस छोटे से सम्भाषण से उनमें मंत्री का द्वार तो खुल गया, अब यह देखवा 


274 / पट्ठमहादेवी शञान्तला 


ह्वुकि उमके अन्दर से (कितनी रोशनी (बख रती है । 
थे सब बातें सुनकर छुचलदेवी भी आश्चयेर्चान हुई 
अस्थान के पहले राजमहर्ल मेँ भी उनका योग्य सत्कार किया गया । मार- 
उिगय्या अपने गुप्तचर कार्य का साया वृत्तास्त युवराज एरेयंग प्रभु को सुना चुका 
चा। 
बड़ी रानी चन्दलदेवी का तो ज्ञाभी और अम्माजी को विदा देते हुए गला भर 
आया, आँखें भर आयी । वह गदुगद हो गयी, मुँह से वात तर्क न निकल सकी । 
चलते समय शास्तला ने महाराज युवराज और युव॒रानी को प्रणाल किया कवि 
नागचन्द्र को साप्टोंग प्रणाम (छिया | कवि नागचरद् की आँखें भर आयी। 
हेग्गड़े परिवार की यात्रा सिंगिमस्या के नेतृत्व में आगे बढी । वाद में हेग्गड़ेजी 
को मालूम हुआ कि इसंगिमय्या डाकरसे दण्डनायक के घर क्षी आतिथ्य लेते गया 
था। वास्तव में वह अन्यत्र एक वसति-गुह में रह रहा था, इसलिए सम्पर्क का 
अवमर बहुत कम मिल पाया । 
मार्राप्गम्या और सिगिमस्या दोनों की एक राय थी कि डाकरस होशियार, 
-निष्ठावान्‌ और उदार है; उमका बड़ा भाई माचण अपने पद पर इतरानेवाला 
अहंभादी है। असल में दण्डनायक ने अपने चर में उसके बहिन-बहनोई औरभानजी 
सरि कक क्नी डो वयोंकि 


दोस्समुंद्र आने पर चामव्वे के प्रभाव के बारे में काफी सुत चुका था। 
इधर युवराज-पुवरानी , बड़ी रानी और शाजकुमारों के अचानक प्रस्थान का 
समाचार दोस्समुद्र के निवासियों के लिए एक आश्चयजनक वीर्ते बन गयी थी। 
उममें भी खासकर दण्डनायन परिवार के लिए यह बऊपात-सा था । विंगा अति- 
बहे के एकदम बड़ी रानी और कुमारों के साथ युवराज और युवरानीजी का 
प्रस्थान । यह कैसे हो सकता है? यह सब पू्वे-निश्चित है। हमें मालूम मे होने देने 
“का अन्दर-ही-अन्दर कुछ पड्यन्त्र स्चा गया है । यह कावि भी ऐसा निकला 
“उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेंद किया । जानती हुई भी एक बात भी कहें 
नविना, खाकर जानेवाली हेगड़ती ने भी कु नहीं बताया, वर बड़ी धोसेवाज हैं। 
चामब्वा का मन उद्विंग्स थी ऋोध से वह आग-बबूला हो व बड़वड़ाने लगीं, *युव- 
“रानी को तो उम हेग्गड़ती की लड़की की ही महारानी बनाने की इच्छा है। मुख 
सब मालूम है।' 

चेचारी पच्मला यह सब सुनकर क़कतेव्यवि्ढ़ हों गयी। 


पट्टमहादेवी इए्तला | 27 5 


चिण्णम देण्डनायक और कुन्दमराय पूर्व-निदिष्ट रीति से वेलापुर में गुवराज 
और उनके परिवार के रहने की व्यवस्था कर चुके थे। वह पोय्सल राजधानी ते 
केवल तीन कोस की दूरी पर था इसीलिए आवश्यक प्रतीत होने पर राजधानी 
आपने-जाने की सहुलियत एरेयंग प्रभु को थी । 
कवि नागचन्द्र को वेलापुर दोरसमुद्र से अच्छा लगा । नदी-तीर पर बसी यह 
जगह वेलापुरी पोग्सल राज्य-सीमा के वक्षस्थल-सी और यगची नदी उत्त सोमा 
के कटिबन्ध-सी लग रही थी । नागचन्द्र तो थे कवि ही, उनकी कल्पना चंशु में 
पोय्सल राज्य-पुरुष का यह रूप वस गया था । 
बेलापुरी पोस्सल राज्य के प्रधान नयरों में केन्द्र-स्थान था। पूर्व की ओर' 
दोरसमुद्र, पश्चिमोत्तर में सोसेऊर, दक्षिण में यादव पुरी, इन तीनों का केद्ध वही 
माता जाता था। वह राज्य-विस्तरण का समय था। राज्य-सीमा का जैसे-जैे 
विस्तार हुआ, राज्य में विलीन नये-नये प्रदेशों की प्रजा में निप्ठा और दक्षता 
रूपित करने के लिए नये-नये मुख्य, नगरों को चुनकर पोग्सल राजा उनमें रहा 
करते। इसी क्रम में उन्होंने सोसेकर के वाद वेलापुरी को चुवा था। इसी तरह 
दक्षिण के चोल राजाओं के सीमा-विस्तार को रोकने और अपने सुख्री राज्य को 
विस्तृत करने के उद्देश्य से यादवपुरी को भी उन्होंने प्रधान नगर बताया था। 
प्रत्येक प्रधान नगर में एक दण्डनायक और उनके मातहत काफी सशक्त सेना रहा 
करती थी । वेलापुर की प्रधानता के कारण अमात्य कुन्दमराय का निवास वही 
था। सोसेऊरु का नेतृत्व चिण्णम दण्डनायक कर रहे थे। हर 
फिलहाल राज्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर अधिक पड़ने के कारण प्रभु नेः 
राजधानी की देखरेख का उत्तरदायित्व प्रधान गंगराज और महादण्डनायर् 
मरियाने पर छोड़ रखा था। महाराज की और राजधानी की व्यवस्था भी उ्त्हीः 
पर छोड़ रखी थी। मरियाने के लड़कों को दण्डनायक के पद पर नियुक्त कर उसबी 
हैसियत बढ़ायी गयी थी। उन्हें आवश्यक शिक्षण देने की ज़रूरत थी, इसलिए 
उन्हें तब तक दोरसमुद्र में ही रखा गया जब तक उनका शिक्षण पूरा न हो । 
अब की बार एरेयंग प्रभुने दोससमुद्र से प्रस्थात करते समय मा 
दण्डनायक को यादवपुरी की निगरानी करने को रखा : डाकरस दण्दनायक डोः 
वैलापुरी में नियुक्त कर वहाँ जाने का आदेश दिया । 
भरियाने को यह परिवतंन जेंचा नही, फिर भी वह कुछ कर नही सकता पा। 
इस पर उसने महाराज को भी अपनी राय बता दी थी । परन्तु महाराज ने एवं 
ही बात कही, “युवराज ने मेरी सम्मति लेकर ही यह परिवर्तन किया है।” से 
अपनी इस यात्रा की खबर तक न देकर युवराज के एकदम चल देने 
दण्डनायक के घर में काफ़ी तहलका मच गया था | अब इस परिवर्तन ने सुलगती 
आग पर हवा का काम किया । 


276 / पट्टमहादेवी द्ान्तला 


महादण्डनायक की मन रात-दित इसी चिन्ता में चुलने लगा कि मेरे बेटों को 
मुझसे दूर रखने का यह काम मेरी शक्ति को कम करने के लिए किया गया हैं, 
आुवराज ने इसीलिए यह काम किया है, मैंने कौन-सा अपराध किया था ? मैं जा- 
वीकर बड़ा हुआ इसी राजघराने के आशय में, मेरी ध्रमनियों में जो सकत वे रहा 


छमी हालत में युवराज के मन में मेरे बारे अं ये कैसे विचार हैं? 
चामब्दा ने जवाब दिया, “यह मब उस हेग्गड़े का जाल है । इन अस्मधारियों 
का कभी विश्वास नहीं करता चाहिए 
"तो यह सब उसी का अभाव हो मर्कता है। इसीलिए उल्लू बनाता मुहाबरा 
अल पड़ा होगा। अब तो स्थिति हाथ से लिकलती लगती है। 
“मैने पहले ही कहा था (कि उस हेंग्गडे का काम छुड़ा दो नहीं तो उसकी 
(किसी खटपटबाली जगह तबादला कर दो। आपने माना नहीं। अब देखिए, वही 
हमारे लिए शूल बना हे 
"बह काम इतना आसार नहीं । उसके सम्बन्ध मं कुछ करने पर उसकी प्रतिं- 
कया हम ही पर होगी । इस संद न कारण तुम ही हो। तुमने अपनी हस्ती-हैसिये 
दिखाने के तैश में आकर उस हेग्गडती को पहले से जो अपमानित किया उसी का 
यह परिणाम है। हमसे जो रहते है उनसे लगे रहनेवालों और उतके विश्व" 
बात जो बने उनसे कभी हमे द्वेप नहीं करता आाहिए। इस वात को कई वार 
समझाने पर भी तुम मानी नहीं को यह अहँवगर है कि तुम्हारा झाई प्रधान है, 
तुम्हाण पति दण्डनायक है। ते अपनी दैमियत परे चमण्ड करती हो। तुम्हारी 
हर ज्ञावना ने तुमको ही वर्गों बच्चों समेत हंस सबकी इस हालत मेंलारखा 
ए 
“हा, मारी गलती ऋेरी ही हैं। आपने कुछ भी नहीं किया ं 
“मैने भी किया हैं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे जो नहीं करना चाहिए था बह 
किया | उस दिन युवराज मे महाराज बनने के लए जोर देकर कहती चाहिए था । 
मुझसे गलती हुई । तुम्दारा ठीक समझकर कहा, तभी से 
मुझे सन्देह की दृष्टि से लगे हैं। अर्व स्थिति ऐसी हैं कि महा भी मेरी 
सलाह आमतौर पर स्वीकार नहीं करते न 
कक्षरे भाई ने भी सर्म्ाः दी तब, आपने ऐसा क्या । अब मेरे ऊय दोप 
लगाएँ तो मैं क्या कट मैने जब यह सलाह दी थी तभी बह नहीं मानते और 
आपको जो सही लगता चही करते हू मना थोड़े करती। मुझे जो सूझा; सो 
कहा। क्या मैं आप ले श्ोगों की पढ़ी-लिखी हूँ! अनुभव सजोसूझा सी कहा 
था। आप उन लोगों में से जो स्त्री-शिका के विरोध में विचार रखते हैं। आपका 
अपनी बुद्धि अपने ही वश मे रखनी चाहिए थी” यों उसने एक बबण्डर हीं खड़ी 


कोई प्रयोजन नहीं । हम पर अुवराज शंका करें 
तो भी कोई चिन्ता नहीं । हमें दुरा माने तव भी कोई चिन्ता नही। हमें को उनके 
प्रति निष्ठा से ही रहना होगा । हमने सेक्ष्य कभी बुराई 
करने का न है कि अपनी लड़कियों को हैम उनके कुमारों 
हाथों सौष देवा चाहते हैं ।” 
वे यदि माने, 


उनके मन में इस परह की शंका उत्पन्न हो गयी है तो 
हैमारी कैसी हालत गैगी, यह कहना मुश्किल है। है न ?” 
लड़का कहता है, पद्मला ने ऊँछ बताया क्या 27 
“उसे क्‍या समझ ने 


है, है कि वह उसीतते विवाह 
करेगा। वह ख़ शी से खिल थी, अव आँसू बहा रही है 
उवराज की यात्रा ग्रे 


नही होने पर जा तुम आय-बबला होकर 
लगी उससे वह धीरज को छी ॥ 
“आप त्तो उसे धीरज बे 
गत र धीरज बेधाऊ? के एक बार वेलापुरी हो आने की सोच रहा 
हैं । यों तो हमारे कवि भी वहाँ है।” 
ठीक । जो मन मे 


। जो मन में आया उसे ल्िः कहलानेवाले का क्या ठिक़ादा और 
क्या नीति ? ऐसे लोग ग्रिरगिट की रंग बदलनेवाले और जिस पत्तत में 
पाया उसी में छेद करनेवाले होते है। मिलें वही उनकी नज़र लगी 
के रह जाने की बात पहले कही थी ?” 
“उससे वात नही हो सकती थी। वेचारा, उसकी कैसी स्थिति रही होगी, 
कौन जाने ? इसलिए जब तक वेलापुरी हो नआजऊ तब तक मन को शान्ति नही 
मिलेगी ।” 


'विनिमः ही करें।” 
है। वही करूंगा ॥ 


देमें उसे महारानी बनते के योस्य शिक्षित करना चाहिए, यह आपके होने- 
वाले दामाद की इच्छा है। इसलिए किसी को 
पहले सगाई » फिर देखेगे।” 
“आप ही ने कहा था 


7 कि यदि मैं शिक्षित होती तो अच्छी सलाह मिल सकती 
थी। जो शिः नहीं मित्र सका 
9 


पैहे कम-से-कम आपकी बच्चियों को पम्रित 
इतनी व्यवस्था तोहो! पत्ता उनकी शादी डिमसे हो, वह तो 
के हाथ में है एक बात की द्सरी के गाँठ 


ठ न बाँधें 
278 / पमहादेवी झान्तता 


“इस बारे में भी तुम्हारे भाई से सलाह लूँगा। ठीक है न ?” 

पति-पत्नी में जो चर्चा हुई उसके अनुप्तार प्रधान गंगराज से विचार-विनिमय 
हुआ। बच्चों के शिक्षण की उन्होंने भी स्वीकृति दी। उनको स्त्रीकृति से यह 
आभास भी नहीं मिला कि वे राजकुमार की बात को कितना मुल्य दे सके है। 
अभी से इस सम्बन्ध में वे कुछ कहना नहीं चाहते थे, अभी हालात कुछ गंदले है, 
कुछ उन जाएँ। अभी कुछ कहें तो उसका अर्थ बुरा भी हो सकता है। इसलिए 
वेलापुरी जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता | समय की प्रतीक्षा कर योग्य अवसर 
मिलने पर इस विवाह के सम्बन्ध में ठीक-ठीक स्थिति जानते का काम करेंगे । 
वच्चों के स्थानास्तर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं, किस-किसको कहाँ-कहाँ रखना 
अच्छा होगा, इस दृष्टि से ही इन बातों पर विचार करना होगा, यह मैंने स्वयं 
इवराज को बताया था। परन्‍्तु मैंने यह नहीं सोचा था कि वे इस पर अभी अमल 
कर डालेंगे। माचण के स्थानान्तर की जल्दी नही थी । परन्तु डाकरस को अपने 
पास बुला लेने का उद्दं श्य राजकुमारों के शिक्षण की व्यवस्था और देख-रेख हैः 
इसलिए उसके स्थान-परिवतेन की जल्दी भी थी। अपने बच्चों के शिक्षण का भार 
विश्वास के साथ आपके बेटे पर छोड रखा है, तो आपको युवराज के किसी काम 
पर सन्देह करने की जरूरत भी नहीं । आपको इस उम्र में, बुढ़ापे के कारण बहुत 
जह्दी प्रतिक्रिया का भाव उठता हूं । जल्दवाजी के कारण जो कोई प्रतिक्रिया हो 
जाती है उसके माने कुछ-के-कुछ हो जाते हैं। इसलिए ये सव विचार छोड़कर 
चुप रहने की सलाह प्रधान गंगराज ने महादण्डनायक को दी । इस विचार-विनि- 
मय के फलस्वरूप दण्डनायक की बच्चियों को शिक्षण का लाभ हुआ। 


राजकुमारों का अध्ययन जोर-शोर से चल पड़ा। बललाल में अध्ययन के प्रति जो 
आसक्ति पैदा हो गयी थी उस्ते देखकर कवि नागचन्द्र बहुत चकित हुए, उन्हें बड़ा 
सनन्‍्तोप हुआ था । इस सम्बन्ध में एक दिन उन्होंने युवरानी मे कहा था, “बल्लाल 
मार की इस श्रद्धा का कारण सन्निधान हैं।” 

“आप यदि खुले दिल से मुझसे वात न करते तो यह काम नही हो सकता था । 
इसका एक कारण यह भी है कि उस दिन अभ्यास के समय ही वह अधिक प्रभा- 
वित हुआ होगा | उसके दिल में आपकी उपदेश-वाणी झंकृत हो रही थी कि तभी 
मैने भी जुलकर उससे बातें की । वल्कि कहें, इस भावना से आप बातें न करते तो 
पता नही राजकुमार के भविष्य का क्या हुआ होता ।” 


*पट्टमहादेवी शान्तला / 279 


“जब कभी अच्छा होना होता है की बैद्धि भी ऐस) हो , पी हैं। यहा 
है 2227 

अप तृप्त हो आये तो पर्याष्त है,” 

मुझे तो वृष्ति है; छोटे प्रजकुमार की जितनी पैक्म ग्रहण-शक्ति ने होने पर 
भी बढ़े पजकुमार की अहण-शक्ति धच्चस्तसेय है। बक् तो अध्ययन में ऊकी 

भी स्पप्ट दीबती 8, कई वार के छोटे राजकुमार के भी जल्दी परठ 

हैं ४ 


“प्ोग्सल राज-सिंहासन पर बैठने योस्य उसीको बनाइये मां होकर मैं दही 
श्वासफ़ञत्र 


आांगती है। उसे प्रजा का प्रेसपात्र लगा चाहिए और प्रयाका विः 
उनना चाहिए | इतनी कोग्यता उसमें बानी ही चाहिए।” 


था आाव 
उनकर मेय दिक्त बहुत दुख हा है। जो बात युझे सही नहीं लगती. उते बिना 
: कहे देक मे है, जाये 


20005 *टनायकजी हे यहाँ से उठी 
मैंने के ढंग के समन लिया, अदयप्ि उन्‍्होंके वात इस ढंग ते की 
्गसे कि 


मे ठुसे। उनके क के ढंग 
और उनका प्रेम मिला, उैसलिए के उतक) परवाह नहीः करता, यह भावना उतके 
सन में उत्पन्न ही गयी है; अह सुनने के बाद मैं इस बात की जड़ की छोज में च्गा 


हू बेलापुरी की यात्रा का समाचार पहले से जानते हुए नी वहाँसे निकलते समय 
उनसे कहकर नहीं आया, कई सोचता हूँ यही कराए रहा होगा। सन्लिधान जानती 
हू राजन्यरिवार के यहाँ पधारते समय विछले दिन अचानक रात को ही विप्णम 
दण्डनायक के साथ यहाँ सकृदुम्] आया पडा । फिर क्षी चिण्णम दण्डनायकजी से 
इस बारे में मैंने लिवेदन किया थी। उन्होंने कहा, गे स्वामीजी की आज्ञा है। 
सुरन्‍्त तैयार हो जाओ प्रस्थान के लिए। छन-जिनकों बताना होगा उरते सबको 
“राजमहल से खबर ्लेज दी जायेगी । इसके लिए. आपको चिंन्तित मेने की जरूरत 
नहीं। में इधर चल आया। मेरे मत पर जो भार लद॑ गया था, उसे मैते सब्निधाने 
जे निवेदन किया है। आज हो तो एक बार दोस्समुद्र जाकर से सीधा 
मिलकर क्षमान्याचना कर आऊँगा ९! कवि नागचन्द्र ने कहा । उम्रका मन वीस्तवे 
अं उद्देग में भरा था। 

“हुस समाचार पर रंग सम्भवतः [सत्रयों की और से चढ़ी है। आपको 
आतंकित होने की जरूरत नहीं । सिर्फ इमीलिए आपकी बहाँ तक जाते की जरूरत 
जहीं। मैं स्वामी से वात कहूँँगी । आप निरश्चिस्त रहे 7 

"सित्रियाँ कहें या पुरुष: हुसी बात से तो मन दुलेगा ही। 

"आप काव्य-रचता करने बैठे और किसी नायिका के दुःख का ित्रण करना 
थड़े तो आप खू द रोते वैठेंग ? हम बैठने से काव्य-स्चता हो सकेगी ? यहाँ भी बह्ी 
बात है। किसी के बारे में कोई वार्ते आपसे सम्बद्ध कोई कहता हैं तो उसपर 
आपको चिन्ता क्यों हो ? आपके मन में ऐसी आवनावयों हो आपके मन में बुराई 
ज हो तभी निर्लिप्त साध्य होता । 


रहना 
#मुझमें कोई ऐसी वात ही रहीं है । परूतु उनसे ब्िंदा लेकर आना कर्तव्य 
चिन्ता मत को 


था, उसका पालन न ही सका, यहीं को सालती रही ।” 
किन्तु जिस परिस्थिति में आपको परिचित हैं; पो 
इसके लिए चिस्तित नहीं होता * एहिए। महादप्डनायक $ आनेवाले ही हैं? ते 
हे आप मीधी वात कर लें। जब यह बात नहीं मैं तब तक आप 
ड्रयह बात न उठाये, यह सही ही नहीं है, यह मेरी सलाह है। 
०दीक है। अब तत्काल मेरे का भार कर्म हुगी उतरा । उ्ते आने 
र क्या होगा, यह. अधी से क्यों सोच ? आज्ञा हो तो चर्बूगा । मैने आपके साथ 


गत करने की जो स्वतन्त्रता ली उसके लिए क्षमा माँगता 
“नहीं, ऐसा कुछ नहीं । आप स्व राजी 
इच्छा खुले दिल से स्पष्ट कहना चाहिए, यही अच्छा है । 
कवि नागचस्द्र नमस्कार करके चला गया । 
पर एचलदेवी अपने पलंग की वर्क चलीं। और 7 पसारकर लेट 
बा 4 । 


चामव्वा की दु्वृद्धि पर उवरानी एचलदेवी के मन में घृणा को भावता 
उत्पन्न हो गयी । मरियाने पण्डनायक के आने का समाचार तो मालूम था परतु 
उसका कारण जानती थी वामब्वा ने कौनसा भसता सेलने के लिए 
नके हाथ में भेजा है, यह विदित नही। प्रतीक्षा करके देखना होगा। 
हाँ, हाँ, अतीक्षा कर: देखने क। विचार किया, गह को ठीक हो है। इस 
विचार के पीछे एक-एक करके सभी कातें याद आयी। इस सबका मुत्त कारण 


ब्स्त्र कर खब का 
शायद इनके प्रस्थान के तुरन्त बाद वह विवाह की बात उठाना चाह रही थी । 
उसे पता दिये बिना, हम लोगों का अस्थान होने से चह सीक़ा चूक गया। इसपर 
उसे गुस्मा भी आया होगा। और नह गुस्सा किसी-म- किसी पर उतारना चाहती 
है। ऐसी हालत में, देण्डनायक शायद इसी सम्बन्ध में वात करने आ रहे होंगे। इस- 
लिए पहले ही से अपने प्रभ विचार-विनिमय भय कर लेना अच्छा है हि 
गैक उसी वक़्त बड़ी रानी दैवीजी के आने से यह विचार-शंयता' 


“बुला भेजती तो है स्वयं सेव। 'हेँंच जाती ।” युबरानी ने विनीत होहर 
बैठती हुई बोली, « बहुत विचार-मर्त लग रही है, मेरे आने 


विचार और चिन्ता ने किसे मुक्त किया है बड़ी रानीजी ? एक छोटी चीटी 
से लेकर चक्रवर्ती पैक को एक-न-एक विचार करते ही रहना पड़ता है। अब, वया 
चिन्ता नहीं? चैहरा ही बताता है। क्या करें, बड़ी रानी, 
रेविभय्या के आने तक आपको इसी ' रहे चिन्तित रहना पड़ेग। 
“मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे कारण की जिम्मेदारी बढ़ गयी है यदि 
जाती*** 


वहीं से चली जाती तो हमें आपकी सात्मीयता कहाँ मिलती ? प्रत्येक क्रिया 
के पीछे ईशएकर का कोई-न-कोई निक्श ही है ।' 


इतने में घष्टी उठी। मी और री की वात अभी यतम नहीं 
ुई कि इतने में एरेयंग पु की आवाज मुक्त पड़ी, “बडी रानीजी भी हैं। अच्छा 
हैआ । गालच्चे अ जाकर दे आओ! 


स्वागत कृ के 
एरेयंग प्रमु अन्दर आये. “बड़ी रानीजी, चलनिक्रेमायक अभी कल्याण से तौटा 


282 / पटमहादेवी इान्तला 


है। सस्निधान ने पत्र भेजा है कि स्वास्थ्य ठीक न होने से वे स्वयं आ नही सकते ।' 
इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी रानी को विदा करने का समय आ गया। हँसी-खुशी 
से विदा करने के थदले एक आतंक की भावना में जल्दी विदा करने का प्रसंग 
भाया है। जिस वज़त आप चाहे, योग्य संरक्षक दल के साथ भिजवा देंगे। खुद 
साव चलने की आज्ञा दें तो भी तैयार हैं । कल हमारे महादण्डनायक अचानक ही 
यहाँ आनेवाले है । ये यदि मान लेंगे तो उन्हीं को साथ भेज दूंगा ।” बिना रुके एक 
ही साँस में यह सव कहकर उन्होंने अपने ऊपर का बोझ तो उतार दिया, परन्तु 
यह समाचार सुनने को बड़ी रानीजी और एचलदेवी दोनो तैयार नही थी। 

बड़ी रानीजी तो किकतंव्य-बिमूढ़ होकर ही वेठ गयी । एकदम ऐसी खबर 
मुनने पर एचलदेवी कुछ परेशान भी हुईं। परन्तु यह सोचकर कि उत्तके मन पर 
दूसरी तरह का कोई आधात लगा होगा और इसी वजह बिना दम लिये एक ही 
साँम में कह गये हों, यह समझकर, खुद परेशान होने पर भी वह बडे संयम से 
बोली, "चिन्ता न करें, बड़ी रानीजी, जितनी जल्दी हो सकेगा, आपको कल्याण 
पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। अस्वस्थता की खबर आपके पास पहुंचने तक ईश्वर 

: की इपा ने चत्रवर्ती का स्वास्थ सुधर चुका होगा, ऐसा विश्वास करें। हमें बिता 

कारण घबड़ाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद आपके साथ चलकर आपको चम्रवर्ती के 
हाथ सौपकर आऊँगी, आप चिन्ता न करें।” युवरानी एचलदेवी मे कहा । 

“नायक कहाँ है ?” चन्दलदेवी ने पूछा। 

“मिलना चाहें तो बुलाऊँंगा ।" प्रभु एरेयंग ने कहा । 

“यदि वहाँ से रवाना होने से पहले वे सन्निधान से प्रत्यक्ष मिले हो तो 
बुबाइये ।!! 

“गालब्बे, बाहर लेंक खड़ा है। किसी को भेजकर चलिकेनायक को बुला लाने 
को कही ।” एरेयंग प्रभु ने कहा। 

चन्दलदेवी ने पूछा, “जब नायक ने खबर सुनाई तब वह कुछ घबड़ाहट महसूस 
करने लगा क्या ?” 

हमने इतने विस्तार से नहीं देखा-पूछा। इसलिए इतना ही कहकर कि 
वर है” हम उत्त पत्र को लेकर इधर चले आये। अभी पत्र पढ़ा नही है। वड़ी 
रानीजी के समक्ष ही पढ़ना उचित समझकर हमने अविलम्ब नही पढ़ा ।” कहकर 
फरमान की भुहर खोली । बड़ी रानी और एचलदेवी देखने के लिए ज़रा आगे 
झुकी । एग्ेयंग प्रभु ने स्वस्तिश्री आदि लम्बी विरदावली पर नजर दौड़ायी और 
फरमान पढ़ना शुरू किया--- 

“धारानगरी पर विजय प्राप्त कर बड़ी रानी को सुरक्षित रखकर आपने जो 
कार्य दक्षता से किया है, इससे बहुत सन्‍्तोष हुआ । इस खुशी के समय अपनी इच्छा 
हे, आगे से, पोस्सल-बंश-त्रिभुवन-मल्ल यह चालुक्य-विरूद भी आपकी विरुदावली 


पट्टमहादेवी शान्तला / 283 


पे हमाया है होगा। ६. है रामीजी को 
भिजवाने की करें। यहां के पजनीतिक हेलचत वहाँ के आम भोगों 
लए बातचीत क. विषय नहीं चाहिए । 
रानी अनायाक है) यत्ते पर मगिल्य-यत्र ग्या। एक 
दी लेकर कह उतरे, एक है क्षण मन मे चन्दलदेव 
का मन ही) गया या। 
“अब बड़ी. पानी के मन के )7 एक ही क्षण में जो सके हो गया वही इस देश 
के न नोबन का सकते 'पिलदेकी ने कहा; 
“बिना कारण कै विशाम मे बाधा डी (९ बड़ी रानी के 
कहा । 


की समझ में नही जाया कि पेह क्या करे। पेहे टकटकी) लेयाकर 
7 नही 


“नहीं, ठीक हूँ, प्रभु।” 

“तो बैठे क्यों नही, बैठो ।” 

वह सिमटकर एक आसरुन पर बैठ गया। 

प्रभु एरेयंग कुछ बोले नही, नायक प्रतीक्षा करता बैठा रहा। जिसपर बैठा 
था वह आसन कांटों का-सा लग रहा था। कव तक यो बैठा रहेगा ? “हुकुम हुआ, 
आया, क्या विषय है” उसने पूछना चाहा, बात रुकी । 

“जिन्होंने बुलाया है उन्हें आने दो । तब तक ठहरो, जल्दी क्यों ?” उस्ते कुछा 
बोलने का अवसर ही नहीं रहा | मौन छाया रहा। कुछ ही क्षण बाद बड़ी रानी 
और युवरानी घी का दिया जलाकर प्रणाम करके लौटी | नायक ने उठकर उन्हें 
प्रणाम किया । 

*क्ष्यों, नायक, अच्छे हो ?” चन्दलदेवी ने पूछा। 

बड़ी रानी चन्दलदेवी को देखने से उसे लगा कि उन्हें अभी चक्रवर्ती की 
अस्वस्थता की खबर नहीं मिली होगी । उसने सोचा, यह अप्रिय समाचार सुनाने 
की जिम्मेदारी मुझी पर डालने के इरादे से इस तरह बुलाया है, इससे वह और 
भी अधिक चिन्ता-भार से दव गया, बोला, “हां, अच्छा हूं ।” 

बड़ी रानी बैठी । नायक से भी बैठने को कहा । युवरानी भी बैठ चुकी थी,. 
पर नायक खड़ा ही रहा । 

/इसे दो-दो वार कहना पड़ता है, पहले भी इसने यही किया ।” प्रभु एरेयग 
ने किया । 

नायक कुछ कहे बिना बैठ गया । जो पत्र वह स्वयं लाया था उसे दिखाते हुए 
पेभु एरेयंग ने पूछा, “यही है न वह पत्र जो तुम लाये हो ?” 

हां! 

“बड़ी रानीजी की इच्छा है, इस पत्र को तुम ही पढ़कर सुना दो, इसीलिए 
तुमको बुलाया है।” कहते हुए प्रभु एरेयंग ने पत्र उसकी ओर बढ़ाया । चलिके- 
नायक ने आकर पत्र हाथ में लेकर बड़ी रानी की ओर देखा । 

“क्यों नायक, पढ़ोगे नहीं ?” एरेयंग ने पूछा। 

“यह तो प्रभु के लिए प्रेषित पत्र है। मेरा पढ़ना**?” इससे उसका मतलब" 
था कि अप्रिय वार्ता उसके अपने मुंह से न निकले । 

“हम ही कह रहे है न, पढ़ने के लिए, पढ़ो।/ प्रभु ने कहा । 

प्र खोलकर आरम्भिक औपचारिक सम्बोधन के भाग पर नज़र दौड़ायी । 
इसके बाद उसकी नजर पत्र की अन्तिम पंक्ति पर लगी । पत्र छोटा था । उसकी 

बिन्ता क्षण-भर में गायब हो गयी । 

मुझे भी फिर से पढ़ता होगा ?” नायक ने पूछा। हे 

“तुमको समाचार मालूम हो गया न, वस | इधर लाओ।" प्रभु ने हाथ 


पट्टमहादेवी झान्तला / 285- 


>यह फन्र तुमने ही, कायक अब मातम हुआ 2४ 
“मातम हो ४ गतिक (४ 

दुमको फिर बड़ी पनीजी का रक्षक उनकर जाना होगा ॥! 
“जो आज्ञा ९ 


नायक । लौटते समय तुमने सेन्विघान का देशन किया का यानही 2० 


“चन्दलदेवी + पूछा । 
“पहची बार जब दर: कया तो ऊहा कि चलने पर कुछ ढेसे ह।गी । तव 
पक रहो। फ़िर्झ्े दिन मिलले गया तक भी सज्निः ने वही कहा । 
वमय्या हे आकर पर “अब देशंन नही हो मेकता, स्वास्थ्य अच्छा 
नही । कह दिया, और कि आज्ञा हुई है ॥$ «८ कर्थन नही है सकते, 
एक पत्र तैयार रेखा है, इसे जाकर अपने उवराज को दे देना ।” अमात्य 
राचिनभ: दैण्डनायकजी क के बड़ी रानीजी को शी ले आने #) 
व्यवस्था कराएं। हम इधर चले आये।! 
“तो रेविमय्या कहा है, बह तो दिद्या नहीं 2? अमु एरेक् मे पृष्ठा। 
“रास्ते में वेलिपुर में कक गया है, कच भायेगा ९ 
“हेग्यडेजी वलिपुर मे के 9७ 
4; ॥ 
हज छा होता।” 
श आयेगा को मावृम हो जायेगा ३ हे माया है, चौटते समय 


रहो ही बुक है| चन्दलदेव कहा । 
वह किसी दिन ही, होना ही. चाहिए। परन्तु कसी पड़की आयेगी 
+ह नहीं मातम मुझे।! एचलदेवी के 
पे मैं नहीं मानती *डतायकजी को बड़े लड़की 
परमार का हैर लिया है (* 


गे ने, घना है, बडे 
“वह जोड़ बड़ी रानीजी 2० एचलदेवी क्रेक्ती 
खकी धन में कुछ की गी 
॥ आने ही जायेगा । भाप शज्रु को भी जीत सकती 
हैं ।“ सनद बोली 
मे वल्लाल ही बारे मे अधिक है । हमारा सौभाग्य है कि अब बह 
गैफ बनता जा रहा 
“को क्या ये बारे में लिन्‍्ता नही ह श्श 
“कह के बारे में मुझ्ने कि नही। उदय अभी छोटा है, उसके वारे में चिन्तित 
हेने का आया है 
तो क्या आप किसी निर्णय पर 'हुंच गयी है 2० 
मुझे आतूम है कुछ 
मिए उनसे गैवा 


रोक गिहूँ * दाल ही सकती हू । इसी- 
र लेना चाहिए |; 
प्त्तय॑ है कि अनहितत भी हित की. पका लक्ष्य है।” 
हमसे किसी का 


हीं ना चाहिए। इतना हूं अभीष्ट है |" 
"हैं साधना नहीं सकती ।” 
ऐसा 


माप्त नहीं होंगे बड़ी रानीजी 
दिन पैक स्थग्रित मु है किया 
करा निश्चित कर कल 
विदाई के 


हम उसके लिए उप- 
और दण्डनायक के 
के तेयासे करें? 
मरियाते 


आने प आप अब 
आनेवाले 8 9७ 
कर रैण्डनायकजी विवाह सम्बन्धी बात करने आ73 है 
"को ने परे सात 


'इमहादेवी घान्तला / 28 7 


“न न, वह बात अब अभी सोचने को नही है ! उसकी अभी क्‍या जल्दी है?” 
कहकर ज्यादा बात करने का मौका न देकर प्रभु एरेयंग चले गये । 

“तो यह सम्बन्ध युवराज को पत्नन्द नहीं है ?” चन्दलदेवी ने एचलदेती से 
पूछा। 

“बातों से तो ऐसा हो लग रहा है। इसते मुझे दोनों तरफ की चिन्ता करनी: 
पड़ रही है। उधर अप्पाजी के विचार भिन्न है, प्रमुजी के विचार बिल्कुल अलग, 
यह सब स्पप्ट हो गया है। समय ही इस स्थिति को बदल सकता है। इन दोनों में 
से किसी एक के मन को तो बदलना ही होगा ।” 

“जब मैंने यह बात छेड़ी तव युवराज कुछ नही बोले । इससे मैं समझ बैठी थीः 
कि इस सम्बन्ध में उनके विचार अनुकूल है। यह जानती होती कि उनके विचार: 
प्रतिकूल है तो मैं यह सवाल नही उठाती, शायद न उठाना ही अच्छा होता ।” 
चन्दलदेवी ने परेशान होकर कहा । 

“पूछ लिया तो क्या हो गया ? यह मामला ही कुछ पेवीदा है। यह उलझन 
सुलझाने का भार भी मुझी को ढोना होगा। यह सर्वया निश्चित है। आपको परे- 
शान होते की जरूरत नहीं। अन्दर का विरोध एक वार फूटकर बाहर व्यक्त हो 
जाये तो मन पर उसका दवाब कुछ कम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 
मेरा काम कुछ हद तक आसान हो गया है। भरे, मैं तो बातों में भूल ही गयी थी,. 
आज सोमवार है। शाम हो रही है, जल्दी तैयार हो जायें तो मन्दिर हो आयेंगे | 
वाहन तैयार रखने को कहला भेजती हूँ ।” युवरानी ने कहा । 

चन्दलदेवी उठकर अपने निवास चन्द्रशाला गयीं। 


मरियाने दण्डनायक आया। भन्‍्त्रणागृह में युवराज से गुप्त मन्त्रणा हुईं। उस समय' 
उसने दो मुख्य बातों का जिक्र किया ! पहली वात यह थी कि महाराज इस बात 
पर अधिक जोर दे रहे है कि युवराज सिहासनारोहण के लिए स्वीकृति दें । अबकी 
बार यह बात दण्डनायक के हृदयान्तराल से निकली थी, फिर भी युवराज ने अपना 
पूर्व-सूचित निर्णय न बदला, उसी पर डटे रहे और कहा, “अब क्या कष्ट हो रहा 
है, दण्डनायकजी, कामकाज तो चल हो रहे है। पिताजी हमारे सभी कार्यों को 
स्वीकार कर आशीर्वाद दे रहे हैं, हम छोटों के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात 
और क्या हो सकती है। वे जोर दे रहे हैं; इससे हमें झुकना नहीं चाहिए। कल' 
दुनिया कह सकती है कि पिता बूढ़े हो गये, इससे उन्हें हटाकर खुद सिंहासन पर 


288 / पट्टमहादेवी शान्तला 


नही है ! कम-से-कम और तीन साल तक शिक्षण की ओर ध्यान देना उनके लिए 
हम आवश्यक मानते हैं। आप महादण्डनायक की हैसियत से हमसे सहमत होंगे, 
यह हमारा विश्वास है। अभी इस प्रसंग में वात नहीं उठाना ही उचित है। वाद 
में यह बात सोचेंगे !7 

“समन्निधान की आज्ञा है तो तव तक प्रतीक्षा करूँगा ।7 

“इस मम्बन्ध में हम कुछ नही कह सकेंगे। निर्णय आपका । विवाह कभी-कभी 
हमारी इच्छा के अनुसार नद्दी होते ! इसीलिए योग्य वर मिले, उचित अवसर भी 
आ जाये तभी विवाह करना उचित है। किसी भी बात पर अधिक विचार ने करके 
हमारी वेटी केलेयल देवी का हेम्माड़ी अरस के साथ एक विशेष मुह्॒त में विवाह 
कर दिया गया था, विवाह के अब आठ वर्ष वीत गये । आपको मालूम है न?” 

मरियाने को आगे वात करने के लिए कोई मौका ही नही रह गया। एक 
तरह से वह निराश हुआ । परन्तु उसने प्रकट नहीं होने दिया, ठीक है कहकर चुप 
हो गया । हे 
इसके बाद प्रभु एरेयंग ने कहा, “दण्डनायकजी | बड़ी रानीजी को कल्याण 
भेजना है! चालुक्य चक्रवर्तीजी अस्वस्थता के कारण आ नही सकते । यों तो मेरा 
आना ही उचित है और संगत भी । परन्तु, इधर उत्तर की ओर रहने के कारण दो 
वर्ष में यहाँ की स्थिति बदल गयी है। यही रहकर परिस्थिति पर निगरानी रखकर 
कुछ देखभाल करना आवश्यक हो गया है। इसलिए आप जा सकेंगे ?” अभु ते 
पूछा। 
“आज्ञा हो तो हो आऊंगा ।” दण्डनायक ने कहा । 

“आज्ञा ही देनी होती तो आपसे ऐसा पूछने की ज़रूरत ही क्या थी ? जब हमें 
जाने के लिए परिस्थिति प्रतिकूल हो तब आप जैसे ही उत्तरदायित्व रखनेवालों को 
जेजना उचित मानकर हमने आपसे पूछा । यदि आपको कोई महत्तर कार्य हो तो 
हम सोचेगे, किसे भेज सकते है ।” प्रभु एरेयंग ने कहा । 

“प्रभुजी का ऐसा विचार करना बहुत ही ठीक है। हमारा अहोभाग्य है कि 
हमपर इस स्तर का विश्वास आप रखते है। फिर भी श्रोमान्‌ महाराज से एक 
बार पूछ देना अच्छा होगा | मै जपनी तरफ से तैयार हूँ ।” मरियाने ने कहा । 

“हाँ, दण्डनायकजी, आपका कहना भी एक दृष्टि से टीक है। मेरा ध्यात उस 
तरफ नहीं गया। यचमुच अब आप महाराज के रक्षक वनकर रह रहे हे। ऐसी 
हालत में उनकी अनुमति दे विया आपका स्वीकार करना उचित नहीं होगा ! यह 
आपकी दृष्टि से गद्दी है । हम इराके लिए दुपरी ही व्यपूरथा बारेगे। इस सम्पत्धथ 
में आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नही ।/ 

“जैसी आता ।/ हु 

-- “एक बाव और | आपके पुत्र डाकररजी ने हमें एक सलाह दी डें। राज 


290 / पदुमहादेबी दान्तजा 





सावंजनिक वेदी या राजपथ की वातें नहीं। राजा और महादण्डनायक की गति- 
विधियों का पता, यह आप जानते ही है कि सीमित होना चाहिए। आपने यहाँ 
आने की खबर भंडारी को दी थी २” 
“नहीं, उन्हें क्यों मालूम कराता ॥7 
“इसी तरह, जाने-आने की गतिविधियों का पता जिन्हें लगना चाहिए उन्हें 
समय आने पर ही मालूम कराया जाये । अन्य लोगों को कभी इसकी खबर नहीं 
देना चाहिए । ठीक है न ?” 
“ठीक है, प्रभुजी ।/ 
“एक चात और रह गयी । वह कवि नागचन्द्रजी से सम्बद्ध विषय है। अगर 
उन्हें पहले सूचित करते तो उसकी जानकारी दूसरों को भी हो जाती, इसलिए 
हमने उन्हें किसी पूर्वे-सुचना के विना अचानक ही पहले यहाँ भेज दिया | थे आपके 
बहुत कृतज्ञ है, इसीलिए उन्होंने, मालूम पड़ा, आपसे कहकर विदा लेने की बातें 
कही थी। इसके लिए उन्हें समय ही नहीं मिला, उन्हें तुरन्त चलने की तैयारी 
करनी पड़ी । यही नहीं, वे हमारी आज्ञा पर यहाँ आये, उनके वहाँ से चले जाने के 
बाद ही राजमहल के आवश्यक लोगों को इसकी सूचना दी गयी थीं। फिर भी 
महादण्डनायकजी के घर में उनपर दोप लगाया गया, यह खबर हमें मिली है। 
उन्हें जानते हुए भी खबर न देने का दोप दिया गया यह सुनकर बेचारे बहुत 
बचिन्तित और दुःखी हो गये हैं। राजकुमारों के शिक्षण के लिए हो वे नियुक्त हुए 
थे, अतः हमारा यह विचार रहा कि उन्हें अपने साथ रखने के लिए आपकी अनुमति 
की आवश्यकता नहीं / यद्यपि वे राजकुमारों के अध्यापन के लिए नियुक्त हैं तो 
भी उन्हें बुला लानेवाले आप हैं इस कारण आपने उन पर कोई ऐसी शर्त लगायी 
हो कि आपके आदेशानुसार ही उन्हें चलना चाहिए तो हम आप और उनके वीच' 
में पड़ना नहीं चाहते । उन्हें आप ले जा सकते है। परन्तु वे किसी भी बात के लिए 
दोपी नहीं । उन्होंने उसी पत्तल में छेद करने का-सा कोई काम नहीं किया जिसमे 
उन्होंने खाया है। यह बात समझाने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर लेकर उन्हें 
दिलासा दी है। वे भी सीधे आपसे आकर मिलें शायद। उन्हे हमारी आपकी बातों 
के शिकंजे में फंसाना ही नहीं चाहिए ) है न ?” 
भरियाने चुपचाप बैठा सुतता रहा। ग्रुवशाज की प्रत्येक बात उसी को लक्ष्य 
में रखकर कही गयी है, वह स्पप्ट समझ यया। पत्नी की लम्बी ज़बान का प्रभाव 
इतनी दूर सक पहुंच गया है, इस बात को कल्पना भी वह नहीं कर सका था । 
परन्तु गलती कहाँ है, इस बात से बह परिचित ही था। इसीलिए उसके समर्थन 
के कोई माने नहीं, यह भी वह जानता था । इसलिए उसने कहा, “प्रभुजी 
जो कह रहे हैं वह सब ठीक है। देखनेवाली आँख और सुननेवाले कानों 
ने गलत राह पकड़ी है, इसीलिए प्रभुजी की बातों को स्मरण रखेंगे और बड़ी 


292 / पट्टमहादेवी शान्तला 


कैसे सम्भव न्‍;क्‍ हमारे छोटे का जन्म-दिन 
बड़ी रानीजी की विदाई भी होगी । इसके हि भोज का प्रकन्ध 
जायेंगे बडी रानीजी के पाथ। वे वहां महाराज से मिलेंगी और फ़िर आगे की 
करेंगी। आप हीं ठहर सकते है पट 
“जो आज्ञा ही 


“आज एक वार अपने अवकाश के परमय हमारे वच्चों की सैनिक शिक्षा की 
व्यवस्था देखे है, सो भी पृछताछ कर ॥ कुछ सचाह 


“हम भी को ही ” हैं ने ? इतना सब करने का हमे अवकाश 
ही कहाँ।” 

“जी, वही कहगा ।? 

“अच्छा।"! 

मरियाने चला गया। 

एचलदेकी को इ्स जल्दी ही मालूम हो. 

या। नायकद्जी को पहल्ने ही भरचित' /ि औआनुका का कि से बात 
करने वक्त उस बात क। ३ तरफ़ से करें। 


पहमहादेकी झान्तता / 293 


कुमार विट्विदेव अब पन्द्रह बी आयु पूर्ण कर सोलहवीं की ड्योद़ी पर हैं। 
जन्म-दिन का उत्सव मंगल-वाद्य के साय बड़े सम्भ्रम के साथ परारम्परियः ढंग से 
आरम्भ हुआ। यह उत्सव शाम के दीपोत्सव के साथ हेसी-छुशी में समाप्त हुआ । 
जन्म-दिन के इस उत्मव को एक नया प्रकाश भी मिल्त गया था। इसका कारण 
था कि बड़ी रानीजी की विदाई का प्रतिमोग भी उसी दिन था। 
बलिपुर में जैसी विदाई हुई थी उसमें ओर यहाँ की विदाई के इस समारोह में 
अधिक फरक ने दिपने पर भी बड़ी रानीजी को इस बात का पता नहीं लग सका 
कि आत्मीयता में कौन बड़ा, कौन कम हू । परन्तु अन्नाववास की अवधि में हैग्गड़े 
परिवार ने जो व्यवहार किया था, वही इस क्षणिक भावावेश का कारण था। वे 
उप्त रात बहुत ही आत्मीय भावना से युवरानी एचलदेवों को छाती से लगाकर 
कहने लगी, “दीदी ***दीदी '**दीदी***आज मुझे कितना सन्‍्तोष हो रहा है, कहने 
को मेरे पास शब्द नहीं । आनन्द से मेरा गला इतना भर आया है कि बात मिकल 
ही नही पा रही है। आपको छोड़कर जाने का भारी दुःय है हृदय में । आनस्द और 
दुःख के इस मिलन में मैं अपना स्थान-भान भूल गयी हूँ। मेरे हृदय में एकमात्र 
मानवीयता का भाव रह गया है, इसीलिए मेरे मन से अनजाने ही सम्बोधन निकल 
गया, दीदी । यहाँ आये कई महीने हुए, कभी ऐसा शम्बोधन नहीं विकला । मेरे 
मन में हेग्गड़ती और तुम्हारे हारा प्रदर्शित आत्मीयताओं की तुलना की प्रक्रिया 
घुमड़ रही है। यह मानसिक अ्रक्रिया, ठीक है या नही, ऐसी प्रकिया ही क्यों मत 
में हुई, इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकती । यह प्रक्रिया मेरे मन में चली है, यह 
बहने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं । हस्ती-हैसियतत को भूलकर आपको और भाभी 
माचिकब्बे को जब देयती हूँ तो मुझे सचमुच यह मालूम ही नही पड़ता है कि कोन 
ज़्यादा है और कौन कम है। आप दोनों में जो मानवीयता के भाव हैं उनसे मैं 
अत्यधिक प्रभावित हुई हूँ । इस दृष्टि से मेरा मन रत्ती-भर एयादा भाभी की ओर 
हो जाये, तो आश्चर्य की बात नहीं। उन्हें भाभी कहते हुए संकोच होता है। 
आपको दीदी कहते हुए मुझे संकोच नहीं होता। सामाजिक दृध्टि से आप दोनों 
में बहुत अन्तर है। मैं भी ऐसे ही स्थान पर बैठी हूँ । फिर भी आप दोनों की देख- 
रेख में रहकर आप लोगों की गोद की वच्चीन्सी बन गयी हूँ!” 
भावना के इस प्रवाह में महारानीजी की एक चिर-संचित अभिलापा की धारा 
भी छुड़दे को मचल उठी, “मेरी प्रत्येक इच्छा मेरे पाणिप्रहण करनेवाले चक्रवर्ती 
पूर्ण करेंगे। किन्तु उनसे भी पूर्ण न हो सकनेवाली एक इच्छा मेरे मन में है, उसे मैं 
आपसे निवेदन कर रही हूँ । लौकिक व्यवहार की दृष्टि से इस निवेदन का मुझे 
कोई अधिकार नहीं, लेकिन प्रसंगवशात्‌ जो नया दृष्टिकोण मेरे मन में उत्पन्न 
हुआ है, आप चाहेंगी तो यह निवेदन मैं युवराज से भी कर दूंगी और महाराज से 
भो। बात यह है कि आप शान्तला को अपनी दूसरी बहू बना लें।” 


294 / पट्ठमहादेवी शान्तला 


गायक नही हो 
न्वता वेमानी- 


कुमार बिट्टिदेव अब पर्वह की आयु पूर्ण कर सोलहवीं की ड्योड़ी पर हैं! 


जनन्‍्म-दिन का उत्सव मंगल-वाद्य के साथ बड़े सम्भ्रम के साथ पारम्परिक ढंग से 


जन्म-दिन के इस उत्सव को एक नया प्रकाश ज्षी मिल गया था। इसका कारण 
था कि बड़ी रानीजी की विदाई का प्रतिभोज भी उसी दिन था। 
बलिपुर में जैसी विदाई हुई थी उसमें और यहाँ की विंदाई के इस समारोह में 
अधिक फरक न दिखने पर भी बड़ी रानीजी को इस बात का पता नहीं लग सका 
कि आत्मीयता ञे कौत बड़ा, कौन कम है । परन्तु अज्ञातवास की अवधि में हेग्गड़े 
परिवार ने जो व्यवहार किया था, वही इस क्षणिक भावावेश का कारण था वें 
उस रात बहुत ही आत्मीय भावना से एुचलदेवी को छाती से लगाकर 
कहने लगीं, #द्वीदी' * 'दीदी* "दीदी"*आज मुझे कितना सन्तोष हो रहा है, कहने 
को मेरे पास शब्द नही । आनन्द से मेरा गला इतना अर आया है कि बात निकल 
ही नहीं पा रही है। आपको छोड़कर जाने का भारी दुःख है हृदय में । आनन्द और 
दुःख के इस मिलन में मैं अपना स्थान-मान भूल गयी हूँ । मेरे हृदय में एकमात्र 
मानवीयता का भाव रह गया है, इसीलिए भेरे मन से अनजाने ही सम्बोधन निकल 
गया, दीदी । यहाँ आये कई महीने हुए» कभी ऐसा सम्बोधन नहीं निकला । मेरे 
मन में हेग्गड़ती और द्वारा प्रदर्शित आत्मीयताओं की तुलना की प्रक्रिया 
घुमड़ रही है। यह मानसिक अक्िया। ठीक है या नहीं, ऐसी प्रक्रिया ही क्यों मन 
में हुई, इन प्रश्नों का उत्तर मैं नही दे सकती । यह अक्रिया मेरे मन में चली है, यह. 
कहने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं। को 
मार्चिकब्बे को जब देखती हूँ तो मुझे सचछुर यह मालूम ही नही पड़ता है कि कोन 
बयादा है और कौन कम है। आप दोनों में जो मानवीयता के भाव हैं उनसे र्मँ 
अत्यधिक प्रभावित हुई हूँ । इस दृष्टि से मेरा मन रत्ती-भर ज्यादा आभी की ओर 
जाये, तो आश्चर्य की बात नहीं। उन्हें भाभी कहते हुए संकोच होता है। 
आपको दीदी कहते हुए छल संकोच नहीं होता। सामाजिक दृष्टि से आप दोनों 
में बहुत अन्तर है। मैं भी हेसे ही स्थान पर बैठी हूँ । फिर क्षी आप दोनों की देख- 


5 
रेख मे रहकर आप लोगों की गोद की बच्चीन्सी बन गयी हूं ं 


भी जुड़ने को मचल उठी, “मिरी भत्येक इच्छा मेरे पार्णिग्रहण करनेवाले चअत्रवर्ती 
पूर्ण करेंगे। किन्तु उतसे भी पूर्ण न हो सकनेवाली एक इच्ठा भेरे मन में है; उसे मै 
आपसे निवेदन कर रही हूँ। लोकिक व्यवहार की दुष्ट से इस निवेदन का मुझे 
कोई अधिकार नहीं» लेकिन प्रसंगवशात्‌ ज्ो नया दृष्टिकोण मेरे मन में उत्तस्त 
हुआ है, आप चाहेंगी तो यह लिवेदन मैं 

भी । बात यह है कि आप शान्तला को अपनी दूसरी वहू बना लें।' 


294 | पट्टमहादेदी चइान्तला 


“मेरे ही अन्त रंग की भावना आपने भी च्यक्त की है। परन्तु इसका मिर्णय मुझ 
अकेली के हाथ में नहीं है। पभुजी अब विवाह की बात उठाते ही नही । महा- 
देण्डनायक स्पष्ट कह दिया 


“वैसा तो नहीं, पर यह कहा है कि अप्पाजी के विवाह को वात पर तीन 
वर्ष तक विक्षार ही नहीं करेंगे। ऐसी हालत में छोटे अप्पाजी के विवाह की बात 


“ऐसा हो तो देण्डनायक को पत्नी की आशा पर तो प्नी किर गया ।! 

बह उन्हें चुप नहीं रहने देगी ।? 

“इस सम्बन्ध में आपके अपने विचार क्या हैं?” 

“अपना ही निर्णय करना हो तो मुझे यह स्वीकार्य नहीं ।” 

“क्यों 27 

“वह लड़की जिस रीति से बढ़ी है उससे वह महारानी बनते लायक नहीं हो 
जाती। मगर अप्पाजी का शुकाव उधर ही गया हो तो मेरी स्वतन्त्रता वेमानी 


“उनका मत मेरे पक्ष से भी ज्यादा कड्‌ आ है।” 


' 


“तो मतलब यह है कि आप लोगों का यह मत पीछे जलकर अप्पाजी के लिए 
का कारण बनेगा । 


“हमने निश्चय कर लिया है कि हम ऐसा मौका नही आने देंगे मनोवेदना 
यह सम्बन्ध छूट जाये तो हमें ख्र शी होगी क्योंकि अपने भविष्य 

पर विवेचनापूर्ण ढंग से शिक्षण के फलस्वरूप भविष्य का निर्णय स्वयं कर लेने के 
वंचित रखना 


“ये तीन बरष के वाद की बातें जरूर हैं. परन्तु छोटे अप्पाजी के सम्बन्ध में 
मेरी यह राय आपके अन्त रंग के विचार की विरोधी नहीं लगती ।” 


थ का 
अभी मैं कुछ नहीं कह सकूगी। अहंन्तदेव से आना हैकि भेसे 
सफल हो।” 

“दोदी, आपकी आशा अवश्य सफल होगी क्योंकि मेरा मन कहता है यह 
सम्बन्ध पोस्सल कंश की वृद्धि और कीति के लिए एक विश्लेप संयोग होकर रहेगा । 
छोटे अप्पाजी ने इस सम्बन्ध में अछ कहा है ?? 

“इस दृष्टि के मैंने उससे बात ही नहीं की । अभी से वात करना होक नहीं, 
यह मेरा मन्तव्य है।” 


'्टमहादेवी शान्तत्ना / 295 


“चाहे जो भी हो, यह तो ऐसा ही होना चाहिए। यह मेरी हादिक आशा 

है।” 

“इसे सम्पन्न होने में कोई अड़चन पैदा न हो, यही मैं भी चाहती हूँ ।" 

“तो इस बात का निवेदन युवराज और महाराज से करने के बारे में** ५४! 

“अभी नहीं ।” युवरानी एचलदेवी ने वीच में ही कहा । फिर कुछ सोचकर 

बोली, “रेविमय्या ने वलिपुर से लौटने के वाद कुछ कहा होगा ?” इस प्रश्न ने इस 
विचार का रूप वदल दिया | “कुछ नयी बात तो नही कही न ? विट्विदेव के समस्त 
जीवन में शान्तला व्याप्त हो गयी है। उसे कोई भी बहाना, कैसा भी सही, मिले, 
बह उसके वारे में कोई अच्छी बात कहे विना न रहेगा। परल्तु अब मैंने ध्यानपूर्वक 
देखा है, उसने जैसे यह निश्चय कर लिया है कि कहीं भी शान्तला के बारे में एक 
शब्द भी नहीं कहेगा। मेरा यह प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत होगा तब इस संसार में 
उससे अधिक सनन्‍्तोप किसी को नही होगा । मेरी निश्चित घारणा हैं कि इस पोम्सल 
वंश ने अपूर्व मानवों का संग्रह कर रखा है । चालुक्यों के यहाँ भी ऐसे ही लोगों का 
संग्रह होता चाहिए । इसके लिए हम चुननेवालों में खुले दिल मे सबसे मिल सकते 
की क्षमता होनी चाहिए । अब हमारे साथ आनेवाली इस गालब्बे और सेंक की 
मदद इस दिशा में मिलेगी, यह आशा है। दीदी, मैं अब नयी मानवी बनकर यहाँ 
से लौट रही हूं । हमेशा आपका यह प्रेम बना रहे, मुझे आशीर्वाद दें ।” कहती हुई 
महारानी चन्दलदेवी ने युवरानी एचलदेवो के हाथ अपने हाथों में ले लिये। 

“आप हमेशा सुखी ही रहें, यही हमारी आशा-अभिलापा है । यहाँ प्राप्त यह 
नया अनुभव चालुक्‍य प्रजा-जन को मानवीय आदर्शो पर चलने में पथ-प्रदर्शन करे | 
हम फिर मिल सकें या न मिल सकें परन्तु हममें भ्रस्फुटित यह आत्मीयता सदा 
ऐसी ही बनी रहे । भेदभाव और स्थान-मान की भावना इसे छुए तक नहीं ।” कह- 
कर उन्हें वाहुपाश में लेकर एचलदेवी सिर सूंधकर उस पर हाथ फेरती रही। 

कबनड़ राज-भगिनियों के इस सगम का दृश्य कर्नाटक की भावी भव्यता का 
प्रतीक बनकर शोभा दे रहा था। 


मरियाने दण्डनायक ने कवि नागचस्द्र को बुल्लाकर उनसे बड़ी आत्मीयता के साथ 
बात फी। इस अवसर पर डाकरस दण्डनायक भी साथ रहे, यह अच्छा हुआ, 
क्‍योंकि कवि नागचन्द्र ने युवरानीजी से जो बातें कही थी उनका मूल आधार 
डाकरस ही थे। देण्डशायक अपने को बचाने के लिए इन बातों से इनकार कर देते 


296 | पटुमहादेवदी शान्तला 


सो भागचन्द्र की स्थिति बड़ी विचित्र बन जाती । कविजी की स्थिति सन्दिग्धावस्था 
में पड़ी थी। डाकरस भी अपनी सौतेली माँ की बातों के कारण दुःखी था | इस- 
“लिए उसने कहा, “राजघराने के अपार विश्वास के पात्र हम उस विश्वास की 
"रक्षा करने में यदि अब भी तत्पर हो जायें तो हम छतार्थ होंगे, इसके विपरीत 
व्यवहार-ज्ञान से शुग्य और अपना बवड़प्पन दिखानेवाली औरतों की बातों पर 
नाचने लगे तो हम जिसका नमक खा रहे हैं उसी को धोखा देंगे ।” निडर होकर 
विना किसी संकोच के अपने पिता के समक्ष खरी-खोटी सुनाकर डाकरस ने यह 
भी कह दिया कि उनके व्यवहार को देखने पर उनको दूसरी पत्नी प्रधान गंगराज 
की बहन है, यह विश्वास ही नहीं होता ! 
प्रधामजी के मना करने पर भी पत्नी की वात मानकर विवाह-सम्बन्ध विचार 
के लिए वह आया था। यहाँ की हालत का अनुभव होने के बाद दण्डतायक ने 
तात्कालिक रूप से यह निर्णय भी कर लिया था कि आइन्दा इस तरह पत्नी की 
बातों में आकर कोई कार्य नहीं करेगा। उसके पुत्र डाकरस पर युवराज का 
विश्वास है, इतना सन्‍्तोष उसे अवश्य था । कुल मिलाकर यही कहना पड़ेंगा कि 
अवकी बार दण्डनायक मरियाने का इस यात्रा पर मिकलने का मुहूर्त अच्छा नहीं 
था। 
शिक्षण की सारी व्यवस्था देखकर दण्डनायक ने व्यूह-रचना के सम्बन्ध में 
आवश्यक सलाह दी, “योद्धा तो मृत्यु का सामना करते ही हैं लेकिन युद्ध-कला 
से अपरिचित नागरिकों को शत्रुओं के अचानक हमले से सुरक्षित रखने के लिए 
“हर गाँव और कसबे में आरक्षण व्यवस्था के लिए मजबूत घेरा ओर जगह-जगह 
बुजें बनाना आवश्यक है। घेरे के चारों ओर पेड-पौधे लगाना आवश्यक है ताकि 
“शत्रुओं को इस बात का पता भी न लग्रे कि इसके अन्दर भी लोग आरक्षित हैं।” 
ऐसी ही एक-दो नहीं अनेक बातें समझायीं और अनेक उपयुक्त सलाहें दीं उन्होंने । 
दोनों राजकुमारों की प्रगति देखकर वास्तव में उन्हे आश्चर्य हुआ | खासकर 
'बल्लाल की प्रगति तो कल्पनातीत थी। ऐसी बुद्धिनत्ता और पौरुष उसमें हो 
सकता है, यह उनकी समझ में ही आया था। दण्डनायक को गवें का अनुभव भी 
हुआ, आखिर कभी तो वे उसके दामाद होंगे। यह हो ही नहीं सकता, ऐसा तो युव- 
राज ने नहीं कहा था । प्रतीक्षा उसके उत्तरदायित्व पर छोड़ रखी है और उसने 
"भी प्रतीक्षा करने का निर्णय कर लिया है। इसलिए बड़ी रानी के साथ प्रस्थान 
करने के पहले उसने डाकरस से इस विवाह के बारे में राजकुमार का अभिमत 
जानकर सूचित करने को भी कहा जिसने कुछ न कहकर सिफ़ सिर हिला दिया । 
कार्य समाप्त करके मरियाने बड़ी रानी के साथ दोस्समुद्र पहुँच गया। ख़्द 
“चिण्णम दण्डनायक की देख-रेख में चालुक्य बड़ी रानी अब अपने निज रूप में थी। 
साथ में हिरियचलिके नायक, गालब्वे और लेंक भी थे। 


पह्महादेवी श्ञान्तला / 297 


चास्तव में वे रेविमय्या को अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन बिट्टिदेव 
के भविष्य का रक्षक और एक तरह से अंग्रक्षक होने से वह न जा सका। युवराज, 
युवरानी और राजबुमारों से विदा लेते समय उन्हें मानसिक वेदना हुईं थी लेकिन 
उससे तीब्र वेदना रेविमय्या से विदा लेते वक्‍त हुई थी। ऐसा क्यों हुआ, यह 
उनकी समझ में नहीं आया। उनके सारे काम वास्तव में गालब्वे और लेक ने ही 
किये परन्तु रेविमय्या के प्रति बड़ी रानी के दिल में उनसे भी बढकर एक विशिष्ट 
तरह का अपनापन उत्पत्त हो गया था । उसदिन बलिपुर में घान्तला ने 'कूछी वह 
भी ऐसा ही है जैसी आप है ।' कहने हुए रेविमय्या के बारे में जो बातें बतायी थीं, 
उनसे उम्रके प्रति उनके दिल में एक तरह की व्यक्तिगत सद्भावना अव्यक्त रूप से 
पनपने लगी थी। यहाँ आने पर युवरानी और युवराज के उससे व्यवहार की रीति 
तथा अपनी विनप्रशीलता आदि के कारण भी वह बड़ी रानीजी का प्रीतिभाजन 
बना ! इसके साथ एके और बात थी कि जो कुछ शान्तला के लिए प्रीतिभाजन 
था बह उन्हें अपना भी प्रीतिभाजन लगा था। उनके मन में यह विचार आया कि 
शास्तला की, एक छोटी अप्रवुद्ध कन्या की, इच्छा-अनिच्छाओं का इतना गहरा 
प्रभाव मुझपर, एक प्रबुद्ध औड़ा पर पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि सानव की 
बुद्धि के लिए अग्रोचर प्रेम की कोई श्य॑ंघला अवश्य है जो मुझे अपनी ओर पीच- 
कर झकझोर रही है । 
बलिपुर का दो दिन का मुकाम उन्हें दो क्षण कान्सा लगा। बूतुय चकित 
होकर दूर पड़ा रहा! बड़ी राती ने चिर-परिचित-सी उत्तसे कहा, "अरे, इधर 
आ, क्यों डरा-डरा इतनी दूर यड़ा है? कया तुझे मासूम नहीं कि मैं कोन हूँ ?” 
“ऐसा भी हो सकता है, माँ ? आपको देखते ही मेरी जीम जकड़ गयी। इस 
नालायक जीम का दुर्पयोग कर मैंने महापाप किया। मुझे यह कीड़ा-भरो जीभ 
भूसने देगी 
उसकी वगल में रायण खड़ा था। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा / रे बूतुग, 
बे कोन हैं, जानते हो? वे चालुक्प महारानी हैं, सन्निधान कहो, माँ-वाँ नदीं 
“है, छोड़ो भी, हमें वह सब मालूम नहीं। प्रेम से माँ कहने से जो सस्तोष 
और सुख मिलता है वह कष्ट उठाकर सन्निधान कहने पर नही मिल सकेगा। घादे 
ये कुछ भी समझ सें, हम तो माँ ही कहेंगे। अगर गलत हो तो क्षमा करनी होगी 
माँ ।! 
+हुम्हें जैसा आमान सगे वैसा ही परुकारों, बूतुंग | परस्तु एक बात गुनो, वह 
पुरानी घटना भूल जाओं | यह अब मन में नहीं रहना चाहिए । आगे से अपनी 
जीम को गयड़ा मत योला करो, समझे ?/ 
“हूँ, समझा, माँ। 
“तुमने शादी कर सी २" 


298 / पट्टमहादेवी चान्तता 


चन्ताग्रस्त हो गये थे । परन्तु अब वे बहुत खुश थे। इस वजह मे वेलापुर के राज- 
महल में एक नवीन उत्साह झलक रहा था। 
यहाँ दोरसमुद्र में महादण्डनायक के घर में निरुत्माह और मनहसी छा गयो 
थी। बड़ी रानीजी का कार्यक्रम दोर्ममुद्र में महाराज से मिलकर आशीर्वाद सेने 
तक हो मीमित था । इसके बाद उनकी कल्याण को तरफ़ यात्रा थी। तय सेणों 
भनोवेदना शुरू हुई वह क्रमशः बढ़ती गयी। वेलापुरी में जो बातचीत हुई थी 
उसका विस्तार के साथ बयान करने के साथ-साथ दण्डनायक मे अपनी प्यारी 
पत्नी को खूब सिड़का। पति असमर्थ होता है तो पत्नी पर गुस्सा उतारता हैं 
परन्तु भाई अपनी बहिन पर ऐसा नहीं कर सकता, यह सोचकर चामव्वा ने भाई 
प्रधान गंगराज को अपनी रामकहानी कह सुनायी । उसे मालूम नहीं था कि उसके 
पतिदेव ने पहने ही सब बातें उनसे कह दी हैं। जो भी हो, भाई से झिट्फियाँ तो 
नहीं पर उपदेश अवश्य मिला, "अपनी सड़की को महारानी बनाने के लिए तुम्हें 
तोन-चार वर्ष तपस्या करनी होगी । तब तक तुम्हें मंह पर ताला सगाकर गम्भीर 
होकर प्रतीझा करनी होगी । तुम औरतों को अपनी होशियारों का प्रदर्शन और 
प्रयोग का बहिष्कार करना पह्ेगा पूरी तौर से। यदि मेरे कहे अनुगार रहोगी तो 
तुम्हारी आशा को सफल बनाने में मेरी मदद रहेगी । एक बात और याद रपो ) 
प्रेम से सोगो को जीतना, अधिकार दियाकर जौसने मे आयान है।" है 
“आपको बात मेरे लिए सक्मण रेया बनकर रहेगी ।” भाई को यपन देकर 
यह पर सौद आयी । धर 
शिक्षण में जितना उत्माह घामला का था उतना पद्मसा का नहां। इसका 
कारघ न हो, ऐसी बात नहीं पी । पिला जब में बैलापुर गये उसका यद निश्चित , 
वियार था कि दष्डनायकू मुठ निश्चित करके हो सौर्टेगे, परन्तु उनके सौटने हु 
यह बाल हो नदी उडी । स्वयं जानना घाटे तो पे मी रंगे । शर्म भी है, जानने 
गी इच्छा भी । यदिन पामला को पुगसाकर जानने की कोशिग भी की, परन्तु 
सफल नही हू । डर 
माँ में बुछ भी जानकारी ने मिलने पर बामसा ने दीठ होकर विठानो मेही 
पूछ मिया। उससेने कटा, “समय आने पर सत्र होगा है। हम जन्दयाजी करेदे हो 
भरनेया नहीं। इसता हो नहीं, शादियाँ हमारी इच्छा क अनुसार सो कही हो 2 
भगयपान्‌ ने रिस सदके के माप किस सडक की जोड़ों बना रखी है, कौन जाते। 
गुम सोग अपने अध्ययन शो और ध्यान दो । रहा हु मटाह्मा ने कप था, 
एस यदि घोरते निडुये ने) बह दूर भागदा है, हस विमुय हो जाएं सो बही हमे 


300 / पटूपरारेदी इतस्तता 


का। अच्छा हैआ, सकती 
+ हर हसरी तू तैयार करूंगा ।” 
“आँजों को चुमे नही, ऐसा जो 
कही जोड़ है | 
“अच्छी सलाह है ।” 
अवराज ने रची देखी | “ठीक है इण्ड अनिकाय 
को आना चाहिए उन सभी की सी पैयार की बकी है। इन सबके पा 
सभी को मेरे हस्त- आमन्त्रष-फ्क्र पहले प्रेजे जायें! 
“जो आज्ञा ।” 
प्रभु हरा हैस्तमुद्राकित भमन्त्रण क्रो 
के धाथ किया । उन्हें मर 





$पा चाहनेयाले दे हमारे मन को दुखाने का 
घारणा बनी | 


जेठ का महीना आया 4 आमन्त्रित एक- भमुद्र पहुंचने लगे। अबकी 
भी राजमहल में किसी को उेहराया गया । सोसेकर 
पारतम्य के कविता सबको अलग- व्हरने 
एचलदेवी के पमब्वे ने छा, “हेग्गड़तीजी के 
की जानी चाहिए न 2९ 


घर! 
की व्यवस्था गे गयी थी । युब रानी 
ठहरने की व्यवस्था राजमहतन 





दिगरादेजे शक 


तदा / 30 हा 


» इतना 
उनका ही; 


आमन्प्रण पत्र को मैं नियत गया 2? 
ही नि: 


कवि 


डा गयी, "कूद 
पता क्यो अर 


इसपर ध्यान देकर 
हुआ, इसमें किन्ही विरोधियों 
हैम ही पर लगेगा क्योंकि सब 


का हाय है फ़िर 


का क्या भावना / आपके 
4३ रखते हों र्छ हैमपर है 
ग्रे कहकर कि ते 2 पृ 


वेदन किया कि 


पुमंगलियां उसकी अवतीक्षा कर रही की। उन्‍हें बह सलाह दे ही रही 4 कि 
उकरानीजी उघर आयी। रेंगवल्लीकार पुमंगल्ियों से परिचय कराकर कहाँ 
हल वर को रंगोली को इस पर. मांगी । 

युवरानी ने कहा, वे सब सलाह के अनुसार 
और उत्तर की अतीक्षा किये बिना 


गर सजा देगी । आप आइए।” 
है वे अपने अन्तपुर को चच्रशात्रा में 
के प्रवेश करते ने वोम्मला से कहा, *शुम दरवाजा 
/ किसो को अन्दर न आते देना हि 
देण्डनायिका दवैठी उसके 


मै, सम्निधान ने आने का कष्ट 


उन्ही से इ:खदायक काम हो जाये 
चाहिए ?” 
“ऐसा 


करनेवाले अविश्वसनीय होंगे ।” चामख्वे मे 
लेकिन तुरन्त उछ सोचकर थोमे स्वर में फिर बोली, जान 
ऐसा क्या हुआ है।” 


जानकासे हो 
“कहूंगी। सबसे "लकी होती है। उत्ती को मन मे रखकर दुःख का अनुभव 
करते रहना मेरा स्वभाव नही । अमा करें। हैक बातों को 
स्वभाव है। क्रेरे स्पप्ट वचन सुनकर 


भैलना ही मेरा 
आपको व्ययित नहीं होगा चाहिए # 
306 / पहमहादेवी झान्तला 


आपकी लड़की) की ज्ादी हो और 
व्रकर सेक $ आपको कसा बगेगा 2" 
कया है ; 
आपसे प्रश्त की प्रतीक्षा नही है। आप 
है इस परमस्या के |” 


अनजान: 
"गरोप लग़ाने है उसे क्या लाभ ? हेई है कह द्वर 
भनहें बुत्नाया वे सब आये है ?” 5 
>सव हैं, नहीं भा कर; उनसे 
जिन- 


रजुद्ध मार 2 डेराई जी ओर 
एक ह्‌. रण मातम 
» पहुँचा होता को दे के न आते से समिति, 
पके पलक पड़ता है। प जाने के इेसरे +) कारण 
| 
“इसी पर विचार के लिए -गपको बुलाया है; मुझे तो कोई इतर कारण. 
पैमता ही नहीं; 27727 7//64] 
“अगर पन्निधान डैरा त मात को अपने (३ 
पगलकायं मत के रेड वापन आये बिना 
स्पप्ट कह ह | 


नन्हे जाये, इसलिए बात 
3०8 / पहमहादेवी सान्तलो- 


साय विचार करवा होगा।” 
कहिए।” 
“हेग्यडती कप लड़की वहुतत होचि: है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । राज- 
पराना उदार है, परणंक-पक्षपातती हे सन्निधान ने ञ्से । इसीसे 
उनका दिमाग फिर गया होगा ।/? 
“क्या वात कहती हैं नही |! 
“इसीलिए पेम्निधान ने पे से जो माला देनी चाही उस्ते इनकार किया उस 
ने। उसने जो बहाना वेताया उसे भी. सन्निधान ने स्वीकार किया। ड्स 
मैंने भी सोचा शायद कहना ठीक होगा । व अपने बच्चों के गुरु से 
बा तो उन्होंने वताथा उरु-दक्षिणा और प्रेम र में कोई सम्बन्ध 
नहीं होता ।” 
आपके कच्चों के बुरु उत्कल के हैं। वह की. और कर्नाटक गे परम्पराओं मे 
भिन्‍नता हो सकती है ।' 
“बुरा न देखेंगे, क सु्नेंगे, न कहेंगे, इस नीति पर चलनेवाली सन्निधान को 
गज एम का खत ह पी के प्रेम- 
प्रात उन्हें मैंने अपने यहाँ विदाई का न्यौता दिया था क 9० 
“आपके प्रेम और ओऔदाय॑ का वर्णन बहुत सुनाया था” 
“है न ? फिर सन्निधान से यही बात किसी इंग से कहती तो झड़ 
पड़ती उतना नही जानती ? पालुक्य साआज्नी को उसने अपने फरदे मे 
फंसा लिया है। वह हेग्यड़ती साधारण औरत थोड़े हो है। हमने 
पीताम्बर उपहार दिया तो ज्से आँख देखा तक नहीं। हाथ में 
लेकर बयल मे दिया। कितना पमण्ड है उसे ?” 
“इस तरह के दोपारोपण के लि 
“इसके कारण चाहि 
मानकर उसे 


चाहिए ।” 
ही थी कि नन्‍्त:पुर की अतिथि 
रु चीनाम्वर देकर: उरस्छत किया 
जिया दे सकती है?” 
“मतलब यह कि जो ग्रति आपके अरस्कार को हुईं वही अब प्रभु के 
आमन्यण पत्र के) भी हुई है। यही ने ?? 
“नहीं तो और क्या 2” 
“शैसा करेंगे तो अभु नहीं कूद्ध होंगे, 
नहीं ?" 
“सन्निधान 
निकलेंगे ऐसा 


ऐसी उनको भावना हो सकती है कि 
को फूंक भारकर वश् में कर ही किया है, कोई पहाना करके बच 
सा सोचकर नही आये होंगे।' 

“समझ लीजिये क्लि अभिमत सान्‍्याहं है, लेकिन वे आते को उन्हें 


पट्टमहादेवी भान्तता / 309 


जज जैक है न ?” 
नह 
“कल पंचमी है [४ 
पर 
/ ५ “कब ही न छोटे बाजी का उपनयन 2९ 
| हां, निर्णोतत विफयों के. बारे के पन्निधान क्यों प्रश्क कर रही ह इतका पता 
पे नही चय रहा है?” 
“दण्डगायि पमल्विये, कल जपकी लड़की) के) शादी ही और 
जत्मीय ही करिती को ने से ड्यन्त्र कर रोक के को आपके क॑; सेगेया 2० 
' वो अब किसी ऐसा किया है ?” 
ह उतीक्षा नही ३, को अतमात बह कर रह 
हैं इस से ।" 
्‌ 0५ नक्षान का मुझ्लपर पह आसेफ है कि # जानती हुई भवणान 
उन रही है 9" 
“आप पर उस्ते कया लाभ ? उससे को दैदनी हुई है बह हर 
होनी चाहिए। जिन्हें लाया है क्‍या के सब आये ६ ?* 
“सक अं , जो नही आए सके उनसे तर मिक्ता है (७ 
न्त्तो राज-परिकार जिन गे आमन्बित फैरना चाहता पा उन सबके 
पास आमन्त्रण पत्र पहुंचा है; है न 2” 
बहुचा है। + पहिचने का क्या है ? अवश्य ही पहुंचा है।” 
को बलिपुर के हैगड़े या परिवारवाक्तो के न आने के क्या कारण है? 
ने आ सकते की पषना आयी है?” 
“इसका दू यह अल्पगत्ति पैन नहीं रहा है; 
+ह्में आमन्वण पत्र नहीं पु; है।” 
“हलिान पैदा एक-का कर है, परिणुद्ध अकल्मय; डेराई की और 
जाता हो नहीं। इसीलिए पन्निधान को एक टी 
पहुँचा नहीं; पहुँचा लेता तो के 
पान को जै 


रह बात पृ होता है कि पत्र 
दवे पहुँच जाते / उनके 
पैसता है, ) सही 
होते हैक है, कही सह मालूम पड़ता 


मे आने से सन्ति- 

जैक है। ल्‍ जाने के इैचरे भी कारण 
इसी पर विचार लिए उसाया है। मुझे को कोई इतर 

पैशता ही नही  जापकी पृक्ष्म-बुद्धि /7 


“कुछ विस्तार के साथ विचार करना होगा ।” 

रु 'कहिए ॥! 

“हेग्गड़ती की लड़की वहुत होशियार है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । राज- 
घराना उदार है, गुणैक-पक्षपाती है, इसलिए सन्निधान ने उसे सराहा। इसीसे 
उनका दिमाग फिर गया होगा ।" 

“क्या वात कहती हैं? कभो नहों |” 

४“इसोलिए सन्मिधान ने प्रेम से जो माला देनी चाही उसे इनकार किया उस 
छोटी ने । उसने जो वहाना बताया उसे भी सन्निधान ने स्वीकार किया। उस 
वक़्त मैंने भी सोचा शायद उत्तका कहना ठीक होगा । अब अपने बच्चों के गुरु से 
पूछा तो उन्होंने वताया गरुढ-दक्षिणा और प्रेम से दिये पुरस्कार में कोई सम्बन्ध 
नहीं होता ।” 

“आपके बच्चों के भुरु उत्कल के हैं। वहाँ की और कर्नाटक की परम्पराओं में 
भिन्‍नता हो सकती है।” 

“बुरा न देखेंगे, न सुनेंगे, न कहेंगे, इस नोति पर चलनेवाली सन्निधान को 
किसी में दुराई या वक्रता दिखेगी ही नहीं। अच्छा उसे जाने दें । सन्निधान के प्रेम- 
पात्र समन्नकर उन्हें मैंने अपने यहां विदाई का न्योता दिया था न?” 

“आपके प्रेम ओर औदायं का वर्णन हेग्यड़तीजी ने बहुत सुनाया था ।” 

“है न ? फिर सन्निधान से यही वात किसी और ढंग से कहती तो झिड़कियाँ 
सुननी पड़तीं वह इतना नहीं जानती ? चालुक्य साम्राज्ञी को उसने अपने फनदे में 
फेंसा लिया है। वह हेग्गड़ती कोई साधारण औरत थोड़े ही है। हमने यथाशक्ति 
पीताम्बर का उपहार दिया तो उसे उसने आँख उठाकर देखा तक नहीं। हाथ में 
लेकर बगल में सरका दिया । कितना धमण्ड है उसे ?” 

“इस तरह के दोपारोपण के लिए आधारभूत कारण भी चाहिए ॥” 

“'इसके कारण भी अलग चाहिए । वह समझती थी कि अन्त:पुर की अतिथि 
मानकर उसे युवरानी ने खुद स्वर्ण आभरण और चीनाम्वर देकर पुरस्कृत किया 
है। यह दण्डनायिका क्या दे सकती है ?” 

“मतलब यह कि जो गति आपके उत्त पुरस्कार की हुई वही अव प्रभु के 
आमन्त्रण पन्न की भी हुई है। यही न ?” 

“नहीं तो ओर क्या 2” 

“ऐसा करेंगे तो प्रभु नहीं कूद्ध होंगे, ऐसी उनकी भावना हो सकती है कि 
नहीं १” 

“सन्निधान को फूँक मारकर वश्ञ में कर ही लिया है, कोई बहाना करके बच 
निकलेंगे ऐसा सोचकर नही आये होंगे।” 

“समझ लीजिये कि आपका अभिमत मान्याह है, लेकिन वे आते तो उन्हें 


पट्टमहादेवी झान्तला / 309 


हू किया ६ करोव-करेव 
ख़कर उो्तियी के 


होने से गोंक एक पते 


से आज्ञा लेकर युवराज और युवरानी बच्चों के साथ बेलापुरी चले गये । 
अब तक पद्मला को ऐसा भाव हो रहा था के वह किसी एक नवीन लोक में 
विचर रही हैं। बलल्‍लाल को भी यह परिवतेन अच्छा लग रहा था। चामला और 
बिट्टिंदेव को पहले की तरह मिलने-जुलने को विशेष मौका नहीं मिला था तो भी 
पहले के परिचय से जो सहज वात्सल्य वैदा हुआ था बह ज्यों-का-त्यों बना रहा। 
उपनयन के उत्सव के समय की गयी सारी सुन्दर व्यवस्था के लिए महादण्ड- 
नायक मंरियाने और चामव्वे को घिशेप रूप से बस्त्रों का उपहार राजमहल की 
तरफ से दिया गया । उनकी तीनों बच्चियों के लिए बस्त्राभूषण का पुरस्कार दिया 
गया। चिण्णम दण्डनायक और चाँदला आये थे मगर बे केवल अतिथि बनकर रहे । 
युवराज के आदेशानुसार उनके साथ वे भी बेलापुरी लौटे । 
अँ समय साधकर चामब्बे ने कवि ज्ागचन्द्र को अपने यहाँ बुलाकर 
अपनी बच्चियों की शिक्षा-दीक्षा और उनके गुरु का भी परिचय कराया । चामब्वे 
ने इतना सब जो किया उसकी उद्दे श्य नागचन्द्र को मालूम हो या नहीं, इतना 
स्पष्ट था कि कोई उद्देश्य था। वह यह कि अपनी लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा और 
उनकी प्रगति आदि की प्रशंसा वह युवराज, युवरानी और राजकुमारों के कानों 
तक पहुँचा दे । 
बलिपुर के हेग्गड़े के इस तरह आने और उनसे मिलें विना चले जाने से कुछ 
हैरानी हुई वरत्‌ यह दम्पती सभी तरह से खुश था । उसे लग रहा था कि वह 
अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा है, यद्यपि हुआ इसके विपरीत ही था, 
जिस सचाई की युवराज और युवरानी ने समझने का मौका ही नहीं दिया ) 


बेलापुरी पहुँचने के बाद एक दिन शाम को वललाल और युद्ध-शिक्षण 
जविर से लौट रहें ये । उनका अंगरक्षक रेविमस्या साथ था, दूसरा कोई नहीं था। 
बल्लाल ने भाई से पूछा, छोटे अप्पाजी, शाम की यह ठण्डी-ठण्डी हवा बड़ी 
स॒हावनी लग रहो है, क्‍यों न थोड़ी देर कहीं बैठ लें ?/ 

«हाँ, मैं भूल ही गया था कि रेविमय्या, तुम्हारा सलाहकार, सीय है। क्यों 
शविमय्या, थोड़ी देर बैठे १! 

“महामादुश्ली सब्लिधान कुमार की प्रतीक्षा में है।' रेविमस्पा ने विनीत भाव 
से कहा ४ 

»क्या हम छोटे बच्चे है जो हमें विड़िया उड़ा ले जायेगी, अगर माँ आदेप 


पट्ुमहादेवी झान्तला | 33 


नर! 

“मैं तो यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा उद्द श्य ऐसा है। मेरा कहना इतना 
ही है कि जो बात मुझे मालूम नहों वह तुम जानते हो सकते हो ।” 

“ऐसी बात हो भी क्या सकती है, भेया। हम दोनों को कोई वात मालूम 
होती है तो माँजी से। माँजी मुझसे एक वात ओर तुमसे दूसरी वात कहेंगी ? 
ऐसा भेदभाव माँ कर सकती है, ऐसी तुम्हारी धारणा है १” 

यह सन्दर्भ ही कुछ सन्दिग्ध है, छोटे अप्पाजी । इमीलिए** ४ 

“भैया, तुमको माँ के विपय में सन्देह कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि 
ऐसी कोई वात हो तो तुम सीधे माँ से हो पूछ लो। वे तुम्हारे सारे सन्देह दूर 
करेंगी । तुम्हें क्या मालूम है क्‍या नहीं, मुझे क्या मालूम है क्या नहीं, यह हम दोनों 
नहीं कह सकते, माँ ज़रूर कह सकती हैं जिनके स्वभाव से तुम अपरिचित नहीं 
हो। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि कोई उन्हें दुःख भी दे तो वे उसको भी कोई 
'अहितकर बात नही कहेंगी ।” 

“वात क्या है सो जानने के पहले ही तुमने व्याख्यान देना शुरू कर दिया 
नर! 

“बात क्या है सो सीधा न बताकर तुम्हीने विषयान्तर कर दिया तो मैं क्या 
करूँ, भैया ?” 

“बात यही है, कि वे वलिपुर के हेग्गड़े तूफ़ान जैसे आये और गये, किसी 
जको पता तक नहीं लगा। ऐसा क्‍यों ?” 

"हाँ, तुम तो उस समय दण्डनायिका की बेटी के साथ रहे । उन वेचारे ने बड़े 
“राजकुमार से मिल न पाने पर बहुत दुःख व्यक्त किया ।/ 

“यह बात मुझे किसी ने भी नहीं बतायी ।” 

“तुमने पूछा नही, किसी ने बताया नहीं । माँ से पूछ लेते तो वे ही बता 
देती ।” 

“कैसे पूछूं, भैया, उधर दण्डमायक के धर पर हेग्यड़े और उनके परिवार के 
खरे में पता नहीं क्या-क्या वातें हुईं । दण्डनायिका कह रही थी, आह्वान-पत्र 

भेजने पर भी नहीं आये, कितना घमण्ड है, राजमहल का नमक खा ऐसा घमण्ड 
“करनेवाले **१7 

“भैया, सम्पूर्ण विवरण जाने विना किसी निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिए। 
क्या तुम्हें निश्चित रूप से मालूम है कि आमन्त्रण-पत्र उन्हें मिला था ?” 

“हाँ, दण्डनायक ने स्वयं कहा है। आमन्त्रितों की सूची में उदका नाम छूट 
गया था तो स्वयं दण्डनायिका ने उनका नाम जोड़ा था ।/ > 

“माँ नेभी ऐसा कहा था। फिर भी आमन्त्रण-पत्र पहुँचा है, इसके लिए 
“उतना ही प्रमाण काफ़ी नहीं । आमन्त्रण-पत्र नहों हो मिला है ।” 


'ट्ुमहादेवो शान्तला / 345 


कर ण्यों-की-त्यों बल्‍लाल से कही थीं। 

समय पाकर वल्लाल ने अपनी माँ से एकान्त में चर्चा की । हेग्गड़ के बारे में 
उसने जी सुना था वह विस्तार से सुनाया। सुनाने के ढग से उसका उद्देग स्पप्ट 
दिखता था किन्तु माँ एचलदेवी ने वह सव शान्त भाव से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त 
किये बिना सुना । 

माँ के विचार सुनने को वेठा उत्सुक था। वे बोलों, “अप्पाजी, तुम्हारा झूठ 
का यह पुलिन्दा पूरा हो तो एकवा रगी ही अपना अभिमत सुनाऊँगी । 

“माँ । यह सव झूठ है ?” 

“हाँ! 

“तो क्‍या पद्मला ने मुझसे झूठ कहा ?" 

“हाँ, यद्यपि यह हो सकता है कि उसको यह जानकारी नहीं हो कि वह जो 
वोल रही है वह झूठ है ।” 

“तो, माँ, उसे जो कुछ बताया गया है वह सब झूठ है ?” 

“अप्पाजी, तुमको माँ-वाप पर विश्वास है न?” 

“यह क्‍या, माँ, ऐसा सवाल क्यों करती हो ?” 

“जब मैं यह कहती हूँ कि तुमने जो बताया वह झूठ है दव तुम यह सोचते हो 
कि मैं निराघार ही कह रही हूँ। तुम्हारा मन अभी कोमल है, अनुभवहीन है। 
पद्मला ने तुम्हारा मन जीत लिया है, इसीलिए वह जो भी कद्ठती है उसे तुम सत्य 
मान लेते हो । पर इसीसे, मैं तो असत्य को सत्य नहीं मान लूँगी। तुम्हें मुन्नपर 
विश्वास हो तो मैं एक वात कहूँगी, कान खोलकर सुनो । मैं किसी का मन दुखाना 
नहीं वाहती क्योंकि उससे व्यया और व्यया से द्वेष की भावना पैदा होती है जिससे 
राज्य की हानि होतो है । इसीलिए जो कुछ ग्रुजरा है उसे सप्रमाण जानने पर भी 
हमने उस सम्वन्ध में कहीं कभी किसी से कुछ भी न कहने का निर्णय किया है। 
इसीलिए तुमसे भी नही कहना चाहती, केवल इतना कहूँगी कि तुमने जो कुछ सुना 
है वह हेग्गड़ैजी ने नहीं किया है। वे कभी ऐसा करनेवाले नहों हैं, उनकी 
निष्ठा अचल है, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है। .तुम्हें भी उनके विषय में अपनी 
भावनाओं को बदल देना चाहिए। कल तुम सिंहासन पर बँठनेवाले हो। ऐसे लोगों 
की निष्ठा तुम्हारे लिए रक्षा-कवच है। तुम विश्वास ही न करो तो उतकी निप्ठा 
तुम्हें की मिलेगी । उनकी निष्ठा चाहिए हो दो तुम्हें भी उनके साथ आत्मीयता 
की भावना बढ़ानी होगी, समझे ।” 

“अभी मेरे मन में जो भावना वसी है उसे दूर करने को स्पष्ट प्रमाण की 
जरूरत है, माँ, नहीं तो 

बीच में ही एचलदेवी वोल उठीं, “अप्पानी, जिस भावना को दूर करने के 
लिए तुम गवाही चाहते हों उसे मन में स्थायी बनाये रखने के लिए किसकी गवाही 


पट्टमहादेवी झान्तला / 37 ० 


पायो थी ? सेब गुनों यान और उयासा पर परिक्ताय दानव? ज्के तरह बिः 
मेसे बागो पर पुमझो विरयाय दाता) बहू भायता [रक्त 4 साभ्य हो थोक मे 
मत बाओं 

पगाद्ी हे, मा । पच्यात के , 
ही रद्वा या । पानुस्प दायनोजं मे आरमोउता द्राष्त फरके अपये स्ार्यनाधक 
के लिए देगड़े पानुक्योण्मक # दप झा बीज सपा है। परना देशनापक 


ओर पतला पसा जय उद्त, नऊे मातदूक छा करनेयाय ऐसा क्यो 
जद ? ऐसे कगड़े कोगो मे पग्यत रापर हाति नही क्षगो ? पुद्ध दृरय रयने- 
पाले पुपराज ओर गे को ऐसे गेहियों को वात मानूब नद्व दे। पातो, दरड. 
नापिशा के इस कपन उुछ है । 

“मेरे कपने मे सन्द हो सक्ा है, अपथाजो ?" एपलदगो जे पूछा । 

“तेमा नही, म!। पद है हि जे (भरत दो स्थानों फिल्लाय रखतवा ह उके 
दोनों से मरे काम द्ये परससर-+परसेषी सत्र उपध्यिव इए हैं। श्सलि लए ** (४ 

५ * कियो भी विपक मे जत्दवाजों ओर नहीं उनमें मो प्रेस्सल बंद 
की उन्नति के प्रति थद्धा और नि ॥ 

“तो फ़िर ?” 


“बह स्वायं है भिड़ दोब॑ल्य के फारप उत्पल हवा दे ओर जिसे भूलना 
ही द्विकारर है । जंसा मैंने पहन हो रुद्वा, पढे सब सोचकर अपना दिम्राय घराब- 
ने करके अपने शिक्षण की ओर घ्यान दो।! 

इसो समय पष्ठी बजी। “प्रभुजी आये हैं, भव मुझे चलने दीजिए, मौ। 
फैदेकर बल्लाल चार कदम है पता कि प्रभु एरेयंग दर भा यये 

देखकर बोले, * “अप्पाजी, जा रहे ही क्या ?” 

हा, गुरुजी के आने जप समय हो रहा है।” बत्लाल ने जवाब दिया। 
ऊुछ क्षण बैठो ।" ऊद्ठत हुए प्रभु एरेयंग बैठ 

पुवरानी एचलदेवी हा, “बोम्मसा, किवाडु थोड़ी देर तुम 
धाहर ही रहो, किसी को बिना अनुमति के अन्दर ने आने देता।” और वे भ्रम के 
प्राप्त बंठ गयी। परम एरेयंग ने कहा, 'फफर उंद छिड़ने का अ्र्नंग उठ घड़ा 

हुआ है ।” 
गा तरफ से 2?!” उवरानी एचलदेवकी ब्यग्र हो उठी । 

“मल्तेपों की तरफ से बहुतत हो रही है, यह यबर अभी यादवपुर से 
मिलो है। देण्डनायक माचण यहाँ से सेन्‍्य-सहायता गी प्रतीक्षा रहे हैं। यह सब 
चोल राजा की घेड़पानी है, इधर दक्षिण-पश्चिम की औओर। यदि हल्लड़- 

बाजों को *काटे हो जायेगे, बलि कॉटेदार 


जंगल ही तैयार हो जायेगा। इसलिए हम अब दो-तीन दिन में ही उस तरफ़ सेना. 


378 / पटुमहावेवी शान्तला 


के साथ जा रहे हैं।” साथ ही वे वललाल से भी वोले, “कुमार, हमने अबकी वार 
तुमको साथ ले जाने का निश्चय किया है, इसलिए आज सव वार्तें समझाकर गुरु 
नागचन्द्र से सम्मति ले लो । चलोगे न हमारे साथ ?” 

“प्रभु की आज्ञा का पालन करना मेरा कत्तंव्य है । वल्लाल ने कहा । 

“यही सर्वप्रथम युद्ध है जिसमे ठुम हमारे साथ चल रहे हो। बेजरसजी ने 
कहा है कि तुम्हारा हस्तकौशल बहुत अच्छा है। तलवार चलाने में तुम्हारी इतनी 
कुशलता न होने पर भी घनुविद्या में तुमने वड़ी कुशलता पायी है, डाकरस दण्ड- 
नायक की यही राय है। इसलिए हमने यह निर्णय किया है । परन्तु तुम्हारी अंग 
रक्षा के लिए हम वैजरस को ही साथ ले चलेंगे। ठोक है न?” 

“बैजरसजी साथ रहेंगे तो हो सकता है।” युवरानी ने कहा । 

“क्यों, तुम्हारा पुत्र बिना वैजरस के युद्ध-रंग में नहीं उतर सकेगा, तुम्हें 
डर है ?” 

युवरानी ने कहा, “यह तो मैं अप्पाजी के स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रही हूँ ॥' 
जिस दिन प्रभु ने पाणिग्रहण किया उसी दिन से मैं समझती रही हूँ कि मेरे पुत्रों 
को किसी-न-किसी दिन युद्ध-रंग में उतरना पड़ेगा। छोटे अप्पाजी की बात होती 
तो मैं कुछ भी नहीं कहती 7 

“परन्तु छोटे अप्पाजी को तो हम नहीं ले जा रहे हैं। इसका कारण जानती 
हैं १” युवरानी से प्रश्न करके युवराज ने दल्‍लाल की और देखा । कुमार बल्‍लाल 
के चेहरे पर कुतूहल उभर आया। 

“प्रभु के मत की वात मुझे कंसे मालूम ?” 

“तुम्हारी दृष्टि में छोटे अप्पाजी अधिक होशियार और धीर हैं। फिर भी वह्‌ 
छोटा है । अभी वह इस उम्र का नहीं कि वह युद्ध-रंग में सीधा प्रवेश कर सके ४ 
इसके अलावा वह अभी-अभी उपनीत हुआ है ।” 

“अप्पाजी को न ले जाएँ तो क्या नुकसान है ?” 

“बुद्ध हमेशा नहीं होते ॥ अप्पाजी कल सिहासन पर बैठनेवाला है। उसे युद्ध 
का अनुभव होना आवश्यक है! वह मूल-तत्त्व है। यदि अब मौका चूक जाए वो 
नुकसान उसका होगा । छोटे अप्पाजी को भी ऐसा अनुभव मिलना अच्छा होगा। 
लेकिन उसे फिलहाल न मिलने पर भी नुकसान नहीं होगा। अनुभव प्राप्त कर 
अपने बड़े भाई को मदद देने के लिए काफी समय उसके सामने है । है न ?” 

“हम अन्तःपुर में रहती है, इतना सब हम नहीं जानतों। जैसा प्रभु ने कहा, 
अप्पाजी को इन सब बातों की जानकारी होती चाहिए। अनुभव के साथ ही तो 
उसमें विवेचना की शक्ति, तारतम्य और औचित्य का ज्ञान, तुलनात्मक परि- 
शीलन, गुण-विमर्शव की शक्ति आदि आवश्यक गुण बढ़ेंगे। इस तरह का ज्ञान 
उसके लिए आवश्यक है इस वात में दो मत हो ही नहीं सकते /” फिर वे कुमार से 


पट्टमहादेदी झान्तला / 39- 


ने अनुभव किया कि सभी बातों पर सभी पहलुओं से विचार करके 
ही यह निर्णय लिया गया है! उन्होंने अपनी सम्मति इशारे से जता दी। 

"तुम्हारी यात्रा की जानकारी अभी (किसी को नहीं होनी चाहिंए। यह हमें, 
तुम्हें और शेविमय्या को ही मालूस है। छोटे अप्पाजी को भी नहीं मालूम होता 
चाहिए। हम युद्धन्यात्रा पर चल देंगे, उसके वाद आप लोगों के वलिकुर जाने 

देविमय्या करेगा । यहाँ के पर्यवेक्षण के लिए चिण्णम दष्डनायक यहीं 
रहेंगे। डाकरस भी हमारे साथ जायेंगे। आज ही महासन्तिधान को हमारी युद्ध 
यात्रा के बारे में पत्र ज्लज दिया जायेगा । आप लोगों को यात्रा के बारे में पत्र बाद 
मे भेजा जायेगा है. 

“प्रभु युदक्षेत् मं हों ओर हम स्थोत्सव के लिए यात्रा करें? 

“वहाँ रहने-भर में कौन-सी वाधा होगी * रथोत्सव तो निमित्त मात्र है, प्रधान 
है जाप लोगों का वलिपुर जाना । समझ गयीं ?” 

“जैसी आज्ञा ४ युवराज एरगेयंग प्रभु खड़े हो गये लेकिन एचलदेवी ने घ्ण्दी 
नहीं बजायी | 

“क्यों, और कुछ कहना है क्‍या ?” 

“अहंनू, मेरे सौभाग्य को बनाये रखने का आअह करो ।” कहती हुई एचल- 
देवी ने उनके पैरों पर सिर सखकर एक लम्बी साँस ली । 

«उढो, जिननाथ की ईपा से तुम्हारे सोभाग्य की हानि कभी नहीं होगी 
क्षगवान्‌ जिननाथ तुम्हारी प्रार्थना मानेंगे ।” कहते हुए एचलदेवी की भुजा पर है 
कर उठाया । युवरानी के मुख पर एक समाधान झलक पड़ा । उसने घण्टी बजायी। 
वोम्मले ने छार खोला । प्रभु मे विदा ली 


पहुमहांदेवी शान्तता / 324 


एस्येंग प्रभु ने डाकरय दण्डनायक, कुमार पल्लाव भीर वेजरत के साथ 
की तरफ़ प्रस्थान किया। दी दिक बाद उचलदेकी, कुमार टिदेव, 

जदयादित्य, कवि पन्र और रेविमय्या की सकते बलिपुर के ओर बची 
पनकी रक्षा के लिए आरक्षक दस छोस-पा ही का । इनके आते की पृ पुषना 
देने को गो के साथ को सैनिक गहने है) उस पड़ेघ। पद किण्णम देण्डगायक 
वे पास कक एरेयंग यम को आता के अनुच्तार मह्- 


सच्चा 
रत के वलापुर 

पधर, वि£३ के उपनयन के परचात्‌ वलिपुर कीर> मे पक सारमियय्य 

नै प्रभु से वेलापुरी है घटनाओं का निवेदन ड्वि, भत्दी मे के अट वतन्निपुर में 

कूल की सकी 4) नह समाप्त 0 जऔीर पारा के रेवोत्मव के लिए 

“परिकारः कब दिग। बहा आले 2 बहरते की बड़ी बुनर 

की । लपुर नये पाज-क्षियार के अत; या कर बड़ा ही महान 

वन गया रास्ते चुधार- दिये गये &. कही बड़: है नहीं रहे। वेलिपुर 

के चारों ओर ३ प्रवेश: । हु सर पुन्दर दया के व गये ३ ३, अतिथियों 
के 


आवश्यक बातों को व्यवस्थित रूप से तैयार कर रखा था। मदद के (लिए चलिके- 
जञायक को भी बुलाने की व्यवस्था हुई इन्हीं दोनों ने धारानगर पर हमले के 
समय मिलकर कार्म किया था । 
राज-परिवार की सवारो के पहुँचते से दो-तीन घण्टे पहले ही हेग्गड़ को खबर 
पिली श्री । हेग्गड़े, हेग्गइती, शान्तला, पटवारी, धर्मेदर्शी, सरपंच, कवि वोकि- 
मख्या, शिल्पी गंगाचारि, शिल्पी दासोज और उसका पुत्र चाबुण, पुरोहित बर्गें 
सथा गण्य नागरिक लोग बलिपुर के दक्षिण के सदर द्वार पर स्वागत के लिए 
प्रतीक्षा में खड़े हो गये । मंगलवाद्य-्घोष के साथ आरक्षक सेना सलामी देने के 
जलिये रास्ते के दोनों तरक क॒तार वाँघे उपस्थित थी। युवरानी और 
का रथ सामने रुका । सारयि की वंगल से रेविमय्या कूद पड़ा और स्थे कॉ दार: 
खोल कुछ हटकर खड़ा हो गया । 
रथ से राजकुमार खतरे, युवरानीजी उतरीं । हेग्गड़ती और शान्तला ने रोरी 
का तिलक लगाया और आरती उतारी | नजर भी उतारी गयी। स्थ महाद्वार को 
पारकर शहर के अन्दर प्रवेश कर गया । सबने पैदल ही पुरप्रदेश किया । 'पोस्सल 
राजवंश विरजीवी हो, कर्नादक्क का सम्पदम्युदय हो, युवरानीजी की जय हो, 
राजकुमारों की जय हो । इन नारों से दसों दिशाएँ गूँज उठीं। पुरोहितजी न्ने 


#इन्द्रगिरि और करके पहाड़ पर चढ़नेवाली हम 
जायें तो क्या कष्ट होगा । आपके यहाँ के नागरिकों के दर्शन 


हमें क 


|] 
(कर भी रास्ते के दोनों ओर लोग खचाखचच भरे थे 
होदी 






रचा गया था। पैदल चलने की बात मालूम हुईं 


आवश्यक व्यवस्था पहले से ही कर लेते। सबते युवादाव३ आँखि-नर देखा । 


ज्ञाव-विभोर लोगों ने समझा कि पोस्सल राज्य के मना ने हो; द्विमान्‌ दोकर 


उनके यहाँ पदार्पेण किया है। 
बज्तिपुर की जनता में यह दहादिक सवलत 
हुआ क्योंकि उन्होंने इस सबकी आजा रहीं को 
हेग्गड़े और उसकी प्रजा में प्राप्त स्वय- 
अपनी आँखों से देखता: दो कि 
दासब्वे और म| 
रा पं अ भी सह सकते दही के स्वादा स्वन्‍ई 













अं था। कालान्तर मेँ वैदिक धर्म दिशिप्टादैत के नाम से नये रूप में विकसित 


होकर तमिल में श्री वैष्णव पंथ के नाम से प्रचारित हुआ तत्कालीन 
औव चोल-व राजाओं ने घोर विरोध किया। यह विरोध के शिव और 
रूपों की यह था जब आदि शंकर 


“सर्वे शिवमर्य" को उद्देश्य बनाया जाए, और इसी उद्देश्य के साथ वीर: 
जब मत भी अंकुरित हो बढ़ रहा धा। 
अद्वैत, विशिष्टाईत, बौद्ध, जैन कालमुख, बीरणैव आदि लिल्ल-भिल्ल मार्गों 5] 

बल रहे सहयोग-असहंयोग पर दोनों चर्चा करने लगते तो उन्हें समय का भी पता 
न चलता । वे केवल ज्ञान-पिपासु ये, उनमें संकुचित आवना थी हीं नही । वें इन 
अत-मतान्तरों के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, इससे उनकी ईस चर्चा का 
शिप्पों पर भी अच्छा परिणाम होता था । धर्म की नीव पर सहृदयता, शोध और 
(बचारूविनिमय के बहाने दोनों गुर शिष्यों की जित्तवृत्ति परिष्देत और-पक्व किया 
करते । साहित्यिक चर्चा में तो शिष्य क्षी भाग लिया करते, कई वार युवरानी 


मत का प्रभाव अभी वहाँ तक नही पहुँचा था । एक समय थी जब वहाँ बौ््धों का 


जय चार पवित्र क्षेत्र जं उन दिनों बलिएुर ज्वी एक माता जाता था। बौद्ध धर्म के 
क्षीण दशा की प्राप्त होते पर भी उस समय बलिंएुर में बौद्ध लोग काफी संख्या में 
रहते थे गौतम बुद्ध की अ्रथम उपदेश-वाणी के कारण सास्ताथ की जो प्रसिद्ध 
उत्तरमें थी वहीं प्रसिद्धि वर्लिदुर की दक्षिण में थी, उर्ते दनों वलिपुर बौद्धों 


और ज्ञान के प्रसार का केन्द्र माना जाता था। दूसरी ओर, जगदेकमलेश्वर मन्दिर 
औकारेश्वर मन्दिर, लीलकण्ठेश्वर मन्दिए, क्रेदारेश्वर मस्दिर। जैवों और बीरणशवों 
के प्रभाव के प्रत्तीक थे) उत्तसस्‍्सश्चिम में सीता-होंडा के नाम से प्रसिदे जलावुत 
अूमाग में चहाँ जलशयन-देव नामक चैष्णव मन्दिर था । बहाँ जैन धरम के प्रभाव 


बटुमहादेवी शल्तला । 325 


से भिक्बु और गी वल्निपुर आये + भे बिना कन्‍्य 
सभी उसमे भाग लिया । हेग्यड़े के नेतृत्व में 
उत्साह और ३ त्तो में लेक ही था, पोय्सल्न और सज- 
के 'हैने से एक विशेष थी। वल्तिपुर में पारा भगवती: 
की प्रतिष्ठा भहान्‌ पहकासी वाप्पुरे नाग्रियकका अभी थीजो 
हत वृद्धा होने पर भी की ति के कारण विहार से बाहर 
निकलकर इस त्सिव में भाग लेने "गयी करुणा की. साकार मुक्ति कस परह लगने 
इस महासहवासी वृद्धा कह को देखकर युक्रानी उप्तक्षे 
ग्रति से अभिभुतत उठी जबकि आचीनकाल के ऋषि-मुनियों को तरह जद 
बाधे को देखकर विह्टिदेव 'श्वियंचकित हुक। उन्होंने थुक्रानी को 
विहार-दर्शन के लिए मन्नत किया । पेदनुसार स्थोत्सव के बाद एक दिन के 
गयी। उनके साथ भा।चिकब्बे, दोनो राजकुमार, अन्त, गुरु ताग- 
पन्र और फैमय्या भी गये । यह कहने की: कि रेविमय्या भी उनके 
साथ था 


पागचन्द और यहाँ महासहकासी गागियक्का के पथ भी किसी 

विषय पर चर्चा करेगे, रैसेकी अ्ीक्षा कर रहे थे विहिदेव और आन्तत्रा जिनमें 

"नपते सहज सम्बन अुवरानी की दृष्टि मे ३। ईडन सम्बन्धों और जउदयादित्य- 

सान्तत्ा पम्बन्धों के जो अन्तर था पहे प्रयाढ्ता की दृष्टि से कैम और अक्ञत्ति की 
सबने देश्वेन कर उसे साप्टांग 


महासहकाती के। दर्शन के अ्षाम 
कया। उनके अदेशानुस्ार- पभी विह्यर $ अध्यापक उंदरकिजत के प्राय विह्यर- 
देन करने गये भो ध्यान, अध्ययन, निवास आदि की द्प्टि से अत्यन्त उपयुक्त, 
था। 


बैदरक्यित ने इस विहार के निर्माण भर तो प्रकाश डाला ही, 
बौद्ध धरम के >वर्तन, विकास, विभाजन, उत्थान: 7, स्वायत-विरोध आदिपरभी 


है। वह संसार को लिगलनेवाली रक्त-पिपायु अण्डी नहीं, अद्रकाली या चामुण्डी 
नहीं, वह क्षमाशीला, प्रेममवी, साध्वी, पायहारिणी पावन-मूर्ति हैं। बुद्धरक्खित 
की बातें सुनतेन्सुतते वे लोग संवमुंब तारा अगवती की मूति के सामने पहुँचे । 


लक्ष्म्युपनिपत्‌ मं वर्णित लक्ष्मी की तरह यह देवी मूति कमलासन पर स्थित 
है। उसका दाम पाँव नीचे लटक रहा है, वायाँ अर्द-पद्मासन के ढंग पर मुड्ठा हुआ 
दायी जंधा पर तथा दायाँ पाद धर्म-चर्क पर स्थित है। वें कीमती वस्त्र धारण 
किये है। मस्तक नवरत्न-खचित (किरीट से मण्डित है। उत्तम कर्णाभरण के साथ 


बक्षोजों के बीच वज्भन्खचित पदक से शोमित है । कटि में जबाहर-जडी कर 

लिसकी कमान के आकार की दोलडी साँकल झलती हुई दिखायी गयी है। हाथ 
कंगन से शोभायमार्त हैं, बाहु पर केयूर, अंगुलियों में अँगूठियाँ, इष्रों की अंगुलियों 
पर छल्ले, पैरों में पाजिव और एक प्रकार का साँकलनुमा पादाभरण हैं जो देवी 


ढ 
मान-प्रमाण से बनी यह मूर्ति प्रस्तर की होने पर भी सजीव लग रही है। लम्बी 
चुम्पाकली-सी नाक, मन्दहसयुकत अधनिमीलिंत नेत्र । ध्यानमुद्रा मे कुछ आगे की 
ओर झुकी हुई द्रेम से अपनी ओर बुलानेवाली प्रेममयी माँ की अगिमा देखते ही 
रहने की इच्छा होती है 

दाएँ पैर की बगल में सात फनवाले सर्प सागराज की संकेत है । उसकी बंगल 
में एक छोटी कमलासीन स्त्री-मू्ति हैं; सर्वोलंकार-भूपिता होते पर भी जिसके सिर 
के वाल गाँठ के आकार के बने है। देवी के पीछे की और दो खम्मे हैं । उनमे गुल्म- 
लताओं के उर्त्किए से युक्त सुन्दर लताकारसे लि्भित प्रभावलम अलंकृत है । 
इनपर दोनों ओर चण्टों की माला से विभूषित दो हाथी ह्ठँ जिनकी सूंड उस सिह 
के दोनों जबड़ों से क्ैलायी गयी है । प्रभावली के उस शिंढ की महीने उर्त्िरण 

अब्यता देखते ही बनती है। 

बड़े लोग महासाध्वी नागियक्का के प्रांगण की ओर बढ़ गये, परन्तु बिट्ठिदेव 
और शान्तला वही उस मूर्ति के सामने खड़े रह गये । त्नी ने पास खड़े 
रेविमय्या के काने मं कुछ कहा । वह वहीं थोड़ी दूए खड़ा रही । थोड़ी देर बाद 
बिट्विदेव ने एछा, «इस विहार को बनानेवाले व्यर्वित बड़े विशाल ददय के होगे। 
बे पुण्यात्मा कौन होंगे, कया तुम्हें मालूम है, शान्तला कै 

“हाँ, मालूम है।। चालुक्यों के मन्त्रियों में एक दण्डनायक रूपभट्टस्गा थे 
जिन्होंने न क्वेवल इसे ५ यहाँ कवर और बुढदेव की मतों 
स्थापना भी की ६ े। हमारे वलिएुर के शिल्री दासोज जो हमारे गुरू है उन्होंने 
बताया है ४ श्ान्तला ने कहा । 


पदुमहादेवी छान्तला | 377 


“इसका नतिर्माथ करनेवाले शिल्पी कोन थे ?” 
“क्यों, आप मन्दिर, विहार या वसति का निर्माण करानेवाले हैं क्या ?” 
“इसे बनानेवाले शिल्पी के बारे में जानने की इच्छा रखनेवाले सभी लोग 
मन्दिर बनवाएँगे क्‍या ?” 
“सभी की बात तो यहाँ उठी नहों, आप अपनी वात कहिए ।7 
“ऐसा कोई विचार नहीं, फिर भी जानने की इच्छा हुई है सो मालूम हो तो 
बता दें ।” 
“इसे बनानेवाले शिल्पी रामोज थे, हमारे गुरु दासोजजी के पिता ।” 
“तो बलिपुर शिल्पियों का जन्मस्थान है क्या ?” 
“केवल वलिपुर नही, कर्णाटक ही शिल्पियों का आकर है।” 
“यह तुम्हें कैसे मालूम ?” 
“मुझे गुरु ने बताया है । कर्णाटक के किस कोने में कौन-कौन चतुर शिल्ी 
हैं, यह सब वे जानते हैं ।” 
“क्या तुमने रामोजजी को देखा है ?” 
“हाँ, देखा था। उन्हें सायुज्य प्राप्त किये अभी एक साल ही हुआ है ।” 
“इस सूर्ति को गढ़नेवाले भी वे ही थे ?” 
“यह मैं नहीं जानती ॥” 
“दासोजजी को शायद मालूम होगा ॥/ 
“हो सकता है, चाहें तो पूछ लेंगे।” हु 
“तुमने बताया कि इस विहार में दण्डनायक रूपभट्टय्या ने केशव, लोकेश्वर 
और बुद्ध की प्रतिमाएँ स्थापित कीं। भगवती तारा की स्थापना उन्होंने नहीं 
की?” 
“न । इसकी स्थापना योगिनी नागियक्का ने की है।” 
“क्या कहा, उस बृद्धा ने ? उस निर्धव वुद्धा से यह सब कंसे सम्भव है !” 
“अब निर्धन लगें, लेकिन तब वे महादानी बाप्युरे नाग्रियकका जी थी, एक 
महानुभावा, सब कुछ त्यागकर आत्म-साक्षात्कार करनेवालो महान्‌ साध्वीमणि । 
* यह वंश आदि भहावाप्पुर के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं के वंशोत्पन्न ध्रूव इन्द्रवर्मा 
चासुक्य राज्य के एक भाग के राज्यपाल वनकर राज्य करते थे। सत्वाधम 
रणविक्रम के नाम से प्रसिद्ध चालुक्य प्रथम पुलिकेशी को पत्नी दुर्लभादेवी इसी 
चंश की पुत्री कही जाती है । नागियवकाजी और उसके पतिदेव हंपशेट्रीजी ने 
अपना सर्वस्व इस विहार के निर्माण में खर्च कर अन्त तक अपना शरीर-भ्रम 
भी देकर अपने को इसी में घुना दिया । वे महानुभाव हेग्गड़े बनकर वलिपुर में 
भी रहे, यह कहा जाता है।” 
“तुमने उन्हें देखा था ?" 


328 / पट्टमहादेवी श्ञान्तला 


म्नहीं मेरे जन्म के कई वर्ष पहले ही उन्होंने सायुज्य पप्त कर लिया था। 

-अच्छा भव, चले, युवरानीजी हमारी प्रतीक्षा करती होंगी 

ग्चलो दोनों चलने की हुए (कक रेविमय्यां को देखकर एके गये जो हाथ 
जोड़े आँख मूंदकर तारा जगवती के सामते एक खम्भे से सटकर खड़ा मानो शान 
समाधि में लीन थी ॥ उसका ध्यान क्षंग ने करने की इच्छा से दोनों दो-चार क्षण 
ब्रतीक्षा करते रहे 


"बह आ , चलो ।” कहते हुए बिद्विदेव ने शान्तला की भुजा पर हाथ 
रखा और चल प४ी। शास्तला थोड़ी झुककर कुछ ई. आगे 
विट्विंदेव ने शान्ते ला की ओर देखा । उसकी उस दृष्टि मे उसे कुछ दर्द और कुछ 
अश्नार्थक भाव मे घी होने के भाव दीख रहे थे । शान्तला ने 
क्षी बिद्विदेव को देखा । शान्तला के चेहरे पर मन्द हास झलक रहा था। लज्जा- 
नआारसे ऊँछ पी होकर उ' आगे । विद्विदेव ने उसका 
“अनुसरण किया 


पर दीवार से संदर्क 
उनकी एक ओर शान्तला श्वर दूसरी ओर बट्टिंदेव बैठे ये । दोनों के कन्धों पर 


दाश्रु वह चलें (जिन्हें वह रोककर क्षी न रोक सका था । 
खत ते देखा तो चबड़ाकर पूछा, अक््या क्‍यों हुआ रा 
नी ने कहा, “55 नहीं हुआ। बहुत आनन्द होते पर उसकी यही 
होती है। उसका हृदय बहुत 
०हुम भी यही चाहते हैं, यहां वो भी आते है उन्हें आनस्दित होकर ह्दी 
स्वाहिए.। तभी हमें इस वात के साक्ष्य मिलता हैं (के अभी यहाँ बोधिसर्व का 
अभाव हैं। महासाध्वी सहवास नॉगियवकाजी को शंका थी कि युवणनीजी 
नहीं । सस्तिधाल के आने से वे भी हैं” बुद्धरवि' कहां ) 
“इस तरह की शंका ॒ कारण 
०गहाँ अनेक राज्यों से बौद्ध [क्षु आते हैं । ब्वे के उनके राज्य क्के 
राजा अपने मत पर अत्यन्त प्रेम से प्रभावित होकर अन्य तियों के साथ वहँते 
बचारों से अपरिचित होते 


तो मतलब कि यों की उदार भावः ना से महासाध्वी 
ज्वागियवकाजी अपरिचित हैं। हमारे प्रभु और महाराज ही दृष्टि में कोई भेद- 


पहट्ुमहादेवी श्ञान्तला | 32 9 


भावना नहीं। किसी भी मत के अनुयायी हों, उनमें उन्हें कोई फरक नहीं 
दिखता ।” युवरानी एचलदेवी ने कहा। रे 

“मत भानव-मानव के बीच में प्रेम का साधन होना चाहिए, द्वेप पैदा कर 
मानव को राक्षस बनाने का साधन नहीं, यही उपदेश था भगवान्‌ बुद्ध का जिन्होंने 
जगत्‌ के लोगों का दुःप-दर्द देया और उससे स्वयं दुःखी होकर, अपना सर्वस्त 
त्यायकर भी लोक-जीवन को सुउमय बनाने के महान्‌ उद्देश्य से प्रकृति की गोद में 
आश्रय लिया । अशोक चक्रवर्ती को जयमाला के प्रेम में पड़कर अपने को विजयी 
समझते समय जो ध्वनि सुनायी पड़ी थी वह कोई आनन्द ध्वनि नहीं, वल्कि आहत 
मानवता की आतं-ध्वनि थी। भगवान्‌ बुद्ध को वाणी सुनकर उसका केवल भ्रम- 
निरसन ही नहीं हुआ वल्कि उसी क्षण से उसने शस्त्र-संन्यास ले लिया और धर्म- 
चक्र की स्थापना की। अनुकम्पा की अधिदेवी, पाप-निवारिणों भगवती तारा 
मानवोद्धार कार्य को उस्री धर्मन्‍्वक्र के आधार पर चलाती रही हैं।” तापती 
न्ागियक्का ने समझाकर कहा । उम्र के बढ़ने के साथ मानव की ध्वनि में कम्पन 
होता है, यह वयोधर्म है, परन्तु अक्‍्का को ध्वनि में कम्पन नहीं, कॉसे की-सी 
स्पष्ट ध्वनि थी । सबने एकाग्र भाव से अक्का की बातें सुनी । 

उनका प्रवचन रुका तो विद्विदेव ने पूछा, “तो क्या इसीलिए आपने यहाँ 
भगवती तारा की स्थापना की है ?” 

“शिल्पी इसे बनानेवाला है, भक्त-लोग इसकी स्थापना करनेवाले है, फिर भी 
कोई कहे कि मैंने स्थापना की है, तो इसके माने नहीं हैं । ऐसे जन-काये तो जनता 
द्वारा जनता के लिए होने चाहिए ।” नागियककाजी ने सदीक उत्तर दिया । 

"ऐसे कार्यों में लोगों को प्रेरित करनेवाले को ही जनता कर्ता और स्थापक 
मानती है, जो ठीक है, योग्य है।” कावि नागचन्द्र ने कहा । 

“हां यह एक कवि की व्यवस्था है और सटीक ही है क्योकि धर्मोपदेश नीरस 
होने के बदले काव्यमय हो तो वहू अधिक आनन्ददायक और सहजन्याह्य होता 
है ।” नागियक्के ने कवि का सुन्दर ढंय से समर्थन किया । 

“जातक कयाएँ तो यही काम करती हैं ।” नागचनद्र ने कहा। 

“इन बच्चों को उन कबाओं से परिचित कराया है ?” नागियवका ने पूछा । 

नागरचन्द्र ने “नही” कहकर कबि वोकिमय्या की ओर देखकर पूछा, “क्या 
आपने अम्माजी को सुनायी है जातक कथाएँ १” 

“कुछ, सो भी पढ़ाते समय प्रासंगिक रूप में, लेकिन पहले एक वार अम्माजी 
जव यहाँ आयी थी तव जातक कथाएँ इन प्रस्तरों पर उत्कीर्ण देखकर उन्होने 
पूछा था, तव मैंने कुछ कथाएं वतायी थीं।” वोकिमय्या मे उत्तर दिया। 

“मैं तो आज भी नही देख तका ।” बिट्ठिदेव ने तुरन्त खेद व्यक्त किया । 

“झुण्ड में अनेक बातों की ओर ध्यान नहीं जा पाता, एक वार फुरसत के 


330 / पट्टमहादेवी झान्तला 


॥। 
सम्मापण की ण्स ही बलते दें तो आर्ल ददिन-भर यहीं रहना होगा । यह 
व्द्कब्बे माँगी, “वहाँ से कोई हमे बुलाने 
इसके पहुँलें हमारा धर पहुँच जाना अच्छा होगा ४! और उसने नागियरेका को 
साप्दोग प्रणाम किया । युवरानी और शेप लोगों जे ही प्रणाम कियो । बुद्॒रविंघत 


था। बुंढरकिंयत ने उससे पूछा+ «सल्विधीन के कहते 
झ्व मालूम हुआ (क तुम बहुत कुश हो तुम्हारी उठ खुशी का स्वरूप क्या हैं? बता 


*क््या बेतीउ७ गुरवर्य , हमारे राजकुमार ईर्स छोटी ह्वग्गडती अम्माजी का 
पार्णिग्रहण कर सकें, ऐसी ऊुपा करो देंविं। यह. भेरी प्रार्थना थी भगवती तारा से । 
तो थे 


अता में वहुत चतुर था। राजवंश का रक्त उसकी घमनियों में प्रवाहित हो रहा 
था। बड़े भाई और अपने से उम्र में कुछ बड़ी शान्तला को तलवार चलाने का 
अभ्यास करते देख उसमें भी यह सीखने की इच्छा बढ़ी थी । 

एक दिन शान्दला और विद्विदेव के दीच बादों-ही-बतों में स्पर्धा छिड़ गयी। 
यह देखकर सिमिमय्या ने कहा, “चेहतर है, आप दोनों आमने-सामने हो जाओ।” 

विट्टिदेव तुरन्त बोला, “त, न, यह कंसे हो सकता है? में एक स्त्री के साथ 
स्पर्धा नहीं करूँगा । इसके अलावा, वह उम्र में मुझसे छोटी है। चाहे तो उदव 
और शान्तला परस्पर आमने-सामने हो जायें । वह जोड़ी शायद ठीक भो रहेंगी ।” 

“उस हालत में भी राजकुमार उदय पुरुष ही हैं, इसके अलाबा, वे मुन्नसे 
छोटे भी है।” शास्तला ने उत्तर दिया । 

“यह कोई युद्ध-क्षेत्र तहीं। यह तो अभ्यास का स्थान है। यहां स्त्री-युरुष के 
या छोटे-बड़े के भेद के कारण अभ्यास नहीं रोकना चाहिए । आप लोगों ने सैनिक 
भट मायण के साथ तो इन्द-स्पर्धा की ही थी । स्पर्धा से भी आपमें आत्म-विखास 
की भावना उतलपन्‍्म होगी ।” सिगिमय्या ने प्रोत्साहन दिया तो शान्तला वीरोचित 
देष में सजकर तलवार हाथ में ले तैयार हो गयी और विट्विदेव भी तलवार लेकर 
खड़ा हो गया। शान्तला की उस वेप की भंग्रिमा बहुत ही मनमोहक थी, उसके 
शरीर में एक तरह का स्पन्‍्दन उत्पन्न हो रहा था । उसे देखता हुआ बिट्विदेव 
बसा ही थोड़ी देर खड़ा रहा । 

“चुप क्यों खड़े हो ?" बहू स्पर्धा देखते को उत्सुक उदयादित्य ने पूछा । 

दोनों स्पर्धाथियों ले सिंमिमय्या की ओर देखा तो उसने अनुमति दी, “शुरू 
कर सकते हैं ।” 

दीतों ने वहीं सर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया, तलवार माथे पर लगाकर 
० चूमा। दोनों तलवारों को नोकें एक-दूसरे से मिलीं और तलवारें चलने 
लगीं । 

पहुले तो ऐसा लगा कि इस स्पर्धा में विट्टिदेव जीतेगा क्योकि उसका अभ्यास 
शाम्तला से बहुत पहले से चल रहा था। इसलिए, इस नौसिखुएं को आसानी से 
जीत सूँगा, यह आत्म-विश्वास था उसे | घान्तला भी कुछ सोच-समझकर तलवार 
भीरे-धीरे चलाती रही लेकिन क्रमशः उसका हस्त-कौशल मया रूप धारण करते 
लगा। उदयादित्य इन दोनों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने लगा । 

सिंगिमय्या और रावत मायण इन दोनों के हस्त-कौशल से सचमुच खुश हों 
रहे थे। चारों ओर तलवारों को झनकार भर गयी। करीब दो पण्दे हो गये, 
दोनों पत्तीने से तरवतर हो गये । विट्विदेव हार न मानकर भी इस घुमाव-फिराव 

और उछल-कूद के कारण थक गये । परल्तु धण्टों के तृत्याम्याथ से घुमाव-फिराव' 
या उछल-कूद का अच्छा अभ्यास होने से शान्तला को कुछ' भी धकावट महसूर्स 


332 | पहुमहादेवी झान्तत्रा 


नहीं हुई । उसकी स्फूति और बिद्विंदेव से स्यादा होशियारी लक्षित होने 
पैर काँपने का अनुभव होता हो वह सेभलकर 


लगी । कभो-कभी बिद्विंदेव को 
को उद्यत हो जाता । 
ए्गिमय्या के कोन में कुछ कहा, 


शान्तला की सामना 
सिपाही मा्यण ने परिस्थिति को से 
«अब इसे रोक देने ही अनुमति दे दे तो अच्छा है ४ 

द्लगिमस्या ते सूचना “राजकुमार थर्क गये हों तो रुके सर्कत हें 

"कुछ नहीं । कहकर राजकुमार ख्िट्टिदेव माये पर का पसीना, 
खमकतने से पहले ही, पोंछकर ठलवार भी चमकान ने लगा । 
शान्तला भी अपने मामा 
बिट्टिदेव की स्थिति का जी उसे आभ 


गज 
कौशल का अच्छा पर्चिय दिया है। 
दोनों खड़े हो गये दोनों हाँफ रहें थे । की आँखें मिली । हॉफती हुई 
शान्तला की छाती के उताए-चढ़ाव [बद्ठिंदेव की कुछ देर टिकी रह 
गयी। 
उदयादित्य उसके पार्स आया और बोला, अम्माजी थोड़ी देर और स्पर्धा 
4२ थक जाते और वह लेट जाते ४” फिर उसने अपने भाई 
“क्या पैर दुख रहे हैं 
“हाँ, हाँ, बैठकर ताली बजानेवालें को थकावट कैसे मालूत पड़ सकती है 
!' बिद्ठिंदेव ने अपनी खीझ प्रकट की 
भाटों से राजे-महाणजे और राजकुमार ही यश होते हैं, तभी तो उन्हें अपने 
यहाँ नियुक्त कर रुखते है ।” शान्तला मे करारा उत्तर दिया 
“बहू सदे जो सिंहासन पर बैठेंगे । हम से तो वैसे 
ही है, जैंसे दूसरे हैं। 
दद्ठिदेव अभी कुछ कहना चार्हता (के शान्तला की टदद हिनहिनाया । 
ल्लश्चित समय पर राबण घोड़े ले आया था । सिंमिमय्या ने कही» “राजकुमार 
ओजन का समय हैं अब चलें । 
बिट्विदेव बोले, “यह आपका ओऔजन का समर्ये हैन?” 
#हुमारा तो कुछ हुई तो भी चलता है। आप ले रोगों 
चाहिए। से लस्वित समय पर ही होता ? सिगिमय्या ने 
पट्ुमहादेवी शान्तला | 333 


“ऐसा कुछ नहों। चाह तो हम बभी भी अभ्यास के लिए तैयार हैं। हूँन 
“उदय ?” विद्टिदेव ने पूछा । 

"ओ, हम तैयार हैं।” उदयादित्य बोला । 

“इस एक ही का अभ्यास तो नहीं है, अन्य विपय भी तो हैं। अतः राजकुमार 
पधार सकते है।” सिंगिमय्या ने कहा । 

रायण के साथ रेविभय्या भी अन्दर आया था । उसने कहा, “अम्माजी को 
भी युवरानीजी ने भोजन के लिए बुलाया है।” 

भोजन के समय शान्तला को मालूम हुआ कि आज विट्टिदेव का जन्मदिन है 
तो उसमे सोचा पहले ही मालूम होता तो माँ से कहकर कुछ भेंट लाकर दे सकती 
थी। भोजन के बीच ही में विद्विदेव ने कहा, “आज शान्वला ने तलवार चलाने में 
“मुझे हरा दिया, माँ।” 

“नही, मामा ने ऐसा निर्णय तो नहीं दिया /” धीमी आवाज़ में शान्तला 
बीली। 

“तुम्हारे मामा बोले या नहीं । मेरे पैर कॉपते थे, इस कारण उन्होंने स्पर्धा 
रोक दी। आश्चर्य है कि तुम्हारे कोमल पैरों में मुझ-जैसे एक योद्धा के पैरों से भी 
अधिक दृढ़त्ता कैसे आयी ? माँ, आपको शान्तला का हस्त-कौशल देखना चाहिए 
जो उसकी नृत्य-वैखरी से कही अधिक श्रेष्ठ है।” बिट्टिदेव ने कहा । 

“अब भाट कौन है, भैया ।” उदय ने ताना मारा। 

युवरानी एचलदेवी ने सोचा कि आज कोई मजेदार बात हुई होगी, इसलिए 
उन्होंने सीधा सवाल किया, “कहो भी, क्या हुआ ।” 

बिद्विदेव के बोलने से पूर्वे ही उदय बोल पड़ा, “माँ, मैं कहूँगा । ये दोनों 
अपनी-अपनी वात रंग चढ़ाकर सुनायेंगे। मैंने स्पर्धा में भाग नहीं लिया, वल्कि 
-मैं प्रेक्षक बनकर देखता रहा, इसलिए जो कुछ हुआ उसका हु-ब-हू विवरण मैं 
दूँगा ।! 

मुझ-जैसा ही वह भी शान्तला के हस्त-कोशल की सराहना करता है, इसके 
अलावा मेरे मुंह से प्रशंधा की बात होगी तो उसका दूसरा ही अर्थ लगाया जा 
“सकता है, यह सोचकर बिट्टिदेव ने उदय से कहा, “अच्छा, तुम ही बताओ ।” 

बातें चल रही थीं, साथ-साथ भोजन भी चल रहा था। सब कुछ कह चुकने 
-के वाद उदय ने कहा, “कुछ और क्षण स्पर्धा चली होती तो सचमुच शान्तला 
-को तलवार की चोट से भैया घायल जरूर होते। स्थिति को पहचानकर ग्रुर 
प्षिगिमय्याजी ने बहुत होशियारी से स्पर्धा रोककर उन्हें वचा लिया ।/ 

युवरानी एचलदेवी ने विट्टिदिव और शान्तला की ओर देखा | उनकी आँखें 
भर आवी थीं । है 

“क्या हुआ, माँ, हिंचकी लगी ?” थिट्टिदेव ने पूछा । 


. 334 / पट्टमहादेवी झान्तला 


नही, बेटा, जीप लोगों के हस्त-कौशल की बात सुनकर आनन्द हुआ। साथ 
झ्छी जो स्पर्धा की भावना तुम लोगों मे हुई बह तुम लोगों प्‌ का कारण नही 
बनी, इसे बीत का सम्तोष भी हुआ। फिर शास्तला से बोली, "अम्माजी आज 
हमारे छोटे अप्पाजी का जन (दिन है। उन्हें ठुम 55 झट दोगी न * 
ध्यहाँ आने से पहले यदि मालूम हुआ होता तो मैं आते वक्‍त साथ हीले जाती, 
युवरानीजी ॥ 
जी लाती, वह बहुत समय तक नहीं टिकती । परन्तु अब जो प्लंट 
तुमसे माँग रही हूँ वह स्थायी होगी । दोगी न ? युवरानी में कहा । 
जो आज्ञा, बताइये क्या ६ 
जोजन के बाद आराम-घर मं बताऊंगी ।* युवरानी बोली | विंध्विंदेव और 
शान्तला के मनों मे युवरानीजी की इस माँग के वीर पता नहीं, क्यान्वया 
(विचार सूझ गये 
भोजन समाप्त हुआ। हाथ-मुंह धोकर सब विश्वाम-गुह की ओर चलें । बहाँ 
पान तैयार था। सेव लोग भद्वास्तरण पर बैठे । बुव रानीजी दीवार से सटर्क र 
सकिये के सहारे बठीं युवरानी के पास बैठे ॥ 
एचलदेवी ने एक दैयार बीड़ा उठाया, उसे शान्तला को देती हुई बोलीं, 
'अम्माजी यह बीड़ा अपने मेँ, [लने से पहले तुम मुझ बचने दो । आगे 
के तुम दोनों को आज की ई नहीं करनी चाहिए । विंद्विदेव जिद पकड़कर 
स्पर्धा के लिए चुनौती दे तो भी तुम्हें उसके साथ कभी भी स्पर्धा नही करनी 
चाहिए, मुझे वचन < द्रो। तुम दोनों में कसी भी कारण से देप की भावता कभी 
नहीं होनी चाहिए । था कभी भी ढेंप का कारण वन सकती है। इस- 
लिए वह न करने की बात कह रही हूँ । मेरा आशय यह है कि तु दोनों में कभी 
कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो तुम लोगों मे आपसी वविद्वेष का कारण बन 
सके ६ है 

आन्तला ने बीड़ा ले लिया ओर “अच्छा, युवरानीजी, मैं राजकुमार से स्पर्धा 
अब कभी नहीं ऋरूँगी ।” कहकर मै में रख लिया । 

(कर युवरानी एचलदेवी ने विट्विदेव से कहा+ ब्वेटा, छोटे अप्पाजी, वह तुम्हें 
ह्र्रा सकती है, इससे तुमम खीझ पैदा हो वी है। इसी बात से डरकर में 
आज्तला से वचन की भेंट तुम्हारी वर्घन्ती के ईस शुभ अवसर परलें रही हूँ । 
मान-अपमान या हीए तो तुम्हारे है। धोरज से युद्ध-लेत् में डठे रहने- 
दाले राजाओं को सदा हार-जीत के लिए तैयार रहना होगा। प्रभु कभी-कभी कहा 
करते है, वेलप चक्रवर्ती ने हास्परूदी < स्ाकर नी अल्त में परमार राजा भोज 
को पराजित किया । मुझे तुम्हे सामय्ये पर शका की भावना हो) ऐए मत 
समझो । इसके पीछे माता होने के नाते, कै ० दूसरा ही कारण है जिसे मैं पीग्थल 


पट्ठमहादेदी बान्तला | 335 


युवरानी की हैसियत से प्रकट नहीं कर रही हूँ, केवल माँ होकर यह चाह रही हैं. 
इसलिए तुमको परेशान होने की जरूरत नही |” 

उसे भी एक बीड़ा देती हुई युवरानी फिर बोली, “इस प्रसंग में एक बात 
और कहे देती हूँ, अप्पाजी । तुम्हारे पिताजी वलिपुर के हेग्गड़े मारसिगय्याजी और 
उनके परिवार पर अप्तीम विश्वास रखते हैं। अपने आप पर के विश्वास से भी 
अधिक उनका विश्वास इन पर है। तुम्हें भी ऐसा ही विश्वास उनपर रखता 
होगा। उसमें भी यह अम्माजी अकेली उनके बंघ का नामलेवां है। उनके लिए 
बेटा-बेटी सब कुछ वही अकेली है। तुम्हें अपने सम्पूर्ण जीवित-काल में, कँसो भी 
परिस्थिति आये, इस अम्माजी को किसी तरह का दुःख या तकलीफ न हो, इस 
तरह उसकी देखभाल करनी होगी । उसका मन बहुत कोमल है किन्तु बिलकुल 
साफ और परिप्कृत भी है। किसी भी वात से उसे कभी कोई तकलीफ़ न पहुंचे, 
ऐसा उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए! जब मैं यह वात कह रहो हूँ तव' 
मेरा यही आशय है कि परिशणुद्ध स्त्रीत्व के प्रति तुम्हारा गोरवपूर्ण व्यवहार रहे ।- 
कल मैं और प्रभुजी नहीं रहें तब भी इस राज-परिवार और हेग्गड़े-परिवार के 
बीच इसी तरह का प्रेम-सम्वन्ध और परस्पर विश्वास बना रहना चाहिए। 
तुम्हारा बड़ा भाई इनपर हम-जैसा विश्वास रखता है, इसमें मुझे शंका है, इस- 
लिए तुम्हें विशेष रूप से जागरूक रहना होगा। अब लो वीड़ा ।/ 

“माँ, मुझे सब वाले मालूम हैं। आपसे वढ़कर रेविमय्या ने मुझे सब बताया 

* है। मैं आपको वचन देता हूँ, माँ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। आपकी 

आज्ञा के पालन में बड़े-से-बड़ा त्याग करने को भी तैयार हूँ ।” उसने वीड़ा लिया: 
और मुंह में रख लिया । 

“बेटा, अब मैं निश्चिन्त हूँ । उदय से वह वर्णन सुनकर मैं भयग्रस्त हो गयी 
थी। मेरी सदा यही इच्छा रहेगी कि तुम दोनों में कभी भी स्पर्धा को भावना न 
आये । मेरी इस इच्छा की पूर्ति की आज यह नान्दी है। लड़कों को विवाह के पहले 
इस तरह पान नहीं दिया जाता, फिर भी, आज जो मैने दिया उसे मैं अपचार नहीं 
मानती । इसलिए उदय से भी यही वात कहकर उसे भी यह वीड़ा देती हूँ ।” 
युवरानी ने उसे भी बीड़ा दिया और स्वयं ने भी पान खाया। फिर आँखें मूंदकर 
हाथ जोड़े | भगवान्‌ से विनती की, “अहेन्‌, इन बच्चों को एक-मन होकर सुखी 
रहने का आशीर्वाद देकर अनुग्रह करो ।7 


336 | पद्ुमहादेवो शान्तला 


“हाँ, दण्डनायिकाजी, परन्‍्तु यह काम आप लोगों की बुराई के लिए. कौन 
कर रहें हैं: मर. मालूम हो तो आपकी रक्षा के गीव उस बुराई की उन्हीं पर फेंक 
दूँगा ४ क्त पण्डित बोला । 
७इसको बुराई कुरनेवालों पर ही फेर देना अगला केस होगा । वह विवरण 
भी दूंगी। फफिलहाल मुसे और मेरी बब्चियों के लिए रक्षायस्त्र तैयार कर 
दीजिये ।” 

"अज्ठा+ दुण्डनामिकाजी+ एक यन्‍ते है, उसका नाम 'सर्वतोमद्र है। छ्से 
दैयार कर देगा। परन्तु आपकी इतबार ते 


/हाँ, यही चाहिए है। परन्तु यह बात पूर्णतः गुप्त रहे। कुत चार यस्त्र 
चाहिए।” हे 

“जो आज्ञा ।/ 

“सभी यन्त्रों के पत्ते सोने के ही बनाइये, उसके लिए आप ये बोस मुहरें लें । 
काफी हैं न, इन्हें ताम्बूल में रघकर देना चाहिए या, में यों द्वी चली आयी, 
अन्यथा ने समझें । 

"कोई हुड नहीं, इसमें अन्यथा समझने की वात ही क्या हे ? इतवार के दिव' 
यन्त्र लेकर में खुद ही **” 

“न, मैं ही आऊेंगी, तभी पुरस्कार भी दूँगी ।” कहकर दण्डनायिका वहाँ से 
निकली । 

वामशक्ति पण्डित ने गुन लिया कि अब किस्मत युलेगी। अब होशियारो से 
इस बात का व्याल रपना होगा कि कोई उल्ही बात न हो । 

उसके लौटने के पहले ही दण्डमायक घर जा चुके थे । अहाते में कदम रखते 
ही उसे खबर मिल गयी । आम तोर पर वह बाहर सवारी लेकर ही जाया करती” 
थी, पर आज इस उद्देश्य से कि किसी को पता न लगे, वह आँख बचाकर वामशक्ति 
पण्डित के यहाँ पैदल ही गयी। उसने आँचल से सिर देंक लिया था फिर उन्होंने 
साड़ी पहचान ली थी | उसे इस वात की जानकारी नहीं थी। अन्दर आयी हो थी 

कि उन्होंने पूछ लिया, “आप उस मस्‍्त्रवादों वामशक्ति पण्डित के घर पधारी थी, 
क्या बात है ?” 

वह सीधा सवाल सुनते ही सन्‍न रह गयी, “आप आँख मूंदकर उठे रहें, मैं 
तो नहीं बैठो रह सकती । कन्याओं को जन्म देनेवाली माँ को क्यानया चिस्ताएँ. 
होती हैं यह समझते होते तो आप ऐसे कंसे वठे रहते।” 

“बात कहीं से भी शुरू करो, यही लाकर जोड़ती हो। अभी कोई नयी अड़चन 
दैदा हो गयी है कया ? तुम्हारे भाई ने भी कह है, प्रतीक्षा करनी होगी ४ तुम्हे यदि 
महाराज की सास ही बनना हो तो प्रतीक्षा करनी ही होगी । अन्यत्र अच्छा वर 
खोजने को कहो तो वह देखूंगा । लेकिन तुम माँ-बेटी तो एक ही जिह पकड़े वैंठीः 
हो, मैं क्या करूं ?” 

"और कुछ न कीजिए, युद्ध-क्षेत्र से राजकुमार को वापस बुलवा लीजिए । 
आपकी उम्र ही ऐसी है, आप सठिया गये हैं। पड्यन्त्र, जालसाजी, आप समझते 
ही नहीं । लेकिन इस जालसाजी की जड़ का पता मैंने लगा लिया है। इसीलिए- 
कहती हूँ कि राजकुमार को युद्ध-क्षेत्र से वापस बुलवा लीजिये । बुलवाएँगे ?” 

“यह कैसे सम्भव है, जब स्वयं युवराज ही साथ ले गये हैं ?” 

“तो आपकी भी यही अभिलापा है कि वह वीर-स्व पायें, हमारे विद्वेंपियों 
मे अपने रास्ते का काँठा हटाने के लिए यह जालसाजी को है, बेचारे युवराज को 


338 / पट्टमहादेवी शान्तला 


या राजकुमार को यह सब नहीं सूझा होगा। आपसे मैंने कभी लुका-छिपी नहीं 
की लेकिन यह वात मुझे अन्दर-ही-अन्दर सालती है सो आज जो कुछ मेरे मन में 
है उसे स्पष्ट कहे देती हूँ, फिर आप चाहे जैसा करें। कह दूं?” बड़ी गरम होकर 
उसने कहा । 

“तो क्‍या तुम कहती हो कि युवराज अपने वेटे की मृत्यु चाहते है ?” 

“घान्तं पापम्‌, शान्तें प्रापमू कहीं ऐसा हो सकता है । उनके मव में ऐसी 
इच्छा की कल्पना करनेवाले की जीभ में कीड़े पड़ें। परन्तु राजकुमार की मृत्यु 
चाहनेवाले लोग भी इस दुनिया में हैं । ऐसे ही लोगों ने उकसाकर युवराज और 
राजकुमार को युद्ध-क्षेत्र में भेज दिया है । यह सव उन्हीं के वशीकरण का परिणाम 
है। युवराज को इस बात का पता नहीं कि वे जो कर रहे है वह उनके ही वंश 
के लिए घातक है, वशीकरण के प्रभाव से उन्हें यह मालूम नहीं पड़ सका है । उस 
राजवंश का ही नमक खाकर भी आप चुप बैठे रहे तो क्या होगा २” 

>तुम्हारी बात ही मेरी समज्न में नहीं आती । तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है। 
दुनिया में जो वात है ही नही वह तुम्हारे दिमाग्र में उपजी है, ऐसा लगता है। 
राजकुमार की मृत्यु से किसे क्या लाभ होगा ?” 

“क्या लाभ ? सब कुछ लाभ होगा, उसे, वह है न, परम-घातठुकी हेग्यड़ती 
माचि, उसके लिए।” 

“जया कहा ?” 

“मैं साफ कहती हूं, सुनिये । उसे स्पष्ट मालूम हो गया है कि वह चाहे कुछ 
भी करे, राजकुमार वल्‍लाब उसकी लड़की से शादी करना स्वीकार नहीं करेंगे, 
वे हमारी पच्चला से ही शादी करेंगे, कसम खाकर उन्होंने वचन दिया है। वह 

हेग्गड़ती खुद राजकुमार की सास नहीं वन सकती क्योकि वल्लाल इसमें बाधक 
है । अग्रेर वह नहीं होगा तो उसके लिए आग्रे का काम सुगम होगा ।” वात समाप्त 
करके वह उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में रही । 

मरियाने ने कोई जवाब नही दिया । चमब्वे मे समझा कि बात उनके दिमाग 
में कुछ वैठो है। दाँव लगा समझकर उसी तर्ज पर उसने बात आगे बढ़ायी। 
“इसीलिए अन्तिम घड़ी में उसने अकेले अपने पति को भेजा था, हम पर दोष 
आरोपित करने को । किस्मत की वात है कि हम पहले ही से होशियार हो गये, 
नही तो युवराज और युवरानी सोचते कि हमने ही जानवूझकर आमन्त्रण नहीं 
भेजा ॥7 हु 

"शुक बात तो तय है कि आमस्‍म्त्रण-पत्र नहीं गया ।/ 

चह क्यों नहीं गया ?” चामव्वे ने सवाल किया। 

ँक्यों नहीं गया, यह अब भी समस्या है। परन्तु इतना निश्चित है कि 
आमन्त्रण-पत्र गया नहीं । पत्र न पहुँचने पर भी वह ठीक समय पर कैसे आया, 


पट्टमहादेवो च्ान्तत्ा / 339 


यह भी समस्या है ।” 

“बुतन्त्र से अपरिचित आपके लिए सभो बातें समस्याएँ हो हैं। भामस्त्रपञत्र 
यहुंचने पर वह आया और झूठ बोल गया कि नहीं पहुँचा ।/ 

“मँने सब छान-बीन की, कई तरह से प रीक्षा कर डाली, इसमें यह निश्चित 
है कि आमन्त्रण-पत्र नहीं गया ।” 

"हमपर अविश्वास करके युवराज ने अलग पत्र भेजा होगा। 

“छे, यह सोचना बड़ा अन्याय है। युवराज पर दोपारोपण करनेवाली तुम्हारी 
चुद्धि महाकलुपित हो गयी है, यही कहना पड़ेगा । नुम्हेँ ऐसा लिन्दगी-भर नहीं 
सोचना चाहिए ।” 

“तो वह ठीक मुहूर्त के समय फैंस पहुंच गया ? अपनी तरफ से और गविवात्ों 
फी तरफ़ से भेंट-बांट उपनयन के लिए ही लाया था, इसलिए उसका आना एक 
आकस्मिक संयोग तो हो नही सकता न” 

“चाहे कुछ भी हो, यह प्रसंग ही कुछ विचित्र बन गया हूँ मेरे लिए ।” 

विचित्र बन गया हो था सचित्र, उससे बया होना-जाना है? अब तो भागे 
का विचार करें] बड़े राजकुमार को मरने के लिए युद्ध-क्षेत्र भेजकर ग्रुवरानी, 
विद्विदेव वगैरह को अपने यहाँ बुला लेने के क्या माने होते है ? बड़े राजकुमार को 
मृत्यु-मुख में ढकेल, मौका मिलते ही अपनी लड़की के मोहजाल में छोटे राजकुमार 
को फेंसाकर अपने वश में कर लेने के लिए ही यह पड्यन्त नही है? उत्त घातुकी 
हेग्गड़ती की यह्‌ जालसाजी हम नही समझते, कया हम इतने मूर्ख हूँ ?”* 

“रथोत्सव के मौक़े पर युवराज का भी जाने का विचार था, परन्तु युद्ध के 
कारण दे न जा सके । इसलिए युव रानी व्येरह को ही भेजने की व्यवस्था की गयी 
लगता है।” 

“यहू सब ढकोसला है, में जानती हूँ । हमारा राजघ राना हमारे ही जैसा 
शुद्ध जैन धराना है, उसकी तरह संकर नहीं । उस विभूतिधारी शव से विवाह क्रने 
के वाद उसका जैन-धर्म भी वैसा ही होगा ।7 

“बहू वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ ?” 

“मेरा कोई नुकसान नही, परन्तु वात स्पप्ट है। आप ही बताइये, राजघराना' 
जैन है, भगवती तारा के उत्सव से उसका क्‍या सम्बन्ध ? आप विश्वास करें या 
न करें, यह जालसाजी है, निश्चित । उस हेग्यड़ती ने कुछ माया-मन्त्र करके 

बग्रुवरानी और युवराज को अपने जाल में फेंसाकर वश में कर लिया है। आय 
महाराज से कहकर राजकुमार को युद्धेत्र से तुरत्त वापत्त बुलवा लोजिये, 
यरुवरानी को वलिपुर से लौटा लाने की व्यवस्था कराइये। आप ऐसा नही करेंगे 
तो हमारी प्मला अपने को किसी कुएं या पोखरे के हवाले कर देगी ।” 
४. “कुछ भी समझ में नही आता। तुम्हारी वात को भी इन्कार नहीं कर 


340 / पहुमहादेदी शान्तला 


का हस्तक्षेप नहीं, उनका स्वार्थ नहीं, यही आपकी राय है?" 

“स्वार्थ हो सकता है, परन्तु यह नहीं माना जा सफता कि उनमें कोई बुरी 
भाषना होगी ।! 

“जब स्वार्य हो तब बुरी भावना भी रहेगी ही ।/ 

“तुम्हारा भी तो स्वार्थ है, तो क्या यह समस्त लूँ कि तुममें भी घुरी भावना 
है?” 

“मैंने तो किसी की बुराई नही सोचो” 

“उन लोगों ने ही बुराई सोची है, इसका क्या प्रमाण है 

“कारण दिन की तरह स्पष्ट है। मुझ-जैसी एक साधारण स्त्री कों भी जो 
बात सूझती है यह महादण्डतायक को न सूझे तो इससे ज्यादा अचरज की क्या 
बात हो सकती है। आप हो कहिए कि राजकुमार युद्धक्षेत्र में जाकर करेंगे क्‍्या। 
उन अफेले को साथ ले जाने की प्रेरणा युवराज को क्‍यों दी गयो । आप स्वयं कहाँ 
करते हैं कि छोटे राजकुमार विद्विदेव बड़े राजकुमार से ज्यादा होशियार ओर 
समर्थ हैं, शक्तिवान्‌ हैं फिर थे उन्हें क्यो न ले गये साथ। भहाँ चन्न रहा शिक्षण 
छोड़कर उन्हें उस गेंवई गांव बलिपुर में जाकर क्यों रहना चाहिए, यह सब और 
क्या है ?” 

“बस, अब बन्द करो, बात न बढ़ाओ। मुझपर भी गोली न चलाओं। हां, 
तुम्हारे कहने में भी छुछ सिलसिला है, परन्तु उसको ठीक मानकर उते स्थिर 
करने की कोशिश मत करो । तुम्हारी यह वात भी दृष्टि में रखकर प्रस्तुत विपय 
पर विचार करूंगा, डाकरस से वस्तुल्विति जानने को गुप्तचर भेजूँगा। तब तक 
तुम्हें मुंह बन्द रखकर चुप रहना होगा । ममझ्नीं ?” 

“यह्‌ ठीक है। वैसे मुझे मालूम ही है कि वहाँ से क्या खबर मिलेगी। कम-से- 
कम तब आप मेरी वात की सचाई समझेंगे। लगता है, आजकल आप भी मुझे 
शंका की दृष्टि से देख रहे हैं, पहले-ऊँसे मेरी वात सुनते ही मानते नहीं ।” 

“सो तो सच है, मगर वह शक के कारण नहों, तुम्हारी जल्दवाजी के कारण 
है। जल्दबाजी में मनसाने कुछ कर वैठती हो और वह कुछ-का-कुछ हो जाता है ! 
इसलिए तुमसे कुछ सावधानी से वरतना पड़ता है। अब यह वहुस दन्‍्द करो। 
युद्धक्षेत्र से वस्तुस्थिति जब तक न मिले तब तक तुम्हें मुंह बन्द रखता होगा। 
तुम्हें अपती सारी आलोचनाएँ रोक रखनी होंगी ।” 

“जो आज्ञा ।” उसने पतिदेव से अपनी अक्लमन्दी की प्रशंसा की प्रदीक्षा की 
थी। उसकी आशा पर पानी फिर गया । इसलिए असम्तुप्द होकर वह वहाँ से चली 
गयी । जाते-जाते उसने निश्चय किया कि वह वामशक्ति पण्डित तो आयेगा ही, 
उसे अपने वश में रखना ठीक होगा । यदि अ्योग घातक हो तो उसकी प्रतिक्रिया 
शक्ति भी हमारे शत तैयार रहना आवश्यक है । 


क्र 


342 / पट्टमहादेवी शञान्तला 


॥ 
#झच्छा, बच्चों की शिक्षानदीज्ञा कसी चल रही है साहित्य, व्याकरण आदि 


बता दूँगा । आपकी वर्दिन ने कोई जिकायत नही की, इसलिए में समझता हूँ कि 
सब ठीक ही चल रहा है। महाराज से कब मिलना है?” 
“अभी-अमी दो कण मन, मै राजदशनोचिंत पोशाक पहनकर तैयार होता हैँ 
कहकर गंगराज अन्दर गये १ 
मरियाने सोचने लगी कक दोनों को एुक-साथ छपलने का आदेश दिया है, इससे 
लगता है कि कीम महत्त्ववू्ण होगा और कुछ रहस्पपूे भी । जब कभी किसी 
बंप पर विचार ऋरना पड़ता हैं तेव महाराज पहले से ही सूचित करते है, बणें 


जार ऐसा कुछ नही हुआ) दोनों घोड़ों पर सवार ही राजमहल की तरफ़ चल पड । 


पहटुमहादेवी दान्तला | 30. 


भोजन के बाद गान्तला घर तोटी। 'पजकुमार के जन्मदिन की और दन्च अवसर 
पर युवरानीजी ने शान्तता क्ेजो वादा करा लिया था, उसकी सूचना हैग्गड़ती 
को प्रिगिमय्या से मित्न चुकी थी। 
स्पर्धा की बात पुनकर माचिकब्ये ने कहा, “ऐसा कहीं होता है? तुम्हें 
ऐसी बातों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। थे राजा हैं और हम प्रजा । अभी तो 
वे बच्चे है, और स्पर्धा में अपने को श्रेष्ठ समझना उनका स्वभाव होता ही है, 
परन्तु बड़े होने के नाते हमें ऐसी स्पर्धा को प्रोत्साहित नहों करना चाहिए। प्रजा 
पर हाथ उचित होगा जया, सिंग्रि? आलिक हमेशा एक वात 


ऐसा काम कभी ने करो, आगे से अन्तला-विह्िदेव पेंया उंदयादित्य-गान्तलमा में 
स्पर्धा न होने दी जाये। मैं भी अम्माजी को समझा दूँगी। विद्या से विनय-शोलतवा 
बढ़नी चझाहिए। उसे गव॑ का कारण नहीं बनना चाहिए। 'पजासकर स्त्री को विनीतः 
ही रहना चाहिए, पह उसके लिए श्रेष्ठ आश्षुषण है, स्पर्धा से उसका महत्त्व नही 


यह 

वान्तला युवरानी को जो कचन दे आयी वह अकारान्तर से चामला की. 
भावनाओं का अनुमोदन 0, परन्तु विट्विदेव के जन्म-दिन की पृवे-सूचना न मिलने 

से वह कुछ परेशान हुई थी जो और भी धूम-धाम से किया जा सकता था, सारे 
ग्रामीणों को न्योता दिया जा सकता था। युक्रानीजी ने विना खबर दिये क्यों 
किया। यह बात उसे खटकती रही तो उसमे हेग्गड़े से कहकर राज-परिवार और 
राजकुमार को 'मंगल-कामना के उद्देश्य से भी मन्दिरों, वसतियों और विहायों में 
वजा-अर्चा का इन्तज्ाम करने और उपरानीजी से किचार-| के बाद शाम 


344 / पट्टमहादेवी शान्त्ला 


को सार्वजनिक स्वागत-मेंट आदि कार्यक्रम की वात सोची । हेग्गड़ेजी ने स्वीकृति 
दे दी और तुरन्त सिंगिमय्या को सब काम कराने का आदेश दिया । 

हेग्गडती अब युवरानीजी के पास पहुँची, बोली, “मैं युवरानीजी को सेवा में 
अपनी कृतज्ञता निवेदन करने आयी हूँ । सिग्रिमय्या ने सवेरे की घटना का विवरण 
दिया । ऐसा होना नही चाहिए था ! हम ठहरे आपकी प्रजा, राजघराने के लोगों 
के साथ हमें स्पर्धा नहीं करनी चाहिए | वाल-दबुद्धि ने शान्तला से ऐसा कराया हैं। 
उसे कड़ा आदेश देकर रोकने का आपको अधिकार था, तो भी आपने क्षमा की 
और उससे वादा करा लेने को उदारता दिखायी। सन्निधान के इस ओदायंपूर्ण 
प्रेम के लिए हम ऋणी है, क्ृतज्ञ हैं। इसी तरह, अज्ञता से हो सकनेवाले हमारे 
अपराध को क्षमा कर हम पर अनुग्रह करती रहें ।” 

“हेग्गड्तीजी, इसमें आपकी ओर से क्षमा माँगने लायक कोई ग़लती नहीं हुई 
है | हमारी ओर से कोई औदार्य की वात भी नहीं हुईं। किसी कारण से मैं 
युवरानी हैं । युवरानी होने मात्र से मैं कोई सर्वाधिकारिणी नहीं हूँ, सबसे 
पहले मैं माँ हूँ । माँ क्‍या चाहती है, उसका सारा जीवन परिवार-जनों की 
हित्-रक्षा के लिए धरोहर बना रहे यही वह चाहती है) मैने शाम्तला से वचन 
लिया, इसमें मेरा उद्देश्य केवल यही था कि परिवार के लोगों में परस्पर प्रेम- 
भावना हो । हेग्गड़े के घराने को हम और हमारे प्रभुजी अपने परिवार से अलग 
नहीं मानते, इसलिए यह बात यहीं समाप्त कर दें। यही कहने के लिए इतनी 
उतावली होकर आयी हो ? अम्माजी ने कुछ कहकर आपको आतंकित तो नहीं 
किया ?! 

“न, न, ऐसा कुछ नहीं । वास्तव में अम्माजी वहुत्त खुश है, कहती है, युवरानी 
जी, भुझ-जैसी छोटी बच्ची से इतना बड़ा वादा करा लें और वह वचन दे, इससे 
बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है । परन्तु उसने एक और बात की, उसी वात से 
दर्शन लेने मुझे जल्दी आना पड़ा ।/ 

“ऐसी क्या बात है २” 

“यह वादा आपने राजकुमार के जन्म-दिन के शुभ अवसर पर भेंट-रूप में 
करने को कहा । इसी से विदित हुआ कि आज राजकुमार का जत्मोत्सव है। यदि 
पहले जानकारी होतो दो वर्धन्ती का उत्सव धूमधाम से मनाने की व्यवस्था की 
जा सकती थी ) समस्त ग्रामीणों को इस आनन्दोत्सद में भाग लेने का मौका मिल 
सकता था। अभी भी वक्‍त है। राजकुमार तथा राज-परिवार के कुशल-क्षेम के 
लिए आज सन्ध्या समय मन्दिरों, वसतियों, विहारों आदि में पूजा-अर्चा की 
व्यवस्था तो हेग्गड़ेजी करेंगे ही, प्रीति-भोज की व्यवस्था भो कर ली जाये। 
सन्विधान की आज्ञा लेने ही चली आयी हूँ ।” 

“हेग्गड़तीजी, आपके इस प्रेम के हम कृतज्न है। मन्दिरों, विहारों और 


पद्ठमहादेवों शान्तला / 345 


चसततियों, में पूजा-भर्चा की व्यवस्था करना तो ठीक है, राजन्यरिवार के दित- 
चिन्तन के लिए और प्रभु विजयी होकर कुशलपूर्यक राजधानी लौटे, इसके लिए 
विशेष पूजा आदि की व्यवस्था भी ठोक है, उसमें हम सभी सम्मिलित होंगे। भव 
रही शाम को प्रीति-भोजन की बात यह नहीं होना चाहिए। जब प्रमु प्राणों का 
मोह छोड़कर रफण-क्षेत्र में देश-रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हों तब यहाँ हम धूमधाम 
से आनन्द मनायें, यह उचित नहीं लगता, हेग्गड़तीजी। वर्धन्ती का यह उत्सव घर 
तक ही सीमित होकर चले, इतना ही पर्याप्त है। आप दोनों, आपकी अम्माजी, 
आपके भाई और उसकी पत्नी और गुरओं के भोजन की व्यवस्था कल महा होगी 
ही | ठोक है न ?” 

“जैसी आज्ञा, आपका कहना भी टीक है। ऐसे मौफ़े पर आडम्बर उचित 
नहीं। भाज्ा हो तो चलूँ। शाम की पूजा-अर्चा की व्यवस्था के लिए मालिक से 
कहूँगी ।” 

ग्रुवरानी ने नौकरानी वोम्मले को आदेश दिया, “हल्दी, रोली, आदि मंगल- 
द्रब्य लाओ ।/ 

वह परात में मंगलद्धव्यों के साथ फल-पान-मुपारी, रोली वर्गरह ले आयी। 
परात वेम्मला के हाथ से लेकर हेग्यइती को युवरानी ने स्वयं दी और कहा, “आप 
जैसी निर्मल-हृदय सुमंगली का आशीर्वाद राजकुमार के लिए रक्षा-कबच होगा। 
इसे स्वीकार करें।”? 

बहुत कुछ कहने का मन होने पर भी उस समय बोलना उचित न समझकर 
छेग्गड़ती ने मंगल-द्रव्य स्वीकार कर लिये * 

विशेष पूजा-अर्चा आदि कार्यक्रम यथाविधि सम्पन्न हुए । 


राजकुमार विट्टिदेव का जन्मोत्सक धूमधाम के विना ही सस्पन्त हुआ। परन्ठु 
युवरानी ने पुजारियों को आदेश दिया कि वे पूजा के समय प्रभु की विज० और 
राजघराने के श्रेय के साथ ही हेग्यड़े परिवार के श्रेय के लिए भी भगवा से 
प्रार्थना करें, साथ ही, तीर्य-प्रसाद राजकुमार को देने के बाद शान्तला को भी दें। 
>बुज़ा के समय रेविमय्या की खुशी की सीमा नहीं थी । उसके हृदय के कोने-कोने में 
आन्‍्तला-विट्विदिव की आकृतियाँ साकार हो उठी थीं, प्रत्यक्ष दिख रही थी। 
दुसरे दिन भोजन के समय मारपिगय्या, माचिकब्बे, शान्तला, विद्विदेव: 
उदयादित्य और युवरानी तथा मत्यण, नाग्रचन्द्र, बोकिमय्या और गंगाघारी 


346 | पटुमहादे दो झान्तला 


आमने-सामने दो कतारों में इसी क्रम से बैठे थे। सिमिमय्या की पत्नी सिरिया 
देवी उस दिन के किसी समारम्भ में भाग न ले सकी । भोजन समाप्ति पर पहुँचने- 
बाला था, तव मौन तोड़कर युवरानी एचलदेवी ने अध्यापकों को सम्बोधित कर 
कहा, “आप लोग महामेधावी पुरुष है। अब तक इन बच्चों को ज्ञानवान्‌ बनाने 
में आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने अब तक जो सीखा है वह काल- 
प्रमाण की दृष्टि से वहुत महत्त्वपूर्ण है इसके लिए राज-परिवार आपका कृतन्न है। 
ज्ञानाजेन से मानवता की भावना का विकास हो और अजित ज्ञान का कार्यान्वयन 
सही दिशा में हो और उसका योग्य विनियोग भी हो । उस स्तर त्तक ये बच्चे अभी 
नहीं पहुँच सके है तो भी विशेष चिन्ता नहीं। परन्तु मेरी विनती है कि आप उन्हें 
ऐसी शिक्षा दें कि वे विवेकी वर्नें, मानव की हित-साधना में योग दे सकेंओऔर 
सांस्कृतिक चेतना से उनका मानसिक विकास हो। इस बिनती का अर्थ यह नहीं 
कि अभी आप ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आपके प्रय॒त्नों से हमारी आकांक्षाएँ 
कार्यान्वित होकर फल-प्रद होंगी, यह हमारा विश्वास है। फिर भी मातृ-सहज 
अभिलापा के कारण हमारा कथन अस्वाभाविक नहीं, अतएवं यह निवेदन किया 
है। इसमें कोई सलती नही है न ?" 
इस आत्मीयतापूर्ण अनुरोध की स्वीकृति मे कवि नागचन्द्र सविस्तार बोले, 
“विद्या का लक्ष्य ही मनुष्य को सुसंस्कृत बनाना है, इसलिए सम्तिधान की 
आकांक्षा बहुत ही उचित है। तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में एक उक्ति है, अथ यदि ते 
कर्म-विचिकित्सा वा वृत्त-विचिकित्सा वा स्थात्‌ ये तत्र वाह्मणा: संमर्शिनो, युक्ता, 
जायुक्ता, अवूक्षा, धर्मकामा: यथा ते तत्र वर्तेरनू तथा तत्र वर्तेथा:) अर्थ कर्म 
क्‍या है क्या नहीं यह निश्चय न हो पा रहा हो, या चरित्र क्या है क्‍या नहीं यह 
निश्चय नहीं हो पा रहा हो तो उस व्यवहार के आधार पर निश्चय करना 
चाहिए जो ऐसे मौकों पर ब्राह्मणों, विचारशीलों, प्रमाणित योग्यतावालों, उच्च- 
पदासीनो, दयालुओं या धर्मात्माओं का होता है। जो करना चाहते हो उसमें 
अथवा बरतना चाहते हो उसमें अनिश्चय की स्थिति में राजघराने के सदस्यों को 
प्रजा का सार्यदर्शक बनने के लिए उपनिषद्‌ की इस उक्ति के अनुसार चलना 
होगा । ऐसा चलनेवाल़ा ही ब्राह्मण है। जन्ममात्र से ब्राह्मणत्व के संकुचित जर्थ में 
यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ब्राह्मण वहू आदश्शे-जीवी है जिसने प्रह्म> 
ज्ञान प्राप्त किया है । इसीलिए आदर्शनोवी बनना ही चाहिए। यही हम शिक्षकों 
का आशय है। सन्विधान हमसे जो आशा रखतो है वह हमारे लिए मान्य है। 
कवि नायचन्द्र के तकंपूर्ण कथल का समर्थेन करके भी युवरानीजी ने उसके एक 
समकक्ष पहलू की ओर उनका ध्यान आक्ृप्ट करते हुए कहा, “आपका कथन ठीक 
है । राजाओं का नेतृत्व बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए । लेकिन व्यवहार और 
अनुसरण के स्तर को दृष्टि से समाज में जो विविधता है उसमें और मार्ग-दर्शन में 


पट्टमहादेवो शान्तला / 347 


पपम-जैसे छोटे-छोहे पटक की एक 
क्के आह के लेकर रष्ट्रवायक तक सभी 
अन्यन्त वाछनीय है ।” 
मे उन्होंने जदाहरण यावश्यक पमझा। 
केन्नड राज्य है| & अभी वह अपना अस्तित्व ही मज्यूत बत्न 
और प्रयक्ति एक सुब्पकारि चत सामाजिक जीवन 
जैदाहरपस्वर्प है बलिपुर हे लीजिए । पह। के नेक 
सार आदर गिति का अनुत्तरण फेरनेवाले तेबेभी 8, यह 
की है और: मैने मे अनुभव किय। ३ । 
हे पर अरेश और उप्के क्षैस: डे का पद चालुक्स 
के अधीन थाऔर प्रदेश वनवास  भ्रदे 


यहनो हू. दम पका के 


पुमपर उनका जो विरयग ३ उमड्े 
मे अम्‌ ३१५ गिनिप्रदत क्भा 


हेग्गइती माचिकव्वे कुछ कहना चाह रही थी कि रावत मायण तुरन्त बोल 
अड़ा, “यदि सभी स्त्रियाँ ऐसी हों तो पुरुष भी इसी तरह विश्वास रख सकेंगे ।” 
उसके मुख पर मानसिक दुःख उभर आया था। 

मारसिंगय्या ने पूछा, “क्यों मायण, तुमने स्त्री पर विश्वास रखकर धोखा 
खाया है ?” 

“बह अयविश्र बिपय इस पवित्र स्थान में नहीं उठाना चाहता, इतना 
जहर कहूँगा कि जो हुआा सो अच्छा ही हुआ । दूसरे किसो तरह के मोह में न 
पड़कर राष्ट्र के लिए सम्पूर्ण जीवन को धरोहर वनने में उससे सहायता ही 
मिली ।/ 

“बहुत दुःखी मन से वात निकल रही है। इस सृप्टि में अपवाद की भी 
गुंजाइश है। हमने तो केवल ऐसी स्त्री की वात की है जो सर्वेस्व त्याग करने को 
तैयार हो ओर करुणा का अवतार ।” युव रानी एचलदेवी ने उसे सान्त्वना दी | 

“लेकिन वह तो मानवी ही नहीं मानी जा सकती, उसे स्त्री मानते का तो 
सवाल ही नहीं उठता। वह तो एक जानवर है।” मायण का दर्द अव क्रोध का 
रूप धारण कर रहा था। 

“शायद ऐसा ही हो यद्यपि सन्निधान ने आदर्श स्त्री की घात की है, है न, 
“मायण ?” मारसिंगय्या ने उसे शान्त किया | 

“मुझे क्षमा करें) भूचने का जितना भी प्रयत्न करूं, वह याद आ हो जाती 
है। वह पीछे पड़ी साढ़ेसाती लगती है।” 

“उस साढ़ेसाती का पूरा किस्सा समग्र रूप से एक वार कह दीजिए, राबतजी, 
मैं उसी के आधार पर एक सुन्दर काव्य लिखूँगा। उसे पढ़ने पर इस साढ़ेसाती 

की विडम्बना आँखों के सामने आयेगी और पीछे लगी साढ़ेसाती की भावना दूर 
हो जायेगी । फुरसतत से ही सही, कहिए जरूर, आपके दिल का बोझा भी उतर 
जायेगा ।” कवि बोकिमय्या ने एक प्रस्ताव रखा। 

“सही सल्लाह है।” कि नागचत्द्र ने समर्थन किया । 

“हाँ,” कहकर रावत मायण ने खाने की ओर ध्यान लगाया । 

बिट्टिदेव और शान्तला रावत मायण की ओर कुतूहल-भरी नज़र से देखते 
रहे । उस साढ़ेसाती के विषय में जानने की उनकी भी उत्पुकता थी, परन्तु इमके 
लिए मौका उपयुक्त नही था । * 

सब लोग भोजनानन्तर पान खाने बैठे, तब हेग्गड़तो मे एक रेशमी वस्त्र और 
हीरा-जड़ी ओेंगूठी शान्तला के हाथ से जन्मदिन के उपलक्ष्य में विद्विदेव को भेंट 
करायी एचलदेवी ने रेशमी वस्त्र पर चमकती अंगूठी और शान्तला की सौम्य 
मुखाकृति वारी-वारी से देखी, बोली कुछ नही । 

बिट्टिदेव बोला, “मैं यह स्वीकार नही कर सकता, जो पुरस्कार नही ले सकते 


यट्टमहादेवी शान्तला / 349 


भान्तता | पृष्ठा। 
दिन मां मे मटका को खडे को माला से पुमने स्वीकार 
किया थ। 2७ 
“उसका कारण थी |९ 
“इसका भी है।” 
“इसका मतलब 27 
“जिस दिन पुम मा का हैं हार स्वीकार फेरोगी उस दिन मैं यह औूठी 
स्वीकार कर्ग | ठीक है न, माँ? 
“टीक कहा, अपाजी |” 
उधर गले में मचा, इधर उनकी ३५० / भगवनू, / पह दिन 
जल्दी आये, इस आयंता के साय रेविमिय्या 4 में तीन था । गीः 
के आदेश से माला वायी गयी को ॥ ने कहा, «. मैं पैम्हारा गुरू 
अनुमति दवा है, मात्रा स्वीकार के ॥ 
भान्तला का ओर छात्र माला से सुमोगित हुईं। 
विट्िदेक फी जलती हर के + से सजी 
वाछ्ति आप्पण ही जाये की स्प्रियां ही) बहुत उतर होती है  फ़रिर' 
अचानक झरे-+> चर कोर बड़े पदक मे जड़ी सोने को माता को सुन्चोमित 
फरे तो किम पर मे फूरेती नही १ इक परदकयेटत जेर्दर स्वतोभद्र 
पन्‍्त था, बह उमझरे पीनों बड़ कस के मावूम झा पके शरती को 
हद सकते । मा इस निष्कप कर पहुेंचो कि उसके] मानक पेय ऐसे वेचीदा 
भामवों # नही पड़े क्नि नत्ते बेये बाते सकेगी और द्वगा- 
दिते के बारे में सम: अन्‍यमम ही 28 अपने इक निष्कर्ष 
उसने मरियत दीतो जहने भी उ्र पढे) कक तिया। 
फ़पण्टि: पूँदे बन्द करने ड् जम टरल्मार काया सका 
गया था, पद उसने रेप ि स्थोजपण पप्डनापिसधा + इक 
सगे को बह ४२ कस बे द्ेकर जया पेश गाजने पेग्रेगी; बाद 
जया हे, उक २> जया सम्रऊर ही फूत। 
फप्रक, पफरयफ कर ग्रेषि फोन आई; 


को सुन्दरता देख बड़ी खुश थी। चामव्दे अपना पदक छुपे-छुपे आँखों से लगाती 
और उसे छाती में ददाकर खुशी मान लेती । यह सब तो ठीक है । परन्तु उसे इस 
बात की चिन्ता थी कि उच्के पतिदेव ने एक अक्षर भी इनकी प्रशंसा में नही कहा । 
बोष्पि ने हार सामने धरकर पूछा, “अप्पाजी, यह सुन्दर है न ?” तो वे केवल हाँ 
कहकर अपने कमरे की ओर चल दिये । 
चामव्दे हार और पदक प्रदर्शित करने पति के कमरे में जा रही थी कि अन्दर 
के प्रकोष्ठ में वैठी खिन्‍न बोष्पि को देखकर उसकी ठुड्डी पकड़कर प्यार करती हुई 
बोली, “क्या हुआ बेटी ?” 
बच्ची में गले से हार निक/लकर कहा, “मां, यह मुझे नहीं चाहिए, लगता 
है यह पिता को पसन्द नहीं ।” 
“ऐसा कहा है उन्होंने ?” 
“मुझसे कहा तो कुछ नहीं, भाप ही पूछ लें। दे कहें कि अच्छा है तभीः 
पहनूंगी में इस ४7 
“उन्हें क्या मालूम ? मैं कहती हूँ वह तुम्हारे गले में घुन्दर लगता है ।” 
“पिताजी भी यही कहें, तभी मैं पहलूँंगी ।” कहकर बह कण्ठद्वार फेंकने को 
सैया र हो गयी । 
चामव्ते ने उसे उठाया, “बेटी, इसे ऐसे फेंकना नही चाहिए। इसे ज़मीन पर 
फेंकने से भगवान्‌ गुस्सा करेंगे । इसे पहनो। अभी तुम्हारे पिताजी को बुलाकर 
उनसे कहलाऊँगी कि यह सुन्दर है ।” 
बोप्पि ने कहा, “हाँ,” तब चामव्दे ने हार फिर पहनाकर उसे छाती से लगा 
लिया और जल्दी-जल्दी पति के कमरे की ओर कदम बढ़ाये । 
इधर वे राजदर्शन के समय का लिवास निकालकर केवल धोती-भेंगरया 
पहने पलग पर पैर पसारे चिन्तामसन बैठे थे । वह ठिठक गयी, सोचा कि राजमहल' 
में किसी गहन विपय पर चर्चा हुई होगी । इसलिए वात के लिए समय उपयुक्त 
नहीं समझ वह वैसी ही प्रांगण में आा गयी ) 
बोष्पि माता-पिता के आगमन की प्रतीक्षा में वही झूले पर बैठी थी, उससे 
बोली, “बेटी, तुम्हारे पिवाजी अभी सोये हुए है, जगने पर उनसे कहलाऊँगी, अब 
जाकर खेलो ।/ 
इतने में सन्धिविग्नहिक दण्डनायक नागदेव के घर से पद्मता और चामला 
लौटीं । उन दोनों ने एक साथ कहा, ”माँ, सन्धिविग्रहिक ने कण्ठहारों को देखकर 
बड़ी प्रशंसा की और पूछा, ये कहाँ वनवाये, किसने बनाये । हमने कहा, हमें मालूम 
नही, चाहें तो मां से दर्याफत कर वतायेंगी (” 
“देखो, वेटी वोष्पि, सब कहते हैं यह चहुत सुन्दर है। तुम्हारी दीदियों ने जो 
कहा, वह छुन लिया न, अब मान जायेगी १” 


पट्ुमहादेवी शान्तला / उ5॥ 


“विताजी कहें, तभी सानूँगी,” कोष्पि के मुँह फुलाकर वही बात दुहरायी। 
अच्छा, उनसे ही केइलवाऊंँगी । उन्हें जागने दो ।” 
इतने में नोकर ने आकर वाद्थाचार्य के आने को पैचना दी तो तीनों अभ्यात 
करने चली गयी । ५ 

वह फिर पतिदेव के कमरे में बे, पलंग पर वैठकर धीरे से उनके माय पर 
'हाथ फेरा और बंखा, “स्वस्थ तो हैं न, आपको यों लेटे देख पकड़ा गयी हूं ।” वे 
कुछ वोले नहीं, उत्तकी परफ़ देखा तक नही तो उसने फिर बछा, “बोल क्यों नहीं 
रहे हैं, राजमहल में मत को दुखाने-जैस्ी कोई वात हुई है क्या ?” 

१! के बातों से क्या सरोकार, इन बातों के बारे में जाये से 
कभी मत पूछना । मैं वताऊँगा भी नहीं ।” 

“छोड़ दीजिये। अब पक बताया करते थे, इसलिए पृछा, आगे से नहीं 
'इछूंगी। आप मुझपर पहले की तरह विश्वास नहीं रखते, यह मेरा दुर्भाग्य है ।” 
उसकी आंँबें भर आयी, वह रुक-हुककर रोने लगी । 

“ऐसी क्या वात हुई जो तुम रोज” पतिदेव की सहानुभूति के बदले इस 
असन्तोष से उसके दिल में दु:ख उमड पड़ा। मानो उन्होंने उस्ते लात मारकर टूर 
ढकेल दिया हो। 

“विधि वाम हुआ तो अला भी बुरा होय, हमारा भाग्य ही फूटा है। मैंने 
कौन-सी गलती की है सो मेरी ही समझ में नहीं आ रही है। जो कुछ भी मैंने 
किया सो विना छिपाये ज्यों-कान्यों कारण के साथ समझाकर बताया । इतना 
जरूर है, वामशक्ति पण्डित से मिलते के पहले एक वार आपसे बैछ लेना चाहिए 
था। लेकिन मेरा वास्तविक उद्देश्य बच्चों की भलाई ही है, साथ ही, आप भी 
महाराज के सुर बनने की इच्छा रखते हैं, इसलिए मेरे व्यवहार और कार्य को 

आप मान लेंगे, यही विचार कर आपको स्वीकृति के पहले चली गयी। अगर 
मुझे अनुमान होता कि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाती । इसलिए इसके 
#“चात्‌ मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा । फिर भी आप असन्तुष्ट क्यों है ? 
पिछली वार आपको और मेरे भाई को जब महाराज ने बुलाया था तब से आपका 
डेंग ही कुछ बदल गया है। अगर कोई गलती हुईं हो तो स्पष्ट कह दें । 
अपने को सुधार लूँगी । यों मौन और उमसुम वंठे रहे तो मुझसे सहा न 


देखाकर आपसे 
तो नाराजगी दिखाकर जलिड़क दिया, इससे कीनन्ता भहान्‌ कार्य किया। जब तक 
आपसे प्रशंसा न चुनेगी तब तक उसे न पहनने के इरादे से उसने उसे निकाल 
दिया था। उसे प्यार से फुतलाती- मैं थक गयी । उस बच्ची को कम-से- 
कम अच्छा” कहकर उसे सन्तुष्ट तो कर हे ॥ 


352 / पट्टमहादेवी झान्त॒वा 


भर हाथ-मुंह धोकर बाहर भी चले गये ।” 
“तुम्हें कैसे मे हुआ कि आज उनका रेंग-उंग विचित्र है।” 
“मालिक को क्या मैं आज ही देख रही हैं, मा, आज का उनका व्यवहार ऐसा- 
दिया । हि 


“शायद वे वहाँ यये होंगे जहाँ वच्चियाँ है, माँ ।” ई 

“आमतौर पर वे वहाँ नहीं जाया करते। आज की सेति देखने पर, सम्भव हैः 
कि वहां गये हों। उस तरफ जाकर देख तो आ सही।” 

“जो आज्ञा, माँ? देकब्बे चाट्याभ्यास के उस विशाल प्रकोष्ठ की ओर धीरे- 
धीरे चली । * 


ग्रयी ही थी कि नाद्याचायं बाहर सिकले । अचानक नादयाचार्य को देखकर देकव्वेः 
ने पूछा, “यह क्‍या आचार्य, आज अभ्यास इतनी जल्दी समाप्त हो गया ।/ 

“ऐसा कुछ नहीं, बच्चों में सीखने का उत्साह जिस दिन पयादा दिखता है उत्त 
दिन देर तक अभ्यास चलता है। उत्साह कम हो तो अभ्यात्त सीमित रह जाता 
है। सीयनेवालों की इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ता है। आज अचानक देण्ड-- 
नायकजी आ गये तो व। च्चियों को डैछ संकोच हुआ जिससे मैने ही प्राठ समाप्त ' 
कर दिया । अच्छा, चलूँ।!” 

देकब्वे ने दरवारो की आड़ से अन्दर झाँका । मरियाने ऐक कालीन पर दीवार 
से पीठ लगाकर वैठे थे । उनकी गोद में बोष्पि बैठी थी। बाक़ी दोनों पिता के प्रास 


“आज तुम्हारी मां ने पुम सबको पुरस्कार दिया है, है न ?” 

“तभी तो मैंने दिखाया था।” बोषि ने कहा। 

“हाँ, मैं भूत ही गया था ।” कहते हुए उसे अपनी तरफ़ मुंह करके वैठाया 
और उसके वक्ष पर पटक रहा पदक हाथ में सेकर कहा, * बहुत अच्छा है, बेटी! 
ऐसा ही एक हार मुझे भी बनवा देने को अपनी अम्मा ते कहोगी 7?” उसकी दुड्ढी 
पकड़कर हिलाते हुए प्रेम से उपयकाया ऊत्होंने। बोष्प ने पृष्ठा, “देसा हार कही 
पुरुष भी पहनते हैं?” 

“क्यों नहीं, देयो मेरे कानों में भी वालियां है, तुम्हारे भी दे, मेरी उगतियो 
में अंगूठी है, बुम्द्मारी में भी है।7 

“वो क्या स्तियाँ प्रगड़ी भी बाघ सकती है 7४ 

“बाल कया दें तो पगड़ी भी रय सकती है।ए 


354 / पट्टमहादेवी धान्तता 


व्छ्े, छें। नहीं हछअपों भी वॉर्ले कटवातो हैं? 

खड़ी देकब्वे में दाँत काठी । 

“तो मतलब हुआ के पगड़ी नहीं चाहिए) मुझे तो हुसा पदक ओर हार 
बाहिए। जाकर अपनी माँ से कही: उसी सुतार से बनवा । अच्छा, आज तु 
लोगों ने कया अस्यात ककया है ६ ठुर्स तीनों करके दिखाओगी ।” 

“आप मूर्देगं बजाकर स्वर के साथ गाएँ तो (दिखायेंगी ।* खामला ने उत्तर 
द्विपा । 

"बहू तो मैं जानता नहीं ४! 

भव न होगा तो नाचना की नहीं हो सकेगा, ” पदमला ने कहा। 

«हो जानें दो ६ जे तुम्हारे गुरुजी उपस्थित होंगे ते आकर देख धूँगा। 
ठीक है ते हुं 


सबने एक | 
तुम्हारी माँ ने यह. पुरस्कार लोगों को ब्यों दिया । मालूम है शा 
पश्मला ने कही, «द्वब्चियाँ हैं: इसलिए प्रेम ज् बनवा दिया होगा ४" 


/और क्या कऋहेंगी कभी कीमत खबर देवी हैं. व. माँ यही एक 
कहा करती है। बह चाहती हूँ कि उः बच्चियाँ सर्वालंकार भूपिता होकर 
सुन्दर लगें और वे अपनी सयत बी रहें) फिर की नजर से 
लगे, इसलिए: को कहती हैं। आज हो कहा । मगर 
इस बार बात कही वर यह कि इसे पहने रहें और किसी को छूते 
सर्देए! पद्मला नें कहा। फिर ही, “दूसरे लोग छू लेंगे तो क्या होगा। 
पिताजी ? माँकी ए 
“शसा कुछ नदी ] होता तो पेटी में सुर्स झुखने को कहती । 

चाहे वह कुछ हे, लोगों को यह आया से। मर्त को अच्छा लगीं 
नर 


है, 
जाकर कोई बैल दो लाओ देखूँ ।* 
इसकी भनतके लगते ही देकब्बे खिंसके गयी और मालिकत की सा 
चूत्तान्त बोली, अभी बुलाबा भी अधि ॥ वह पोई की ओर जी गयी, 
बाल कठाने की बात वह गयी थी झव॒ये वोष्पि , 'क्पों 
वही, कुम्दवारा दर कुछ को कैसा लगी। [५ 
“बोले, अच्छा हैं। अपने लिए भी ही हवास्यदक बलवाकरदद 


आपसे कहने को बोला है ।” यह सुनकर चामव्वे हँसी रोक न सकी । 

“माँ, पुरुष भी कहीं ऐसा हार पहनते हैं ?” 

“अच्छा, चलो, पूछें।” गयी तो देखते ही समझ गयी कि अव पतिदेव प्रसन्न 
है, सोचा अब कोई बात न छेड़े । रात को तो तनहाई में मिलेंगे ही । 

“सुनते हैं, दण्डनायिकाजी ने भी ऐसा हो हार और पदक वनवा लिया है। 
मुझे बताया भी नहीं ।” आँख मटकाते हुए मरियाने ने ही छेड़ा । 

“कहाँ, अभी तो दर्शन मिला ।” कहकर उसने साड़ी का पल्‍ला जरा-सा ऐसा 
ह॒ठाया जिससे पदक भी दिख गया । 

“अच्छा है। वच्चियाँ थकी हैं, उन्हें कुछ फल-वल दो, दूध पिलाओ। 

“आप भी साथ चलें तो सव साथ बैठकर उपाहार करेंगे ।” 

“चलो ।7 

बच्चियों और पत्नी के पीछे चलता हुआ वह सोच रहा था, इस पेटी-लुमा 
पदक के अन्दर क्‍या रखा गया है सो न बताकर इन बच्चियों के दिल में इसने 
बिद्वेंप का वीज नही वोया, यह बहुत ही ठीक हुंआ । 


रात रोज की तरह ही आयी, मगर चामन्वे को सूर्य की गति भी बहुत धीमी मालूम 
पड़ रही थी। वे जैन थे, उन्हें सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन उसे लग 
रहा था कि अभी भोजन का वक़्त भी नहीं हुआ। आज़ देकव्वा भी जैसे इतनी 
सुस्त हो गयी है कि उसे हमें खाने पर बुलाने के समय का पता ही नहीं लग रहा 
है। वह एक दो बार रसोई का चक्कर भी लगा आयो। देकव्वा अपने काम में 
मगर थी। उसने रसोई की दीवार पर दो तिशान बना रखे थे। जब सूरज की 
किरण उस चिह्न पर लगे तव उसे समय का पता लग जाता, यह्‌ निशान देकव्वा 
के लिए घड़ी का काम देता | लेकिन चामव्वा को तो रात की प्रतीक्षा थी । देकब्बे 
भोजन की तैयारी को सूचना देने आयी तो उसने पूछा, “आज इतनी देरी क्यों की, 
देकव्वा 2” ५ | 

“देरी तो नही की, आज कुछ जल्दी तैयार करना चाहिए था क्या ?/- 

“बैठो, बैठो, वैसे ही आँख लगी तो समझा कि देर हो गयी । सब तैयार है * 
सर! 

“हाँ, माँ, बुलाने ही के लिए आयी हूँ ।* 

“द्ोकु है, बच्चियों को बुलाओ॥ में मालिक को बुला लाऊंगी ।/ वह वाहर 


356 / पट्टमहादेवो शान्तला 


आभायी। नौकर से पूछा, ' ध्औरे दंडिंग, मालिक घर पर नहीं हैं!" चामव्वे की जोर 
की यह आवाज घर-भर में गूंज गयी । 
«.. दडिंग भागा-भागा आया, बोला, ज्क राजमईल की ओर जाते-जाते 
कह गये हैं. [कक आते देर लगेगी ।' 

«बहुल ही वयों नहीं बताया, गधों कही का ।/ [_झड़कती हुई उसके उत्तर की 


& बज्यियाँ ठ गयी थी । वह 'बड़वड़ाती रही, “बहू दडिंगे 

बेवकूफ, यहाँ मुफ्त का खाकर घमण्डी हो गया है; काम करने में सुस्त पड़ गया 
है, ऐसा रहा हो वह इसे घर पे ज्यादा दिते नही टिक सकेगा । देकद्वीं, ह्दो 
उसे ४! 


्लोजन रोज की तरह समाप्त हुआ। 
उसे केवल एक काम रहें गया। पतिंदेव की प्रतीक्षा बच्चियाँ अपने-अपने 
अभ्यास में लगीं । पढ़-लिखकर वें सो भी गयीं । 


) ट 
आया। पोड़े के 'हनहिनाने सुत पड़ी तो वह ओर 
भागी कि ठीक वक्त दूसरी जल्दी-जल्दी आया डग उससे 
फिर भी उसे झड़कियाँ खानी ही पड़ी «अरे गधे, साई की 
तरह घुस पड़ा । क्‍या आँखें नहीं तुम्हारी 
“मालिक! ब्नौः 
“मालूम हैं» जाओ 7 


“मुझे क्या ख्वाब तुम्हारे आई ने हरकारा भेजा तो मैं गया। 

“फिर खाना 

म_हुआ। तुम्हारे आई के घर कं ५ तक सोयी नहीं 

“ज्वीद करने की गोली एि अब यह संवार क्‍यों 

“बयां कहा, तुम्हें न आयी च्नउः हा 

“अपने अन्तरंग से ही पूछ लीजिए, हैं या नहीं || 

“मुझे तो ह्लोई कारण नहीं दिखता । बेहतर है; बात आप 
खल्लमखुल्ला स्पष्ट कह दें ॥४ 

“मँने बात आपसे छिपा: है? सदा खुलक बोलती रही है जिस 
दन मैंने राजकुमा < को युद्क्षेत्र से बुलाने की आपसे कही उत्ती दिन 
सै आप बंदल गये दै। बयों ऐसा हुआ “2 नहीं लगा। आज 
आपकी उठी किसी से कोई ऐसी व्यवहार 


हुआ हो छिससे आपको संदमा पहुँचा हो, हो आपने मुझे कुछ भी 
बताना जरूरी नहीं समझा आपके मन का दुख-दर्द जोभी हो उसकी मैं सह 


आगिती हूँ मगर मुर्स लगता है. कि आप मुझसे कुछ पाते रहे हैं। मै कोई वडी 
राजकार्य की नहीं. मेरी छोटी बुद्धि को भी कुछ गूझ सकता है। 
जो हो सो मुझसे कहने की ऊकैपा कर 


दण्डनायक लनर्णीत बात स्पष्ट हे से कही, “जो अपने मन को ईंए 
लगे उसे दूसरों पर स्पष्ट न करके ही रहने देना चाहिए । किसी ज्ञानी में 
कहा है कि अपना ई दे दूसरों में बाँटने का नहीं करना चाहिए) एक दूसरे 
भहांत्मा ने यह भी कहा है कि वाँट न ली खुशी खशी नहीं, 
में बेटा दुःख भी इख नहीं । हा अब तुम इस बारे में कोई 

“आपका सिद्धान्त अन्य सामाजिक सन्दर्भ में ठीक हो सकता है || 
सम्बस्धों के सन्दर्भ में नहीं, जहाँ शरीर दो और आत्म एक होती है दोनों के 
प्रत्पर विश्वास पर ही दाम्पत्य का सूत्र गठित होता है, मेरी माँ सदा यही 
कहा करती थी) आपसे विवाहित हुए दो दशक बीत गये। अब तक हम 
दा परत अब शुछ दिव से भाप * के ज में मुझे शामिल नदी करो 
मुझसे ऐसी कौन-सी गलती हुई हैं? इसकी जानकारी हो तो अपने को 


«तो एक रात पूर्दूगा। तुम्हें अपने बच्चों की कसम खाकर सच बताना 
होगा । बताओर्ग 

“सत्य कहने के लिए कसम कयों ? 

"तो छोड़ो । 


“उससे तुम्हारी शान्ति भंग हो जाएगी । 
“आपको शाल्ति मिले सकती हों तो मेरी शान्ति का भंग होने मे भी कोई हगे 
नहीं । पूछ ही 
चाहती हो कि मैं तुमसे कुछ पद ही तो तुम्हें अपने बरी बच्चियों की कसम 

खाकर सत्य ही बोलना 

मेरे ऊपर विश्वास न रखकर खिलाने पर जोर देते है. वो वह भी 
सही। मं और क्या कर सकते हूँ?! 

अज, ने; तुम्दें बाद पछताना पड़ेंगा। जोहैसो | चास्साँच दिखे 
बाद सम्भव है. अठा ही मन शान्व हो जाए। इस तरह जवर्दस्ती लिए गए बचने 


(निरबेक भी हो सकते हैं ।। 


बच्चियाँ संगीत का अभ्यास करने बैठ गयी थीं इससे पति-पत्नी की बातों के 
यीच उनकी उपस्थिति की उसे चिन्ता नहीं रही। कोई मिलने आये भी तो समय 
नहीं देने का दडिय को आदेश देकर वह पति के कमरे में पहुंची जो उत्की प्रतीक्षा 
में बैठा था । 

“सुत्ा है कि मालिक ने दो वार याद की । आपको कहीं जाना था ? मुझसे 
देर हुई, क्षमाप्रार्थी हूं ।” 

वह जोर से हँस पड़ा । 

“हुँसे क्‍यों ?” 

तुम्हें यह भी नही दिखा कि मैं वाहर जाने की वेश-भूषा में हूँ या नहीं, 
इसलिए हँसी आ गयी ।” 

“मेरा ध्यान उधर गया ही मही । जब यह सुना कि आपने दो बार दर्याफ्त 

किया तो मेरा ध्यान उधर ही लगा रहा।” 

“ठीक है, अब तो इधर-उधर ध्यान मही होगा न, वैठो, वच्चियाँ क्या कर 
रही है 7” 

+संगीत-पाठ में लगी है ।/ 

“अच्छा हुआ | आज तुम्हें दुपहर को अपने भाई के घर जाना होगा" 

“सो क्‍यों ?” 

“जो बात मुझसे कहने में आनाकानी कर रही थी वह तुम अपने भाई से कह 
सकती हो। इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए।” 

“रात को ही निर्णय कर सकते थे, आपने ही नही कहा, इसीलिए मैं चुप रही, 
बताने से मैने कहाँ इनकार किया था ?” 

“हम तो लड़ाकू लोग हैं। हमें सवालों का उत्तर तव-का-तव देना चाहिए 
युद्ध-भुमि में गुजरमे वाला एक क्षण भी विजय को पराजय में बदल सकता है 
इसलिए लम्बी-लम्बी बात करनेवालों के साथ बात करना ही हमें ठीक नही लगता # 
मैंने कल रात तुम्हारे चले जाने के बाद यह निर्णय किया है ।” 

“मैंने भी कल रात निर्णय किया है कि बच्चों की कसम खाकर सत्य कहूंगी | 
इसलिए जो भी संशय हो उसका निर्णय यहीं आपस में हो, किसी तीसरे के सामने 
नहो 

“हुम्र दोनों में मिर्णय हो तो भी बात उन्हें मालूम होनी ही चाहिए 

“बहू आपको आपस की बात है, मैं उसमें प्रवेश नहीं करना चाहती ।" 

“दोक । अब बच्चों की [कसम खाकर यह बताओ कि बलिपुर के हेग्गड़ेजी 
को आमंध्रण-पत्र ने पहुँचने का कारण तुम नही हो | बताओ, क्या कहोगी ?” 

“क्या कहा ?” 

“फिर उस्ती को दुहयना होगा ?” 


360 / पट्टमहादेवो श्ञान्तला 


“मैं उसका कारण हूँ । यह आप मुझपर आरोप कर रहे हैं।” 

“मैं आरोप नहीं करता । राजमहल की तरफ से यह आरोप है, यह झूठा 
साबित हो, यही मेरा मतलब है ।” 

“यह आरोप किसने लगाया ।” 

“मुझे भी इसका ब्यौरा मालूम नही । तुम्हारे भाई मुझे महाराज के पास ले 
गये। महाराज ने मुझसे सवाल किया, वलिपुर के हेग्यड़ेजी के पास आमत्रण-पत्र 
न पहुँचने का कारण दण्डनायिका है। मैने मिवेदन किया कि जहाँ तक मैं जानता 
हैं बात ऐसी नहीं है तो इस तरह का प्रमाण-वचन लेने का आदेश हुआ । किसने 
कब यह बात कही और यह शका कंसे उत्पन्न हुई ये सब बातें मैं सन्निधान से पूछ 
भी कैसे सकता हूँ ? उनका आदेश मानकर 'हाँ” कह आया। बाद में ये सारे सवा- 
लात तुम्हारे भाई के सामने रखे तो उन्होंने भी बताया कि इस विषय में उन्हें कुछ 
मालूम नहीं । इसलिए अब तुम अकेली ही इस आरोप को झूठा सावित कर सकती 
हो तो कहो । इस तरह की हालत उत्पन्न नही होनी चाहिए थी । पर वह आयी 
है तो जो कहना चाहती हो सो वच्चों की कसम खाकर कह दो ।” उसकी आवाज 
धीमी पड़ गयी । वह छत की ओर देखने लगा । 

चामव्वे कभी किसी से डरी नही । वह द्रोहधरट्ट गगराज की बहिन है। साधा- 
रण स्थिति होती तो द्रोही को चीर-फाड़कर खतम कर देती । कौन है बह द्रोही ? 
अव क्या करे वह ? उसका पत्थर जंसा दिल अब चकनाचूर हो गया। कौन माँ 
ऐसी होगी जो अपने बच्चों की बुराई चाहेगी, “मालिक, मैं माँ हूँ । मैंने जो भी 
किया, बच्चों की भत्राई के लिए किया । क्षमा करें 7 

“तुमने मुझपर भी विश्वास न किया । अब आश्रयदाता राज-परिवार मुझे 
सन्देह की दृष्टि से देखता है। क्षमा करनेवाला मैं नहीं, महाराज, युवराज और 
युवरानी है। इसलिए तुम जाओ, अपने भाई के स/मने स्पष्ट रूप से कहो, तुमने 
क्या किया। तुम्हारे भाई जैसा कहेंगे वैसा करो। मैं तुम्हारे साथ भी नहीं 
जाऊँगा ।” 

“आप चलें ही ।” वह नरम हो गयी थी। 

“मेरा न चलना ही अच्छा होगा । अब फिर अपनी अक्लमन्दी का श्रदर्शन 
करके उस हेग्गड़ती के प्रति अपनी बुरी भावना मत दिखाना ।/ 

“स्वयं जाकर कैसे बताऊं ।7 

“जो है सो कहने में क्या दिक्कत है ?” 

*भाई पूछे तो उत्तर देना आसान होगा । मैं ही बात छेड़कर कहूँ, यह उतना 
आसान नहीं।"” 

“तो मतलब यह कि ऐसा करूँ कि वे ही पूछे, यही तुम्हारी सलाह है ?” 

“जो मुझे आसान लगा सो सुझाया ।” 


पट्टमहादेदी शान्तला / 36 


"छसा दी हो, पुम्दारा बह अभिमाने बड़ा झूं जाकर कह दुगा 
के आपकी बहिन की जज दूँगा, भाप ही उमसे पूछ लीजिए । ठींके हैन 


म्म्हाँ ए 

»तो अब चली नाइता करें । वीर ज्न॑ मैं तुम्हारे जाई के पहाँ जाऊँगा। दोप 

हर के बाद तुम जाना ए 

ज्ञामब्बी गयी तो मसियाने सोचते लगा* दुर्भावना और. स्वाये के छकंजे 

झूं पड़कर इसे में भेरा सिए है दिः अविवेक सीमा है 

बात मालूम होने पर वे र्वसी प्रो मालूम ह लेकित उन्हे 

शसी नीचता कर्म # होती । मय तो जैसा बैमा होगी ही, 
सो भुगतना ह्दी सन्कम आईलदी को होशियाए 5 


कुछ खायेनी' दिना दी 

"सर्वेतोभद्ग मे जिस (कया उसी वन से इस तीद बैदनों 
पड़ रही है ' बड़े में फेक ३ परन्‍्तु ऐसा करने पर कै 

कऋा-कुठ हो गया ते हसे छूटने की साहस भी हे होता, और उसकी 
तरीका की नहीं मालूम । 


अ्रधान गंगराज के यहाँ जानें के हलए निकला, इंधर दा्ड 


किसी की वा पण्डित के यहाँ पहुँची । अब बार 

सने बडी द्ोशिमारी से आगेशीरखे और इदें-गिदे देखकर सबकी आँख बचाकर' 
मजबूत पके घर में प्रवेश किया । हु 
दुण्डित तभी अपना पूजासाड समाप्त [कर बाहर के बड़े वैठकंाने में जा 

क्‌ देखकर बह. चर्कित हुआ। 'कहला भेजती तो में खुद ही 
आजातवा। आऑं यहाँ तक आति का कष्ट ही करों किया । प॒धारिए, दिराजिए।” 
अर बैठी तो वह _#.. * , "कोई खास बात थी, 


“न, न, ऐसा हो ही नहीं सकता । यदि दण्डनायिकाजी यह बताने की कृपा 
नकरें कि क्या हुआ तो यह बताने में सुविधा रहेगी कि वह क्‍यों हुआ ।” 

“वही हुआ, ऐसा ही हुआ, यह तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। 
“परन्तु ऐसा लग रहा है कि मानसिक शान्ति भंग हो गयी है। आपने तो कहा था 
“कि इससे घास्तव में घैये, सन्‍्तोप, श्रेय ओर उन्नति प्राप्त होगी । परल्तु'* 

“दण्डनायिकाजी, आपको मुझपर विश्वास रखना चाहिए। नि.संकोच बिना 
'पछिपाये वात स्पप्ट कह दें तो मुझे आपकी मदद करने मे सुविधा होगी।” 

“विश्वास रखकर ही तो ये यन्त्र वनवाये हैं ।” 

“सो तो ठीक है। परन्तु दण्डनाबिकाजी अपने विरोधियों के नाम बताने में 
आगा-पीछा कर रही हैं तो इसका भी कोई कारण होना चाहिए। मान लीजिए कि 
वे लोग मान्त्रिक अंजन के वल से यह जान गये हों कि आपने मुझसे ऐसा यन्त्र बन- 
वाया है और उन्होंने उसके विरोध में कुछ करवाया भी हो तो ?” 

“क्या कहा, मान्त्रिक अंजन लगाकर देखने से कहीं दूर रहनेवालों को यहाँ जो 

हो रहा है उसका पता लग सकता है ?” 

“हाँ, मानो आँखों के सामने ही गुजर रहा हो ।” 

“तो मैं भी यह देख सकूँगी कि वे लोग क्या कर रहे हैं ?” 

“कई एक वार अप्रिय बात भी दृष्टिगोचर होती है, इसलिए आपका न देखना 
“ही अच्छा है। चाहें तो आपकी तरफ से मैं ही देखकर बता दूंगा ।” 

“मालिक से परामश्श कर निर्णय वताऊँगी कि आपको देखकर बताना होगा 
था मैं हो देखूं। अब मेरे एक सवाल का उत्तर देंगे ?” 

“हुक्म हो ।/ ल्‍ 

“समझ लीजिए, जैसा कि आप सोचते भी है, उन लोगों ने मान्त्रिक अंजन 
लगाकर देख लिया है और हमारे सर्वेतोभद्र यन्त्र के विरोध में कुछ किया है। उस 
हालत में आपके इस यन्त्र का क्‍या महत्त्व रह गया ।” 

“दिग्बन्धन करके यह इस तरह तैयार किया गया है कि इस पर कोई बुरा 
प्रभाव भी नहीं पड़ सकता । विरोधियों के प्रयत्नों के कारण शुरू-शुरू में कुछ कप्ट 
न्‍्का अनुभव तो होगा ही परन्तु विरोध को पराजित होकर ही रहना पड़ेगा। तभी 
आप समझेंगीं इस यन्त्र की ताकत की सचाई ॥” 

“तो मतलब यह कि किसी तरह के भय का कोई प्रश्न नही?” 

“पकिसी तरह के भय का कोई प्रश्न नही, दण्डनायिकाजी ।/ शक 

“आपने बताया विरोध पराजित होकर हठेगा, इसका पता हमें कैसे 
लग्गेगा ?” ग 

“जैसे अभी प्रभाव के होने का अनुभव कर रही हैं, वैसे ही प्रभाव के हट जाने 
- का-भी अनुभव होगा । तव जो कष्ट या,अशान्ति का अनुभव अव कर रही हैं, वह 


पट्टमहादेवी शान्तला / 363 


“ऐसा ही हो, पुम्हाय यह अभिमान बड़ा जबरदस्त है। मैं जाकर कह द्गा 
“कि आपकी बहिन को भेज दूँगा, आप ही उससे पूछ लीजिए । ठीक है न ?” 

“हाँ।” 

“तो अब चलो, नाइता करें। बाद में मे तुम्हारे भाई के यहाँ जाऊँगा। दोप- 
हर के वाद तुम जाना ।” 

पामव्वा गयी तो मरियाने सोचने लगा, दुर्भावना और स्वार्थ के शिकंजे 
में पड़कर इस औरत ने मेरा सिर झुकवा दिया, यह अवियेक की चरम सीमा है । 
वात मालूम होने पर उसके भाई क्‍या करेंगे सो तो मालूम नहीं लेकिन उन्हें 
ऐसी नीचता कभी सह्य नहीं होती । अब तो जैसा उसका भाग्य वैत्ता होगा ही, 
जो किया सो भुगतना ही होगा। कम-से-कम आइन्दा को होशियार रहें 
तो भी ठीक होगा। और वो नाश्ते के बाद अपने साले के घर चले गये । चामव्वे 
कुछ खाये-पीये बिना ही अपनी कोठरी में जा वंठी और सोचने लगी, यह्‌ 
“सर्वत्ोभद्र” यन्त्र जिस दिन धारण किया उसी दिन से इस तरह की तीव्र वेदता 
भुगतनी पड़ रही है। इसे निकालकर कूड़े में फेंक दूं, परन्तु ऐसा करने पर कुछ- 
का-कुछ हो गया तो ? अब इससे छूटने का साहस भी नहीं होता, और उसका 
तरीका भी नहीं मालूम । | 


उधर महादण्डनायक प्रधान गंगराज के यहाँ जाने के लिए निकला, इधर दण्ड- 
नायिका बिना किसी को बताये वामशक्ति पण्डित के यहाँ पहुँची । अब की बार 
उसने बड़ी होशियारी से आग्रे-पीछे और इर्द-ग्रिदं देखकर सबकी आँख बचाकर, 
सन मजबूत करके उसके घर में प्रवेश किया। 
पण्डित तभी अपना इजा-पाठ समाप्त [कर बाहर के बड़े वैठकखाने में जा 
रहा था। उस्ते अचानक देखकर वह चकित हुआ, “कहला भेजती तो मैं खुद ही 
आ जाता । आपने यहाँ तक आने का कष्ट ही क्यों किया। पधारिए, विराजिए ।” 
चामब्बे बैठी तो वह भी सामने के एक आसन्‌ पर बैठा, “कोई खास बात थी, 
दण्डनायिकाजी ?” 
“वही, यन्त्र के बारे में बात करने आयी हूं ।” 
“क्यों, क्या हुआ, सब सुरक्षित हैं न ?” हर 
हे है। कल वे पहने भी जा चुके हैं। फिर भी कल और आज के दिन कोई 
ठीक से नही ग्ुजरे। कही यह्ट यन्त्र का ही कुप्रभाव न हो, यही पूछने आयी हूँ । 


362 / पट्टमहादेवी श्ास्तला 


; की लीजिए, जैसा सोचते 
लगाकर देख लिया है और सर्वेतोभद्र मर क्के 
औ ियबमाम हृत्व रह गया ए! राई 
5 बार किया गया हैं किदव पर क 
तरह दैयारकिया पा पुल गे के 
तभी 


हालत में अ' 
अ्देग्बन्धनत करके यह हे कक 
विरोधियों के प्रयर होकर 
पराजित है ह्ष 


अभाव भी नहीं पई सिशेकी 

जया अनुभव तो होगा ताप 

आप समझेंगीं इस यम्त्र की हम 

“तो मतलब यह कि जय का कोई रु 

23 जप भ्र्श्न नहीं, दण्डनी जी स्ल॑ कैंसे 
बताया जित गा, इसकी पर 
हि अ के जाने 
कर रहो हैं, वह 


“कापने 
जगेगा *ै" अशान्ति ज्ञात 
आदी प्रभाव के होते का अनुभव क्र 
कका-भी अनुभव दोषा धकब न हु ह 

दूल्हे पाल कक 


ने रहकर मानसिक शान्ति का अनुभव होगा।” 

“तो जो भी इस यन्त्र को धारण करेंगे उत सव पर एक ही तरह का प्रभाव 
दिखेगा ॥” 

“सब पर एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही तरह का मन्त्र-तन्त्र चला हो तो 
सबको एक ही तरह की शान्ति आदि का अनुभव होगा । परन्तु विरोधी शक्ति का 
प्रयोग सब पर नहीं किया गया हो तो एक ही तरह की अनुभूति कैसे हो सकती 
है?” 

“अभी आपने बताया कि विरोध का प्रभाव शुरू-शुरू में होगा ही । वहूं कितने 
दिन तक ऐसा रहेगा।” 

“इसका निश्चित उत्तर देना क्लिप्ट है, क्योंकि यह विरोध करनेवाले की 
शक्ति पर निर्भर है ।” 

“आपने कहा कि वह विरोधी शक्ति अपनेआप हट जाएगी हारकर। मान में 
कि विरोधी शक्ति बहुत प्रवल है तब उसे पीछे हटने में कितना समय लग सकता 
है?” 

“हम कुछ भी न करें तो दो या तीठ पणवारे लगेंगे। लेकिन आप चाहें तो 
उसका पता लगाकर दो ही दिन में दवा सकता हूँ। अगर आप ही बता दें कि 
किसपर आपकी शंका है तो एक ही दित में उस विरोधी शक्ति को हटा सकता हूँ ।” 

उसने फौरन कुछ नहीं कहा, सोचती बैठी रही। वामशक्ति उसका अन्तरंग 
समझने के इरादे से अपने ही ढय से घूम-फिरकर इस नुककड़ पर पहुँचा । दण्ड- 
नायिका के मुंह से अन्तरंग की वात निकलवाने का समय आ गया । एक-दो क्षण 
उसने प्रतीक्षा की । फिर बोला, “भयभीत होने का कोई कारण नहीं, जैसे वैद्य से 
रोग नहीं छिपाना चाहिए वैसे ही ज्योतियी से अपनी नियत्ति भी नहीं छिपानी 
चाहिए ।” 

“पण्डितजी, आपसे कुछ छिपाना मेरा उद्देश्य नहीं। परन्तु मैं मालिक की 
थाज्ञा नहीं टाल सकती, वे मात लेगे तो फोरन कह दूंगी । वे मान ही लेंगे | तब 
आपके अंजन के प्रभाव से हम सब उन विरोध करनेवालों को भी देश्ष सकेंगे। मुझ 
में यह कुतूहल पैदा हो गया है कि इस अंजन का प्रयोग कैसे करते हैं और उससे 
कहीं घट रही घटना कंसे देख सकते हैं । इसलिए आप यह न समझें कि हम आप 
पर विश्वास नहीं रखते । अच्छा, अब चलूँगी ।” 

वामशक्ति पण्डित भी उठ खड़ा हुआ उसे विदा करने । 

"आज मैं अपने मायके जाना चाहती हूं। मुह॒र्ते अच्छा है न?” उसने चलेते- 
चलते पूछा । 

“आज स्थपिर-वासर है। वहाँ कितने दिन तक रहना होगा ।7 

“रहना नहीं है। आज ही बोटने की सोची है! बहुत होगा वो एक दिन 


364 / बट्ठमहादेवों शान्तला 


"रहूँगी ७ 

“जरूरी काम हो तो जाते में कोई हमे नह ३ स्थिसस्‍्वासर को 
आठ यों के बाद दोष नहीं रहे है. जूं यहाँ आयीं, अब बहु व 
हो गया है। भोजन पोपरान्त जा तईस घटी तक अश्वनी हैं। इसी 
नक्षत्र के खते भाप खाना हों अगर कि नि क्के नहीं 
मं तो सोमवार को जाइएगा ए 


हे कुछ-का5ऊ5 हो जाये तो ह * 
कुछ कहे बिना सीधी उस कमरे में गयी हॉफती हुए पसीना पोंछती 
गंगराज ने #आओ चर्कि बैठो, पसीने से ते हो, 

(किसी को कहे बिना कहाँ 


हुई बहिन को जाते त] 
इस धूप में दूर से बरयों आयी * गाड़ी में जाती । 
गयी थी ?” 
बैठकर पल्लें से दसीना पोंछते लगी छूदता ही रहा। 
दल पा था।बहर की पद कर गंगराज ने कहा। 
हो आओ रू बातें करेंगे।” 
बोंछती हुई चली 


न रहकर मानसिक शान्ति का अनुभव होगा ।” 

“तो जो भी इस यन्त्र को धारण करेंगे उन सब पर एक ही तरह का प्रभाव 
दिखेया 

“सब पर एक ही व्यक्ति के द्वारा एक हो तरह का मन्त्र-तन्त्र चला हो तो 
सबको एक ही तरह की शान्ति आदि का अनुभव होगा । परन्तु विरोधी शक्ति का 
प्रयोग सब पर नहीं किया गया हो तो एक ही तरह की अनुभूति कैसे हो सकती 
है?” 

“अभी आपने वताया कि विरोध का प्रभाव शुरू-शुरू में होगा ही । वहू कितने 
दिन तक ऐसा रहेगा।” 

“इसका निश्चित उत्तर देना क्लिष्ट है, क्योंकि यह विरोध करनेवाले की 
शक्ति पर निर्भर है ।” 

“आपने कहा कि वह विरोधी शक्ति अपनेआप हट जाएगी हारकर। मान लें 
कि विरोधी शक्ति बहुत प्रवल है तब उसे पीछे हटने में कितना समय लग्र सकता 
है?” * 
/हम कुछ भी न करें तो दो या तौत पखवारे लगेंगे। लेकिन आप चाहें तो 
उसका पता लगाकर दो ही दिन में दवा सकता हूं। अगर आप ही बता दें कि 
किसपर आपकी शंका है तो एक ही दिन में उस विरोधी शक्ति को हटा सकता हूँ ।" 

उसने फोरन कुछ नहीं कहा, सोचती बैठी रही। वामशक्ति उसका अस्तरंग 
समझने के इरादे से अपने ही ढंग से घूम-फिरकर इस नुक्कड़ पर पहुँचा । दण्ड- 
नायिका के मुंह से अन्तरंग की वात निकलवाने का समय आ गया। एक-दो क्षण 
उसने प्रतीक्षा की । फिर बोला, “भयभीत होने का कोई कारण नहीं, जैसे वैध से 
रोग नहीं छिपाना चाहिए वैसे ही ज्योतिषी से अपनी नियति भी नहीं छिपानी 
चाहिए ॥" 

“पण्डितजी, आपसे कुछ छिप्ाना मेरा उद्देश्य नहीं। परन्तु मैं मालिक की 
आज्ञा नहीं टाल सकती, वे मान लेगे तो फौरन कह दूंगी। वे मान ही लेंगे । तव 
आपके अंजन के प्रभाव से हम सब उन विरोध करनेवालों को भी देख सकेंगे। मुझ 
में यह कुतूहल पैदा हो गया है कि इस अंजन का प्रयोग कैसे करते हैं ओर उससे 
कहीं घट रही घटना फैसे देख सकते हैं। इसलिए आप यह न समझें कि हम आप 

पर विश्वास नहीं रखते । अच्छा, अब चलूँगी ।” 

वामशक्ति पण्डित भी उठ खड़ा हुआ उसे विदा करने । 

“आज मैं अपने मायके जाना चाहती हू। मुहूर्त अच्छा है न?” उसने चलते- 
चलते पूछा । 

"आज स्थिर-वासर है। वहाँ कितने दिन तक रहना होगा ।” 

“रहना नद्दी है। आज ही लौटने की सोची है। बहुत होगा तो एक दित 


364 / षट्ठमहादेवी शान्तला 


गयी । 

गंगराज ने कहा, “दण्डनायकजी ने बहुत डरा दिया मालूम होता है।' 

"बह इतने से डरनेवाली नही, वहित आपकी हो तो है। आज दोपहर उसकी 
आप ही के यहाँ आने को योजना थी, इसी के लिए मैं आपके यहाँ आया था । इतने 
मैं वह किधर गयी सो मालूम नहीं। किसी से कह्टे विना गयी थी, इसलिए उसी से 
जानना होगा कि वह कहाँ गयी थी। इस वक्त आपका यहाँ पधा रना उसके लिए 
अकल्पित बात है। इतना ही नही, जिस कठोर सत्य का सामना करना है उसने 
उसे नरम वना दिया है। सिर उठाकर इत्तरानेवाल्ी आपकी वहिन के लिए अब 
शरम से सिर झुकाकर चलना असम्भव वात मालूम पड़ रही है।/ « 

“उसने जो किया है उसे अपनी गलती मान ले तभी उसका हित होगा, तहीं 
तो यह बुरों प्रवृत्ति और भी वड़ी बुराई की ओर बढ़ सकती है, और मैं चाहता हूं 
कि ऐसा न हो ।/ 

“वह स्वभाव से तो अच्छी है परन्तु उसमें स्वार्थ सबसे प्रथम है । इसीलिए 
जल्दवाजी में कुछ-का-कुछ कर वंठती है । जो किया सो गलत है, यह बहू मानती 
नहीं । कई वार वह अपनी गलती को भी सही सावित करने लगती है । इस प्रसंग 
में भी उसने शायद यही किया हो'। वच्चों की,कसम खाकर सत्य कहने की नोवत 
आने से उसकी हालत दो थादों के बीच के दाने की-सी हो गयो है। लेकिन इससे 
उसकी भलाई भी होगी, और उप्तका दृष्टिकोण बदलने में सहायना भी मिलेगी ।/ 

“गलती मनुष्य मात्र से होती है, परन्तु उसे सुधार लेना चाहिए और सुधार 
लेने के लिए मोका भी दिया जाना चाहिए !” 

“ग्रह सब हमें नहीं मालूम, आप कुछ भी मोौक़ा बना दें उसे यह मानता ही 
होगा कि उसके स्वार्थ ने उससे ऐसा कराया है ॥” 

“क्या आप समझते है कि वह ठोक है ?” 

“ठीक तो नहीं कह सकता, क्षम्प ज़रूर कह सकता हूँ । मेरी भावना के पीछे 
भेरा अपना स्वार्थ भी हो सकता है, इसीलिए मेरे विचार को कोई मुल्य देने की 
जरूरत नहीं । जो काम हो चुका है सो तो हो ही! चुका और इससे राज-परिवाट 
को सदमा भी पहुँच चुका है। अब तो इसका दुष्परिणाम नहीं बढ़े, यह देखना ह्ठी 
आपकी जिम्मेदारी है।” 

“क्तना बड़ा अपराध भी क्‍यों न हो, युवराज, क्षमा कर देंगे । वे बड़े उदार 
हैं। परन्तु आत्मीयों के प्रति द्रोह उनके लिए सह्य नहीं । जो भी हो, पहले यहाँ तो 
छोक कर लें, तव वहाँ ठीक करने की बात उठाएँ।” 

“आप कहें तो ठीक हो सकती है ।" 

“यह मेरो बहिन है सही, फिर भी मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर सकूँगा, 
यह नहीं कहा जा सकता । 


366 / पहमहादेवो श्ञान्तला 


चामब्वे बादाम ओर केसर मिधित दूध के दो लोठे, एक परात में लेकर 
आयी, “लीजिए भैया, बह दूध ।” भाई के सामने परात बढ़ाया तो सही लेकिन 
उसकी तरफ़ देख न सकी ! 

गंगराज को उसके मुख पर परेशानी ओर भय के वे भाव अब नही दिख्ले जो 
कुछ क्षण पूर्व दिज्ले थे। उसने एक लोटा लिया और परात मरियाने के पास सरका 
दिया । उसमे भी एक लोठा लिया । 

गंगराज ने पूछा, “तुम नही लोगी ?” 

“मैं बच्चियों के साथ पीऊेगी, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है।"” चामब्वे 
में उत्तर दिया । है 

दोनों दूध पी चुके तब भी मौन छाया रहा । बात छेड़ती थी यंगराज को हीः 
ओर चामव्बे उसको बातों का सामना करने के लिए तैयार बैठी थी। पत्नी ओर 
उसके भाई को मरियाने कुतूहल भरी नजर से देख रहा था । 

अन्त में गंगराज ने कहा, “चामू !” 

“क्या, भैया,” कहत्ती हुई उससे धीरे से सर उठाया। 

"कई बार ऐसे भी प्रसंग आते है जब अपग्रिय लगने पर भी और मन के 
विरुद्ध होने पर भी कोई बात कहनी ही पड़ती है | राज-निष्ठा अलग चीज़ है और 
सग्रे-सम्बन्धी की बात अलग है। किन्तु इन दोनों प्म्बन्धों के निर्वाह के लिए मैं 
तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राज-परिवार से, उसमें भी युवराज और युवरानी 
जैसे उदार मन के व्यक्तियों के ढवं प का पात्र बनने का तुमने निश्चय किया हो तो 
तुम्हारी मर्जी, वरना स्पप्ट कहों कि राजकुमार के उपनयन का आमन्त्रण-पत्रः 
बलिपुर के हेग्गड़ेजी को न भेजने का पड्यंत्र तुमने क्यों किया। तुम्हारा यह 
पड्यस्त्र हम सब पर अविश्वास का कारण बना है, और अब तो यह इस स्तर तक 
पहुँच गया कि इस अपराध के कारण, प्रधान होने के नाते मेरे द्वाय तुम्हें दण्ड 
भी दिया जा सकता है । बताओ, क्या कहती हो ?” 

/कहना क्‍या है भैया, ऐसी छोटी वात यहाँ तक पहुँच सकती है, इसकी मैने 

* कल्पना नहीं की थी 

“दोवारों को भी आँखें होती है, कान होते है, हवा में भी खबर फैलाने की 
शक्ति होती है, क्या यह वात तुम्हें मालूम नहीं ? तुम्हारी अकल पर परदा पड़ गया 
है जो तुम इसे छोटी बात कहती हो ? वात अगर छोटी होती तो तुम्हारी तरफ़ से 
मैं हो न क्षमा माँग लेता ? हेग्गड़े दम्पती पर तुम्हें विद्वेप की भावना क्यों है।” 

“क्यों है और है भी या नही, सो तो मालूम नही, भँंया, परल्तु वे मेरे रास्ते के 
काँटे जरूर है । आप कन्या के पिता होते और उसे एक अच्छी जगह ब्याह देना 
चाह रहे होते कि कोई आपके जड़े आता तो शायद आप समझते कि उनके परत्ति 
मेरा व्यवहार ठोक है या नही /” 


पट्टमहादेवो शान्तला / 367 


“अब भी तो यही कह रहा हूँ । अकेली तुम हो क्यों, इस दुनिया की कोई 
“माता अपनी लड़की के विषय में ऐसी आशा अवश्य ही कर सकती है। इसमें 
आश्चर्य को कौन-सी वात है ।” 

“तो मतलब यह कि हमारे पटवारी कालम्मा की पत्नी भी अपनी लड़की 
कालव्बे को महारानी बनाने की चाह रख सकेगी ?” 

"कोई भी ऐसी आशा कर सकती है । परन्तु सवकी आशाएँ सफल नहीं हो 
सकेगी ।/ 

“तो क्या आप कहेँगे कि पटवारी की पत्नी की भी ऐसी आशा सही है हे 

“जहर । परन्तु इतना अवश्य है कि इसके लिए राज-परिवार की स्वीकृति 
मिलना या न मिलना जनिश्चित है” 

“स्वीकृति देंगे, ऐदा मानना ठीक होगा ?” 

“स्वीकार करें तो ठोक अवश्य है ।/ 

“शायद इसीलिए हेग्गड़ती मे यह पड्यस्त्र रचा है। भैया, मेरे मन में जो है 
उसे स्पष्ट बताये देती हूँ । वह सही है या गलत इसका निर्णय कर लेना। मालूम 
नहीं तुम जानते हो या नहीं कि वलिपुर की हेग्गड़ती अपनी बेटी का विवाह छोटे 
राजकुमार से करने के मौके की प्रतीक्षा कर रही है ।” 

“ऐसा है क्या, पहले तुमने कहां था कि जिसे मैं अपना दामाद बनाना 
चाहती हूँ, उसे ही वह अपना दामाद बनाना चाहती है? अब तुम जो कह रहो हो 
वह एक नयी ही वात है।” 

“हां, कैसे भी हो, मुझे भी साथ ले लो की नीति है उस हेग्गड़ती की ।” 

“माने ?” 

“माने तो स्पष्ट हैं । बड़े राजकुमार ने हमारी पद्मला को पसंद किया है, 
थानी अब उसकी लड़की का विवाह बड़े राजकुमार से तो हो नहीं सकता, यही 
सोचकर अब यह नया खेल शुरू किया है उसने, जिसका लक्ष्य बहुत दूर तक 
है।! 

"तो मतलब यह हुआ कि तुम्हें ऐसी बहुत-सी वातें मालूम है जो हम भी 
नहीं जानते । यह नया खेल क्‍या है ?* पु 

. #जैया, वह खेल एक तन ही नहीं, बहुत वड़ा पडुयन्‍्त भी है, वल्कि शा 
द्रोह भी है।" गत ५५ " 

“यह क्‍या मनंमाने घोल रही हो, वहित, राजद्रोह कैसे है? हर शव 

"तो यह तात्यये हुआ कि मेरे मालिक ने सारी बातें आपको वतायीं ही 
हैं।” कहती हुई चामव्वे ने पति मरियाने दण्डनायक की ओर देखा जिसने के 
नजर बचाकर चुलरी साधी। उत्ते लगा कि अब परिस्थिति उसके अनुकूल वन 
है। उ्ते कुछ धीरज हुआ। उम्ने कुछ नये उत्ताह्‌ से वातें शुरू की । 

- पटुमहादेवी घान्‍्तला / 37 


विशेष महत्त्व रखता है 

मतलब यह हुने कि कला सौन्दर्योपासना का ही साधन है।/ ख़िद्ठिंदेव में 
मनोहारी प्रतिमा की 
ज्ञास्त्रों 


परिकल्पना सत्व से बाहर नहीं होती चार 
का मूल आधार है, ब्रतिमा-निर्माण कला का भी, इसलिए कला में प्रतिविर 
होने के लिए धर्म को सत्यपूत होना उसमें सौन्दये का क्षी सम्मिलन 
होना चाहिए 
“हुस्ी एक प्रतिमा की उदाहरण दें सकते है?” विद्विंदेव 
बाला न था 
“राजकुमार न बेलुगोल में बाहुबली स्वामी का दर्शन किया होगा 
ही उदाहरण दिया । 
“हाँ, किया है ।' 
“बह प्रतिमा वास्तविक मानव से दसगुनी ऊँची है, है ने (4 
५ हाँ 7 
“फिर भी वह मूर्ति कही जी, किसी दृष्टि से अरे 
नदी बह सभी दष्टियों से भव्य है। 
वबस, उसकी अ्षव्यता में कला निहिंत 
एक अवोध बच्चेन्ती लिर्मेल, मनोहर हँस-मुख वन पड़ी 
है उसीमें तो कला हैं वर मूर्ति बालक की भांति गम्वर की 
असह्यता नहीं सत्वशुद्धता है, जिससे सिद्ध होता हैं 


१९ दासोज 


सहज लगती है?! 


है। परन्तु उसकी नम 
कि कला सत्यपूत और सुन्दर है। 
"ब्राहुबली आकार मार्नेव- प्रमाण होता तो वहें और भी अधिक 
सत्मपूत और सुन्दर न हुई होती १ उस ऊँचाई पर बैठकर काम कस्तेवाला शिल्पी 
होना भी है, डर 


यदि नीचे गिरतां तो क्या हीता 
नहीं, क्योकि कलाकार का एक अनिवार्य लक्षण निर्भेव 

॥ बाहुबली होने पर क्षी अतिमानव 

कली अतिविशारल था। उसी 


पोक कला की साधना नहीं कर सकता । बा 
थे, देव-मानव ये हृदय की भाँति उनका शरीर 
की कल्पना कलाकार की छैची से इसे विशालरूप मूर्ति के रूप में साकार हैंई 
है| वास्तव में कलाकार की कल्पना संकुचित नहीं, विशाल होती चाहिए, 
उच्च-स्तरीय हो चाहिए । हमारे अन्दिर इसी बैशाल्य और औन्‍लत्य के 
प्रतीक दें 
७इतना विज्ञाल शान अनिवार्य है एक सिल्पी को ?/ टविद्विंदेव ने आरचर्य 
च्यक्त किया । 
पटुमहादेवी झान्तता | 37 


है, पत्थर; ज् है, इस्रोत्रिए 

का अवत्तर मिलते ही उत्की. कल्पना सहज ही अस्कुदित होती है । परन्तु 
भाप अगर इस परह का प्रयोग फैरना चाहे को-- शा! 

विह्िदेव ने कीच ही के कहा, “बड़ अनाष्य है, यह कहना चाहते है + 


जाप 2?! 
“यह तो नहीं कहता अगाध्य है, किन्तु इतना जवस्य कहा जा 

है कि वह कैप्टसाध्य है । बोगों को जैताध्य भी हो सकता है, जैसे (कि 

हेमारे चाबुण को बहुत करके शस्त्रविद्य जैनाध्य ही होगी ै। पह कि विद्या 

आनुवश्िक है, परम्परा-प्राप्त है और - एक आत्म-- "+- ६ तृप्ति 

अप होती है। मेरी ही शक , हे केविद > हैं, 
उनसे विचार-विमर्श ५ धर 


के हाथ भयंकर तलवार के जौहर जी दिखाते थे । कवि नागचनन्‍्द्र ने कहा । 
"हुमारी यह अम्माजी भी चल और झस्त्र-विद्याओं में एक साथ निपुण बन 
सकती है । शायद ईर्स हरह के अपवादों का कारण भी पूर्व-संचित संस्कार हो 
सकता है ।” 
#हुमारे राजकुमार ऐसे ही अपवाद के एक उदाहरण बन सकते हैं । उतके 
>रखना के चित देखने पर ऐसा लगता है कि युद्ध-क्षेत् ही सामने प्रत्यक्ष दिख 
रहा है दसगिमय्या ने कही 
अब बातों का रुख अ्रशंसा की ओर वढता देख वि्विंदेव और शान्तला को कुछ 
संकोच होने लगा ) ख्िट्टिदेव ने वो पृ ही लिया, “इस तरह बड़ों और छोटों को 
गू उचित है?” 
“ब्रशंसा से फूलकर खुश होनेवालों की प्रगति होती यह कहनेवाले गुर ही 
अरशंसा करने लगें तो वह वास्तविक रीति को अपवाद होगा शान्तला ने 
कहां । 
बात का रुख बदलने के ख्याल से विंद्विंदेव ने पूछा, * “दासौजाचार्ये जी, शिल्पी 
बनना मेरे लिए असाध्य कार्य है, हूँ, छिल्पशास्त्र सम्बन्धी शर्ते पाना 
ही इसीलिए इस शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ कौन- 
"कौन दें, यहें बताने की कुपा करें, कोई हर्ज न हो तो ।” 
“कोई हर्ज नहीं । गंगाचायेजी इत सब बातों को अधिकेत हे से बता सकते 
है।! दासोज ने कहां । 
“डून कवि-देस से हमारे ज्ञानाजन में विशेष सहायता पली हैं, तुलनात्मक 
पविचार करने की शक्ति भी हममें आयी है। उसी तरह से आप दोनों हमें विद्यादान 
करके शिल्तशास्त्र का ज्ञान कराएँ तो हमारी बड़ी मदद होगी ४! विट्टिंदेव में 


॥ 

“जो आजा । बलिपुर शिल्प का आकर है। यहाँ के मन्दिर, वर्सति, विहार 
आदि का क्रमवरद्ध रीति से प्रत्यक्ष अनुशीलन करते हुए वे अपनी जानकारी के जे 
सार समझाएँगे । इससे हमारा ही फायदा होगा, अकेला नहीं होगा। जो कुछ 

पने सीखा जाना उर्मकी पुनरावर्तेन है] 

बात बातों में ही खतम नहीं हुई, उसने कार्यरूप धारण किया । फलस्वरूप 
दूसरे दिन से ही प्रातःकाल के पहर से देव-मन्दिरों के दर्शन को कार्यक्रम 
निश्चित हुआ। दोनों शिल्पी, तीनों विद्यार्थी, दोनों कवि, रेविमस्या और चांवुग 
पंचलिगेश्वर मन्दिर गये । अन्दर प्रवेश कर ही रहे थे कि कवि नागचन्द ने कहा, 


भी सीखना अ। है क्योंकि बहुत ह॒द तक रेक्ततत होकर ज्ञान संस्कार बल से 
ते रहता ही है। इसी कुशल कलाओं आनुवशिक अधि- 
कार प्राप्त है; शिल्पी का शिल्पी होगा, गायक का पुत्र » शास्त्रवेत्ता 
का पुत्र शास्ववेत्ता और योद्धा का उन योद्य ही होगा। इसी तरह, वृत्ति-विद्या 
भी रक्तमत होने पर जिस आसानी से जा सकती आसानी से अन्यथा 

सखी जा सकती, एक कुम्हार के बेटे को शिल्पी या शिल्पी के पुत्र को योद्ा 
या वैद्य बेटे को संगीतज्ञ मस्तिषः पर वोझ लादना, एक 
असफल प्रयास ।” 


सस्कारों से सचित जान-धन को निरथंक नहीं होने देने, भर मस्तिष्क की 
कियाशील शक्तियों का भी दुरुपयोग या. अपव्यय नहीं होने देने हे हमारे देश में 
आनुवंशिक बत्ति विद्यमान है ! इसी कारण प्रगति करती हुई कला यहाँ नित 
नवीन रूप और कल्पना धारण कर विशेष परिश्रम के बिना भी आगे बढ़ी है। अब 


है। मेरे बचपन में पिताजी कहा करते थे कि तुम मुझसे भी अच्छा शिल्पी बनोगे। 
वही धारणा मुझे अपने लड़के चाबुण के बारे में है। जन्म से उसने घेनी-हथौड़े की 
आवाज़ सुनी है, पत्थर; छेनी, हयीझ, मृत और चित्र देखे है, 
मि है। उसकी कल्पना सहज ही अस्फुटित होती है। परन्तु 
आप अगर इस परह का प्रयोग करना चाहें तो** ५० 
विट्विदेव ने बीच ही में कहा, “वह असाध्य है, यह कहना चाहते हैं न 


“यह तो नहीं कहता कि वह असाध्य है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि वह कप्टसाध्य है। कुछ लोगो को वायद असाध्य भी हो सकता है, जैसे कि 
हमारे चाबुष को नहुत करके शस्त्रविद्या अन्नाध्य ही होगी । सारांश यह कि विद्या 
आनुवंशिक है, परम्पराश्राप्त है और उससे हमें एक आत्म-सन्तोप और तृष्ति 

गयीं। दोनों केविश्ेष्ठ मौन ही बेऊ हैं, 
आप उनसे विचार-विमर्श कर सकते है कि मेरा कयन ठीक है या नहीं।” 

“सुबी समाज की चना के लिए और असम परिश्रम से विद्या सीखने के लिए 
हमारी यह वंश-पारम्पर्य "डति बहुत ही अच्छी है, इसीलिए देप-रहित भावना से 
सभी एक-दूसरे के भरक होकर पनप रहे हैं। परन्तु सबके अपवाद भी होते ही है। 
सुनते हैं कि सुन्दर ओर श्रेष्ठ फाव्यरचना में सर्वश्रेष्ठ स्थान पानेवाले महाकवि पम्प 


374 / पट्टमहादेवी शान्तला 


के हाथ भयंकर तलवार के जोहर भी दिखाते थे ।” कवि नायचन्द्र ने कहा। 

“हमारी यह अम्माजी भी नृत्य और शस्त्र-विद्याओं में एक साथ निपुण बन 
“सकती है । शायद इस तरह के अयवादों का कारण भी पूर्व-संचित संस्कार हो 
सकता है ।” 

“हमारे राजकुमार ऐसे ही अपवाद के एक उदाहरण बन सकते हैं। उनके 
व्यूह-रचना के चित्र देखने पर ऐसा लगता है कि युद्च-क्षेत्र ही सामने प्रत्यक्ष दिख 
“रहा है ।” सिमिमय्या मे कहा । 

अब वातों का रुख प्रशंसा की ओर बढ़ता देख विट्विदिव ओर शान्तला को कुछ 
सकोच होने लगा | विट्टिदेव ने तो पूछ ही लिया, “इस तरह बड़ों और छोटों को 
एकही तराजू पर तौलना कहां तक उचित है ?” 

“प्रशंसा से फूलकर खुश होनेवालों की प्रगति होती यह कहनेवाले गुरु ही 
प्रशसा करने लगें तो वह वास्तविक रीति का अपवाद होगा ।” शान्तला ने 
कहा । 

बात का रुख बदलने के ख्याल से विट्टिदेव ने पूछा, “दासोजाचार्यंजी, शिल्पी 
बनना मेरे लिए असाध्य कार्य है, मानता हूँ, परन्तु शिल्पशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान पाना 
तो मुझे साध्य हो सकता है। इसीलिए इस शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ कौन- 
“कौन है, यह बताने की कृपा करें, कोई हर्ज न हो तो ।” 

“कोई हर्ज नहीं । गंगाचार्यजी इन सब बातों को अधिकृत रूप से बता सकते 
है।” दासोज ने कहा । 

“इन कवि-द्वय से हमारे ज्ञानाज॑न में विश्येपसहायता मिलो है, तुलनात्मक 
विचार करने की शक्ति भी हममें जायी हैं। उसी तरह से आप दोनों हमें विद्यादाल 
“करके शिल्पशास्त्र का ज्ञान कराएँ तो हमारी वड़ी मदद होगी।” धथिट्टिदेव ने 
विनीत भाव से निवेदन किया । 

“जो आज्ञा । वलिपुर शिल्प का आकर है। यहाँ के मन्दिर, वसति, विहार 
आदि का कऋ्रमदद्ध रीति से प्रत्यक्ष अनुशीलन करते हुए वे अपनी जानकारी के अनु- 
सार समझाएँगे | इससे हमारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जो कुछ 
“मैंने सीखा जाना उसका पुनरावतेतन होगा ।” दासोज ने कहा । 

बात बातों में ही खतम नहीं हुई, उसने कार्यरूप धारण किया। फलस्वछ्ूप 
दूसरे दिन से ही प्रातःकाल के दूसरे पहर से देव-मन्दिरों के दर्शन का कार्यक्रम 

निश्चित हुआ दोनों शिल्पी, तीनों विद्यार्थी, दोनों कवि, रेविमय्या और चावुण 
पंचलिंगेश्वर मन्दिर गये । अन्दर प्रवेध कर ही रहे थे कि कवि नागचन्द्र ने कहा, 
+लगवा है, यह मन्दिर अभी हाल में वनकर स्थापित हुआ है।”” 

“इसकी स्थापना को साठ वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी साफ-सुधरा रखा जाने 
और अभी हाल में वादिरुद्गण लकुलीश्वर पण्डितजी द्वारा खुद जीणणद्धार कराने 


पट्टमहादेवी दान्तला / 375 


+ से यह नवस्थापित लग रहा है।” वोकिमय्या को ओर देखते हुए दासोज ने कहा 

और उनसे पूछा, कविजी, आपको ऊुछ स्मरण है, इस मन्दिर में देवता की 

कब हुई ?” ध हि 

ने कहा, /खुवनाम संवत्सर में पेंक्रान्ति के दिन, इतना स्मरण- 
है।” 

चाबुध ने फोरन कहा, “शालिवाहन शक नी सो पत्तावन के यरुव संवत्यर में 
प्स सुदी पूर्णिमा को इतेवार के दिन यहाँ उमा-महेश्वर की प्रत्िप्ठ हुई।” 

“शिल्पीजी, आपके लड़के की स्मरण-शक्ति बहुत अच्छी है।' कहते हुए कवि 
नगचन्द्र ने चावुण की पीठ थपथप्रकर कहा, “अपने वंश की कीति बढ़ाओ, 
बेटा ।! 

“उसके दादा मै जिज़् मन्दिरों का निर्माण किया है, उन सबकी पूरी जान- 
कारी उसे है। सदा वह उसी ध्यान में मयन रहता है। चलिए ।” उन्होंने मन्दिर 
की परिक्रमा में अवेश किया। उनके पीछे सब और सबके पीछे चावुण चल 
हू था। शायद उसे संकोच हो रहा था जिसे विट्टिदेव ने भांपकर अपने गुरु के 
काने में कुछ कहा । 

कवि नागचन्द्र रुके और बोले, “चाबुण साय-साथ चलो, यो संकोचव्ञ पीछे. 
मत रहो ।” लोली परिक्रमा कर गर्भगृह की ओर भुखनासी के पास खड़ी हुई । 
अर्चना हुई। सब ुखमण्डप में बैठे । रेविमय्या सामने के स्तम्भ से सटकर यड़ा 
हो गया । 

कवि नागचन्ध ने अपनी वयल में वंठे चाबुण से पूछा, “यह सपरिवार उम्रा- 
महेश्वर की मृत्ति गहनेवाले कोन थे ?? 

“हमारे पिवाजी बताते हैं कि गढ़नेवाले मेरे दादा हैं।” चावुण ने कहा । 

विट्टिदेव ने कहा, “मैं समझता था कि यहाँ लिय की श्रतिप्ठा की गयी है।” 

“वह है न। नीलकण्ठेश्वर मन्दिर में केवल लिंग ही है जो हरे पत्थर का बना 
है । थायद हंमारे देश में यही एक हरे पत्थर का बना लिये है । ऐसा अन्यत्र कही 
नही, केवल यहीं है, ऐसा चेगता है।” दासोज ने बताया । 

“तब तो यह आश्चर्य भी है, और खास विशेषता भी है । क्योकि जहाँ तक मै 
जानता हूं समूचे भारतवर्ष में लिये काले पत्थर या सेंयमरमर से या स्फुटिफ शित्रा 

नागचन्द्र ने कहा । 


* ५ “हमारा वलिपुर अन्य बातों मे भी अपनी ही विज्ञेपता रखता है। वहां हरे 
पत्थर को शिवलिंग तो है ही, यहाँ यण्ड-प्रेज्णड का देह-मानव भी है। इसके अलावा 
उमानमहेश्वर में भी एक वंसिप्ट्य है ।” दासोज ने कहा । 

क्या वैशिप्ट्य है ?” वायचद्ध ने पूछा। 
“राजजुमार को कोई विश्वेपता दिखायी दी 2” दासोज ने पूछा । 


376 / पहुमहादेवी झान्तला 


“हाँ, कुछ विज्वेपता तो अवश्य है । आपसे सावधानी से पृछकर जानना चाहता 
था, ययावकाश । बैठे हुए महेश्वर की यह मूर्ति राज-लतित्ययुक्त है। उनकी बायीं 
जंघा पर उमा आसीन है। इतना ही नही, यहाँ महेश्वर का सारा परिवार दिखाया 
गया अपने-अपने वाहन समेत विनायक और कुमार स्कन्द है, वाहन नम्दी मित्र, 
कुबेर आदि भी निरूपित है। शिवजी के, मानव-जँसे एक हो मिर जौर दो ही 
हाथ है, यह्‌ सब तो ठोक है परन्तु महेश्दर को गोद में उनकी अर्धागिनी देवी उम्ता 
को विठाने के वाद भी उन्हें शिल्पी ने सम्पूर्ण पुरुष की तरह नहीं वनाया, इसका 
कारण समझ्न मे नही आ रहा है। लगता है कि वह स्त्री-छुरुप के संयोग का प्रतीक 
है, शायद शिल्पी की ही कल्पना की यह विशेषता रही होगी ।” विट्टिदेव ने स्पप्ट 
किया। 

“राजकुमार ने यह घिल्प जैसा समझा है वह सही है, परस्तु इसे स्त्री-पुरुप 
का सयोग समझने का कारण भी तो मालूम होना चाहिए, बता सकेंगे ?” दासोज 
ने प्रश्न किया। 

“इसके एक-दो कारण समझ में आते है। महेश्वर के दाये कान का कुण्डल 
पुरुषों का-सा है और वायें का स्त्रियों का-सा । अभय मुद्रा से युक्त रुद्राश माला 
लिये दायाँ हाथ वलिप्ठ है जो पौरुप का प्रतीक है। परन्तु अर्धागिनी की पीठ को 
सहारा देकर उसको कमर को आवृत कर उनका बायाँ हाथ कोमल स्पर्श के लिए 
आवश्यक कोमलता से युक्त है। मेरा समझना सही है या नही, मैं कह नहीं सकता | 
कोई और विशेषता हो जो मेरी समझ में नहीं आयी हो तो समझाने की कृपा 
करें।” विट्विदेव ने नम्नता से उत्तर भी दिया । वोकिनस्या और ज्ञास्तला को राज- 
कुमार की शिल्प-कला की सूझ-वूझ बहुत पसन्द आयी। 

“राजकुमार की कला-परिशीलन की सूक्ष्म दृष्टि बहुत प्रशंसनीय है । महेश्वर 
की गोद में उमा के दिखाये जाने पर आमतौर पर किसी का भी ध्यान महेश्वर के 
अद्धंनारीत्व की ओर नहीं जाता जबकि यहाँ वह विशेषता है। यह विग्नहं गढ़ते 
समय कितनी कल्पना और परिश्रम से काम लिया गया है, इस बारे में मेरे पिताजी 
कहा करते थे कि इसका वाम भाग तैयार करने के वाद ही महेश्वर का दायाँ भाग 
पुरुष रूप में गढ़ा गया । दोनो आधे-आधे भाग कोमलता और पोरुप के भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रतीक होने पर भी समूचे विग्रह की एकरूपता में अवरोधक न वर्नें इस बात 
का इतना सफल निर्वाह करना कोई आसान काम नही था ।/ दासोज ने कहा । 

“ऐसा क्‍यों किया ? पहले महेश्वर की मूर्ति को गढ़ लेते और बाद में उमा का 
आकार गढ़ लेते तो ?” नागचन्द्र ने पूछा । 

“हाँ, जैसा आपने कहा, वैसा भी किया जा सकता था अगर यह मूर्ति दो 
अलग-अलग पत्थरों से गढ़ी गयी होती । काव्य ने पद्य या वाक्य या शब्द बदले 
जा सकते है, शिल्प में अदला-बदली सम्भव नही ॥” दासोज का उत्तर था। 


पट्टमहादेवी शान्तला / 377 


धप्त करने की सहलियत हुई साहित्य, इतिहास, 
को एक नया चंतत्थ 9५0... 7 हैई। इसके 


दिन हेग्गड़ेजी के पर एक छोटी गोप्ठझो का आयोजन था । बाहर कोई घूम 
श्वाम ने थी; पर के अहाते के अन्दर उत्साहपूर्ण कार्यकलाप चलते रहे। स्वर्य गुर्व- 
चानीजी और राजकुमार भी वहाँ आये, इससे मालूम पड़ता था कि हेग्गड़े के घर 


अं कोई विशेष कार्यक्रम होगा। वह शान्दला का जन्मदिन था । जे राजकुमार 
का जन्मदिन ही घूमधाम मनाया गया तो अपनी वेटी का जन्मदिन हैंग्ड़े 
जो धूम-धाम से कैरे ते 

प्रात'काल स्नान, उपीहार आदि क्लौजन के समय तक क़िसी 
को कोई काम ते था। जहाँ-तहाँ छोटी गोप्डियाँ बैठी थीं । शान्तला, युवरानीजी 
ओऔर हग्गडतीजी की / रावत की। और नाग 
चन्द्र की | शिल्पी दोते प्रोज और चावुण नहीं थे । गंगाचारी अकेला कया करें, इ्स- 


दोनों राजकुमार एक जगह वैठे-बैठे ऊब गये ॥विद्विदेव ने शबिमय्या को बैल 
कर उसके कान में क5 कहा। वह चुपचाप में खिसक गया । थोडी ही देए + 
खूतुग आया और विद्विंदेव के कान में उसने कुछ कहा। विंद्विदेव में कहा, “ठीक 


थोड़ी देर वीर्दे विद्विदेव और उदयादित्य घर क्रे अहातें में आये और बह्दीं 
अतीक्षा में खड़े दूका के साथ पिछवा की अश्वशाला होते हुए फुलवाडी में 


बट्टिदेव और उदयादित्य वही जा पहुँचे । वर्क बहाँ से लौटकर घर के अन्दर 
चला गयी । 


लता-मण्डप के अन्दर वास के सुन्दर शु, की चारों ह॒रा-हर 
कोमल घास का गलीया था। रेबिमय्या ने वहाँ बैठने को कहा तो बिंद्विंदेव ने पर 
"यहाँ क्या कीर्मे १; 
रोशनी और देवा अच्छी है। और'” "ए देयिमस्या के ही रहा था कि 

च्बहाँ कहीं से स्त्रियों के खाँसन की आवाज द्री पड़ी । बीत बही रोककर 
देविमस्या छलाँग मी बाँसों के हई| के पीछे छिप गया । उदयादित्य भी 
डसके साथ छिप गया । दांसव्वे के साथ शान्तला आयी थी। 

“रेविमय कया है? इधर ऐसा क्यों काम हैं? माँ को 
ञ (कसी से काम से पड़ जाये तो युवरानी: जायेंगी। 
मुझे जल्दी जाना चाहिए ए! यह की थी 

“छोटे अप्पाजी का स्हाथा। इसलिए बुलाया है आपको ए 

“कहाँ है वे?" 


“बाँस के झुरमुट की उस तरफ ।” 

“इन्हें इधर धूप में व्यों बुला लाये, रेविमय्या ?” 

“जगह सायेदार है, अम्माजी | घर के अन्दर उतना अच्छा नहीं लगेगा। इस- 
लिए ऐसा किया । गलती की हो तो क्षमा करें, अम्माजी ।” 

“गलती क्या, तुम्हारे विचार ही सबकी समझ में नहीं आते। कभी-कभी 
तुम्हारी रीति व्यावहारिक नहीं लगती ॥ ओहो, छोटे अप्पाजी भी यहीं है ।” वहीं 
उदयादित्य को भी देखकर शान्तला ने कहा । विट्विदेव की समझ में अब आया कि 
रेविमय्या ने तनहाई की परेशानी दूर करने के लिए क्या किया है। 

उसका मन उत्साह से भर गया। शान्तला को सन्तोपपूर्ण स्वागत मिला, 
“प्रधारना चाहिए, छोटी हेग्गड़ती को ।” कहते हुए जब विद्ठिदेव उठ खड़े हुए । 

“मुन्ने यह सब पसन्द नहीं। राजकुमार आसीन हों ।” कहती हुईं वह सामने 
बैठने के ही इरादे से पीताम्वर ठीक से संभालने लगी । विद्विदेव ने शान्तला को 
सीधा सामने देखा, जैसे पहले कभी देखा न हो और आज ही प्रथम वार देख रहा 
हो। 

“बैठिए, क्‍या देख रहे हैं ?” कहकर वह अपनी पीठ की ओर देखने लगी वो 
विट्विदेव को हँसी आ गयी। शान्तला ने फौरन उसकी ओर मुड़कर पूछा, “क्यों 
क्या हुआ ?” 

विट्टिदेव ने उत्तर में सवाल ही किया, “छोटी हेग्गड़तीजी को उस तरफ क्या 
दिख रहा है जो इस तरह मुड़-मुड़कर देख रही है ?” 

“राजकुमार कुछ आश्चर्य से जिधर देख रहे थे उधर ही मैं भी देखने लगी. 
थी।” 

“वह दृश्य अकेले मुझे ही दिखा था ।” 

“तो क्या जो आपको दिखा वह मुझे न दिखेगा ।” 

"हाँ, हाँ, जब दष्टि-भेद हो तब ऐसा ही होता है ।” 

“अच्छा जाने दीजिए। आपकी बातों से यह स्वीकृति मिली कि मुझे मालूम 
होनेवाले अनेक विषय आपको भी मालूम नही पड़ते | अच्छा, अब आप बंठिए [7 

मौका देखकर रेविमय्या, दासब्त्रे और उदयादित्य वहाँ से गायब हो चुके थे । 
बैठते हुए विट्टिदेव ने इदें-मिर्दे देखकर पुकारा, “उदय, उदय। इधर चमेली के 
फूल चुन रहा हूँ ।” दूर मे उदयादित्य की आवाज सुन पड़ी । 

कुछ देर तक दोनों को मौन दृष्टि हरी घास पर लगी रही । 

वह सोच रही थी कि बुलाया इसलिए था कि अकेले बैठे-वैठे ऊब्र गये हैं। अब 
मौन होकर बैठ गये, इसके क्या माने ! दृष्टि विट्विदेव की तरफ रहने पर भी वात 
अन्दर-ही-अन्दर रह गयी थी। दायें हाथ के सहारे बैठी शान्तला ने ठोक बैठकर 

पैरों का स्थान वदला । पाजेव ने मौन में खलल पैदा कर दिया। 


380 / पट्टमहादेयी झान्तला 


विट्विदेव की दृष्टि फौरन शान्तला पर पडी जो यही सोच रहा था कि बात 
की शुरुआत कंसे करें। वह वोला, “रावत मायण ने अपनी कहानी आपके गुरुजी 
को सुनायी है क्या ?” 

“उसके वारे में जानना चाहकर भी मैंने गुरुजी से पूछना अनुचित समझा । 

“उस दिन रावत ने जो क्रोध प्रकट किया उससे लगा कि उन्होंने बहुत दुख 
सहा है।” 

“दुख क्या सहा होगा, परन्तु दुख के वदले अगर क्रोध उत्पन्न हो तो मनुष्य 
शकुनि वन जाता है और जिसे क्रोध नही आता, वह पुरुष दुख का अनुभव करते 
हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर बनता है ।” 

“तो तुम्हारा मतलब है कि मायण का कोध गलत है ।” 

“असली बात जाने बिना निर्णय कर नहीं कर सकते । पहले मायण की 
वात सुननी होगी और फिर उस स्त्री की भी। उसके बाद ही किसी निर्णय पर 
पहुँचना होगा ।” 

“तो फिर शकुनि और युधिष्ठिर की तुलना का कारण ?” 

“मनुष्य क्रोध के फलस्वरूप मानवता खो बैठता है, यह बुज्‌गों का अनुभव 

ए 

“जो भी हो, उस कहानी को जानने के बाद अब उनके उस क्रोध का निवारण 
करता चाहिए।” 

“उन्होंने हमारे गुरुवर्य से अपनी वात कही होगी तो वे उन्हें समझाये बिना न 
रहेंगे, बल्कि उन्हें सही दिशा में सोचने को प्रेरित भी करेंगे।” 

“भोजन के लिए अभी देर है, वे सब चुपचाप बैठे भी है, रेविमय्या से कहला 
भेजें और उन्हें चुलवाएँ तो क्या गल्नत होगा ?” 

“बड़ों को इसे तरह बुलवाना ठीक नही होता ।” 

इनकी बातचीत पास में उस ओर स्थित लोगों को सुनायी दे रही थी। 

रेविमय्या ने दासब्वे को इशारे से पास बुलाया और कहा, “ये फल ले जाकर 
अपनी छोटी मालकिन को दे दो, वे चाहें तो केले के रेशे में पिरोकर एक गजरा भी 
तैयार करके दो । राजकुमार तुम्हारे साथ रहेंगे | मैं जल्दी लौट्रेंगा । 

दासव्वे केले का रेशा और कुछ सुग्रन्धित पत्ते अपने पल्ले में भरकर, उदया- 

दित्य के साथ विद्विदेव और शाम्तला के पास पहुँची । 

बिट्विदेव ने,पूछा, “उदब, फूल चुन चुके न” 

#हाँ । 3» 
“५, शान्तला ने कहा, “आइए, वैठिए।” 

दासब्वे फूलों को घास पर रखकर एक ओर बंठ गयवी। उदयादित्य शास्तला 

के पास जाबैठा। »' «७  - 


पट्टमहादेवी शान्तला | 38 
ट्टमहा 


बिट्टिदेव ने पूछा, “रेविमस्था कहां है ?” 

“घर की ओर गया है, अभी आता ही होगा ।” दासब्वे ने कहा, और फूल 
भूँथना शुरू किया। शान्तला ने उसका साथ दिया ) 

इस तरह फूलों को रेचे से यूंथना विद्विदेद और उदयादित्य ने पहली ही बार 
देखा था । फूल यूँथने में दासब्वे से तेज शान्ठला की उंगलियाँ चल रही थीं जिससे 
यह काम बहुत आसान हो गया । विट्टिदेव ने भी साथ देना शुरू किया लेकित उससे 
न तो गाँठ लगी, व ही फूल गुँथ पाये वल्कि वे नीचे जा गिरे । 

यह देखकर शान्तला वोली, “कहाँ ततवार पकड़नेवाले ये हाथ और कहाँ ये 
सुकोमल फूल ?” 

“फूल की कोमलता ज्यों-की-त्यों बनाये रखनेवाले ये तुम्हारे हाथ वलवार भी 
पकड़ सकते हैं तो मेरे हमथ फूल नही यूंथ सकेंगे ?” 

“यह कोई ब्रह्मा-विद्या नहीं | स्रीखने पर ही यह कर सकोगे, परन्तु राजकुमार 
को यह सोखने की जरूरत ही क्या जवकि राजमहल भें गजरा वतानेवालों के झुण्ड- 
के-झुण्ड इसी काम के लिए दैनात हैं।” शान्तला ने कहा 

“तो भी सीखना तो चाहिए ही, सिखा देंगी ?” 

“हाँ, हाँ | उसमें क्या रखा है, अभी सिखा दूंगी । परन्तु सीख़ने के लिए राज- 
कुमार को यहाँ मेरी बगल मे बैठता होगा ।” बविद्विदेव तुरन्त उठा और उस्तकी 
बायी ओर बैठ गया । न 

अपने हाथ का गजरा एक तरफ रखकर, उनके हाथ में केले का एक रेशा' 
देकर तथा दूसरा अपने हाथ में लेकर वह समझाने लगी, “देखिए, यह रेशा वाएँ. 
हाथ में यों पकड़िए और दाएँ हाथ की तर्जनी और मध्यम उंगली से डोरे को ऐसा 
घुमाव दीजिए ।” विद्विदेव वैसा करने लगा तो वह फिर बोली, “न, इतनी दूर 
का घुमाव नही, यह डोरा फूल के विल्कुल पास होना चाहिए [” 

उसके हाथ की तरफ देखते हुए भी विट्टिदेव ने फिर वैसा ही किया | लेकित 
शान्तला ने फिर टोका, “वाएँ हाथ के फूल रेशे के घुमाव के अन्दर घीरे से गूँघकर 
दाएँ हाथ की डोरी धीरे से थोड़ी कसना चाहिए। इससे फूल डोरे में बंध भी 

जाएँगे और मसलने भी नही पाएंगे ।/” 

बिट्टिदेव ने डोरा कसत़े वक्‍त फूल कहीं गिर न जाये---इस डर से उसे बाएं 
अँगूठे से दवाकर पकड़ा ही था कि तभी उसका कोमल डंठल टूट यया । फूल नीचे 

गिर गया वो, अपने हाथ का डोरा नोचे रद शान्तल्ा यों नहीं, यो” कहती हुई 
बिट्विदेव के हाथों को अपने हृमथों से पकड़कर गुंथवावे लगी । तब उसे कुछ ज्यादा 
ही सटकर बैठना पड़ा । जिससे दोनों को कुछ आह्वादकर आनन्द हुआ । लगा कि 
ऐसे ही वैठे रहें और हायों में हाथ रहें । लेकिन जैसे ही शान्तला को दासव्बे की 
उपस्थिति का अहसास हुआ दो वह तुरन्त उसका हाथ छोड़कर कुछ सरककर 


382 / पट्टमहादेवी शान्तता 


बोली, “अव यूंथिए, देखूं छरा !” 

“एक-दो बार और हाथ पकड़कर गुंववा दो मे !” बिट्टिदेव ने कहा, जैसे 
उसे वहाँ शान्व॒ला के सिवाय दूसरे कोई दिख ही नहीं रहे थे । 

“हाँ, अम्माजी, राजकुमारजी का कहना ठोक है।” दासव्वे के सुझाव से 
विट्विदेव को कुछ सकोच-सा हुआ। लेकिन शान्तला का संकोच कुछ-कुछ जाता 
रहा। वह उसके पांस सरक आयी और चार-पाँच फूल गूृंथवाकर बोली, “अब 
आप कोशिश स्वय करें।” 

विट्विदेव ने कोशिश की। फूल मसलने नही पाये, टूटकर गिरे भी नही । हाँ, 
डोरे में उल्टे-सीधे बंध गये । 

उसकी ओर सकेत करती हुई शान्तला बोली-- 

“ऐसे ही करते जाइए । अभ्यास से यह बनने लगेगा।” 

+'उदय तुम सीखोगे ?” बिद्विदेव ने पूछा । 

“नही भैया,” उदयादित्य ने कहा । थोड़ी देर फिर मौन । फूल गूंथे जा रहे थे, 
गजरे वन रहे थे । अचानक उदवादित्य ही बोल उठा, “भैया, आज शान्तला का 
जन्मदिन है | जो भजरा तुम बना रहे हो उसे आज वही भेंट करो तो कितना 
अच्छा होगा !” 

“क्या भेंट कर रहे हो ?” झिग्रिमय्या की आवाज़ पर सबकी दृष्टि गयी | 
विट्टिदेव ने अधवना गजरा वही रखकर उठने की कोशिश की । 

“राजकुमार, आप बैठिए, आओ मायण । घर में बच्चों को म॒ पाकर बहन 
ने देख आने को मुझसे कहा तो इधर चले आये । श्रव यहाँ हैं तो हमें चलना 
चाहिए ।/ 

“बैठिएं, माँ ने बुजाया है क्या, मामाजी !” 

“नही, थों हो दर्षाएव किया था ।” ओर बैठते हुए कहने लगे, “अपना गजरे 
बनने का काम चलाये रखिए ।/ 

मायण भी बैठ गया । शान्तला और दासव्ये ने अपनी वात आगे बढ़ायी ॥) 

“यह क्या, घर छोड़कर सब यहाँ आकर वँठे है !” सिंग्रिमय्या ने सवाल 
किया । 

“यों ही बैठे-बैठे ऊब गये थे तो इधर चले आये ( अब फूल चुनकर गजरे वना 
रहे हैं।” विद्टिदेव ने उत्तर दिया और दासब्बे से पूछा, /रेविमय्या कहाँ गया, अभी 
तक नहीं आया !” 

“उसे युवरानीजी ने किसी गाँव में काम पर भेजा है,” उत्तर दिया सिग्रि- 
मय्या ने। इतने में उदयादित्य उठा, “मैं घर जाऊँगा 

शान्तला ने कहा, “दासब्बे, जाओ, उन्हें घर तक पहुँचा आओ (” वे दोनों 
चले गये | मायण मौन बैठा था। सिंगिमय्या ने उसे छेड़ा, “क्यों मायण, आज गूँगे 


पटुमहादेवी ज्ञान्तता | 383 


को तरह बैठे हो ? बोलते नहीं ? कुछ कहो । तुम्हारा पुराना अनुभव हो सुन लें । 
मन तो बहलेगा ।/ ह॒ 

/हुम क्‍या सुनायेंगे। किस्सा तो मारने-काटनेवाले सुना सकेंगे। में कवि 

होता तो अवश्य बड़े दिलचस्प ढंध से सही-झूठ सव नमक-मिर्च लगाकर किस्सा 
गढ़ता और सुनाता ४” मायण ने कहा । 

“अब जब यहाँ कबि कोई नही तो, तुम ही कुछ कहो ।” सिंगिमय्या ने आग्रह 
किया। 

मायण ने सिर खुजाते हुए कहा, “कुछ सूझता नही ।” 

शान्तला बोली, “आप ही कहिए, मामाजी |” 

“राजकुमार ही कुछ कहें तो***” कहकर सिंग्रिमय्या ने विट्विदेव की ओर 
देखा 

“किस्ता-ऋहानी हम वालक आपस में कहें--यह तो ठीक है, मगर बड़ों के 
समक्ष यह सव ठीक लगेगा ?” विट्विदेव ने मानो शास्तला की तरफ से भी यह 
बात की । 

कुछ क्षणों के लिए फिर मौन छा गया । कुछ देर वाद विट्टिदेव ने ही पूछा, 
“इस गाँव के पश्चिम में एक मानवाकार गण्ड-भेरुण्ड की स्थापना की गयी है, 

“इसके पीछे कोई आशय है ?” 

“बिना आशय किसी की स्थापना नही की जाती | कोई-न-कोई आशय अवश्य 
होगा ।” बीच मे ही मायण बोल उठा । 

“क्यों रावतजी, इस बारे में आपको भी कुछ जानकारी है ?” बिद्ठिदेव ने 
मायण से पूछा । - 

“मुझे अधिक तो मालूम नही, राजकुमारजी । परन्तु इसे जब कभी देखता 
हूँ, मेरे मत मे यह भावना जागती है कि दुरंगी चाल चलनेवाले पर कभी विश्वास 
मत रखो ।” मायण ने कहा । 

“दुरंगी चाल के क्या माने ? घोड़े की चालें कई तरह की होती है। ठुरकी 
चाल, सरपट आदि-आदि | यही न आपका मतलब ?” बिट्टिदेव ने पूछा । 

“घोड़ा मनुष्य नहीं राजकुमारजी । रावत होने से मुझे घोड़े की सव चालें 
मालूम है। मैंने तो मानव के बारे में कहा है। बाहर कुछ और भीतर कुछ । मुंह 
में राम-राम, वगल में छुरी | इस तरह की रीति, यही दुरंगी चाल है।/” 

“यह गण्ड-भेरुण्ड खड़ा करनेवाले चामुण्डराय की विरुदावलो में गण्ड-मेरुण्ड 
एुक विरुद था, सुनते हैं। पीछे-पीछे क्या होता है या हो रहा है उसे वे प्रत्यक्ष देख- 
कर सावधानी बरतते थे। यण्ड-भेरुण्ड की आँखें ग्रिद्ध की-सी होती हैं, सुनते हैं । 
इसीलिए यह आगे ओर पीछे स्पष्ट दिखायी देने का प्रतीक है । ऐसा नही हो 
सकता क्या ?" शान्तला ने अपना मत व्यक्त किया । 


384 / पट्टमहादेवी शान्तला 






यडुरा तब तहू देंसा हो रुका रहा। 
इरंदो छाल दतनेडासों के सम्यन्ध में झूपर 


कोई कारप भो होना उशिए न ५० हिद्रिय 


का ऋहना योऊ हो रूयठा है। उत्त देन राजकुमार के उन्म+ 
दिन के झदसर पर सबकी दावों से इस मापन हो दातें नियलो ही रही ।” िधि- 
ऋूच्या ने कहा। 

“हाँ, हाँ, तभी तो उस दिन कवियों ने कहां पा कि उसपर ये सुन्शर कार्य 

“नि्खेंगे।” दिद्िदेव ने सुरूसेन्सुर जलिलाया। 

“आानन्द-मंगल के समय उस कड़वी बात की बाद नहीं ऋूरनो पाहिए ।' 
मायण हाथ न जाया लेकित सिभिमस्या को भी यह ठोक जेंचा, *अ्चच्छा, घ् रात 
जोर कभी कह लेना । आज कुछ और कहो !"/ 

“घारानगरी पर विजय के बाद वहाँ आग लगाते वक्त हमारे धभु भेजो 
-बुद्धिमानी दिखायी थी, उसका किस्सा सुनाऊं ?/ मायण में पूछा। 

“बहू किस्सा सबको मालूम है ।" पिशिमस्पा बोले । 

“मै जो किस्सा वता रहा हूँ वह सबको मालूम नही । बे किस्सा भनग ही 
है। किस्सा युद्ध-रंग का नहीं। वह घढना शिविर में पटी धी। उस रा प्रभु हे 
अंगरक्षक दल का उत्तरदायित्व मुझ पर था। कुछ और पार-माँच योग भेरे 

आज्ञानुवर्ती थे । आधी रात का समय धा ॥ प्रभु के ज्िबिर के मुष्य गए परमैं 
था । पूर्णिमा को रात थी वह । दूधन्सी साँदनी बिछी पी। तधी एक योदा बटाँ 
आया। किसी तरह के भय के बिना वह सीधा मेरे पाम आकर पढ़ा हो पया । 


पद्ुमहारेपी घाग्तता / 385 


उसे देखते ही मुझे मालूम हो गया कि वैरी के दल का है। मैंने म्यान से तलवार 
निकाली । मुंह पर उंगली दवाकर वह मेरे कान में फुसफुसाया, “मैं महाराज भोज- 
राज के ठिकाने का पता लगाकर आया हैं । मैं तुम्हारी ही सेना का आदमी हूँ । 

लेकिन इस समाचार को पाने के लिए प्रभु से आज्ञप्त होकर शत्रुओं की पोशाक में 
आना पड़ा है ।' 

मैंने कहा, रात के वक्‍त किसी को अन्दर न आने देने की कड़ी आज्ञा है, तो' 
वह बोला, 'परमार भोज को पकड़ना हो तो इसी रात को पकड़ना साध्य है । 
कल सुबह के पहले वह अन्यत्र चला जाएगा। मैं प्रभु का ग्रुप्तचर हूँ । अब तुम 
मुझे अन्दर न जाने दोगे तो राजद्रोह का दण्ड भोगना होया। इसलिए मुझे अन्दर 
जामे दो, यही दोनों के लिए अच्छा है। प्रभु के लिए भी यह हित में होगा ।' 

'प्रभु सो रहे है, उन्हें जगाया कैसे जाए ?' मैंने धीरे से पूछा । 

'वे वास्तव में मेरी प्रतीक्षा में हैं, सोये नहीं होंगे ।' उसने धीरे से उत्तर 
दिया । 

अगर यह वात निश्चित होती तो वे मुझसे नही कहते ?” मैने फिर प्रश्न 
किया। 

“उन्होंने सोचा होगा, कह दिया है।' उसके इस उत्तर पर मेरा मन बहुत' 
असमंजस में पड़ गया । अन्दर जाने देना भी मुश्किल, न जाने देना भी मुश्किल ! 
मैंने एक निश्चय किया। प्रभु की रक्षा करना मेरे लिए प्रधान है इसीलिए इस 
नवागन्तुक के पीछे, उसे बिना पता लगाये जाकर अन्दर के परदे के पास तलवार- 
निकालकर तैयार रहेंगा । इसके पास तो कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है। खाली हाथ 
आमा है। परमार भोज और काश्मीर के हर्ष--दोनों के छिपकर रहने से प्रभु 
परेशान थे। अगर आज ही रात को भोज बन्दी बना लिया गया तो '**? यह सब 
सोचकर मैंने कहा, “तुम यहीं रहो, प्रभु जागते होंगे तो तुम्हें अन्दर चला जाने” 
दूंगा ।' परन्तु दूसरे ही क्षण, ऐसा लगा कि एक अपरिचित को अकेले अन्दर जाने 
देता ठीक नही । इसलिए मैंने फिर कहा, “नहीं, तुम मेरे ही साथ आओ, प्रभु 
जाग रहे होगे तो तुम अन्दर चले जाना, मैं वाहर ही रहूँगा। यदि सो रहे होगे तो 
दोनों लोट आयेंगे ॥ 

“तुम बड़े शक्‍्की मालूम पड़ते हो // वह फुसफुसाया तो मैं बोला, 'यह स्थान 
ही ऐसा है। प्रभु हम पर पूर्ण विश्वास रखकर निश्चिन्त है। ऐसे वक्‍त पर हमारी 
गैरसमझी के कारण कुछ अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ? 
इसलिए हम तो हर बात को तब तक सन्देह की ही दृष्टि से देखते हैं जब तक हमें 
विश्वास न हो जाए । 

'इतना सन्देह करनेवाले खुद धोजा खायेंगे / कहकर उससे मुझे डराना” 


चाहा। ध 


386, / पट्टमहादेवो झान्तला 


“अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है,' कहकर मैने उसका हाथ पकड़ा ओर नकेल- 
लगे पशु की तरह उसे अन्दर ले आया । फिर हम द्वार के परदे के पास गये। उसमें 
एक छोटा-सा छेद था । उससे रोशनी पड़ रही थी। मैंने झ्लॉककर देखा। प्रभु 
पलंग पर वैठे थे । इस नवागन्तुक की बात में कुछ सचाई मालूम पड़ी मैंने कह, 
“ठीक है, तुम अन्दर जाओ, मगर जल्दी लौटना 7” इस पर वह पूछने लगा, 'किस 
तरफ से जाना है ?” इस पर मुझे फिर शंका हुई | लगा कि मैं ही पहले अन्दर 
जाऊं और प्रभु की अनुमति लेकर तव इसे अन्दर भेजूँ---यही अच्छा होगा। वह 
आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने उसे वही रोक दिया और घण्टी वजायी तो अन्दर से 
प्रभु ने पूछा, “कौन है ?! 

"मैं हुँ मायण, एक व्यक्ति स्वयं को हमारा ग्रुप्तचर वताता है और कहता है 
कि परमार भोज का पता लगाकर आया है, क्‍या सन्निधान के पास उसे भेजूं ?” 
मैंने पूछा 

भेजो 

आज्ञा हुई तो फोरन लौटा। भाग्य से वह वहीं खड़ा था । मैंने उससे कहा, 

जाओ, घण्टी है, उसे बजाना और बुलाने पर ही अन्दर जाना ।' इतना सब होने 
के बाद मेरे मन में फिर भी सन्देह बता रहा। इसलिए उस छेद से देखने की 
इच्छा हुई। परन्तु वहाँ शिविर के मुख्य-द्वार की रक्षा की याद आयी, जहाँ पहरे 
पर कोई ओर नहीं था। तो बाहर दौड़ पड़ा। साथ के दूसरे व्यक्ति को बुलाकर 
बहाँ पहरे पर खड़ा किया। फिर मैं अन्दर आया और छेद से देखते लगा। मैं 
अपनी आँखीं पर विश्वास न कर सका। मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। 
आँखें मलीं। फिर समझा, जाग रहा हूँ) फिर से एक वार छेद से देखा। मुझे 
लगा, मैंने जिसे अन्दर भेजा था वह पुरुष नहीं, कोई स्त्री है । मुझे मालूम ही नहीं 
था कि हमारे गुप्तचरों में स्त्रियाँ भी हैं । 

'हाँ, आग्रे।! प्रभु के शब्द थे जो पलंग पर अटल वेठे थे। उनकी ध्वनि में 

आत्मीयता के भाव न थे। सन्देह और प्रश्न दोनों ही उससे व्यक्त हो रहे ये । 

“अ्भुजी, मुझे क्षमा करें। में परमार भोज की तरफ़ की हूँ यह सत्य है। छूठ 

बोलकर अन्दर आयी हूँ । परन्तु इसमें धोखा देने का उद्देश्य नही। अनुग्रह की 
भिक्षा माँगने आयी हूँ। एक प्रार्थना है।' स्त्री रूप में उसको आवाज मधुर थी, 
और रूप--वह भी अवर्णनीय । प्रुरुपोचित दाढ़ी-मूंछ आदि सब-कुछ अब नहीं 
थे। मैं सोच ही नही सका कि उस कराल बनावट के अन्दर इतना सुन्दर रूप 
छिपा रह सकता है! मुझमें कुतूहल जगा। यों तो मुझे ऐसा झाँककर देयना 
नही चाहिए था, लेकिन प्रभु की रक्षा का कार्य मेरा ही था। मुझे घका उत्तन्‍न 
हो गयी थी। इसलिए ऐसा करना पड़ा। कुतूह॒लवश द्वी सही, मुझे वद्दी देखते 
रहने के लिए वाध्य होकर खड़ा रहना पड़ा | 


पट्टमहारेवी शान्तला / 387 


हमारे लोगों की तरफ़ से ऊछ बाधा हुई है क्या ?” प्रभु के इस प्रश्न पर वह 
बोली, नहीं, लेकिन धारानगर को यदि आय ने लगायी गयी होती तो आपका 


उसकी चंचल आंखों ने इधर-उधर देखा तो प्रभु ने उसे आश्वस्त किया । 'यहाँ 
डरने का कोई कारण नही । नि.स्ंकोच कह सकती हो |! 

“आपका वह पहरेदार*--?! 

उसकी शंका को वोच में ही काटा प्रभु ने, 'ऐसी कुबुद्धिवाले लोगों को हमारे 
शिविर के पास तक आने का मौक़ा ही नहीं । जो भी कहना चाहती हो, नि.संकोच 
कहो ।! प्रभु के इन शब्दों से मुझे लगा कि किसी ने सप्पड़ भार दिया हो। वहाँ 
से चले जाने कौ सोची। परन्तु कुतूहल ने मुझे वहीं डटे रहने को वाध्य कर 
दिया । 

"मैं एक बार देख आऊं ? उसने पूछा । 

“शंका हो तो देख आओ प्रभु का उत्तर था। 

वह परदे की ओर गयी। मै उसके आने से पहले ही बाड़ में हो गया था। 
बह लौट आयी तो मैं फिर उसी छेद के पास जा जड़ा हुआ। अबकी वह उस 
आसन पर नहीं बठी। सीधी प्रभु के पलग की ओर गयी। उसका आँचल खिसक 


गया था। उसकी परवाह न करके वह आगे बढ़ गयी थी। 


सैंने भी दरवाज़े पर की घण्टी वजायी भौर अन्दर गया । इतने में वह स्त्री 
कपड़े सेंभालकर आसन पर बैठ चुकी थी। प्रभु ने दुसरे तम्वू में ले जाने का आदेश 
देते हुए कहा, 'सहारा खोकर तकलीफ में फेंसी यह स्त्री भेप वदलकर सहारा पाने 
आयी है। इसकी मर्यादा की रक्षा कर गौरव देना हमारा कत्तंव्य है। इसलिए 
सावधान रहना कि कोई इसके पास ने फटके। इसे तम्बू छोड़कर कही बाहर न 
जाने दें ।! लेकिन वह स्त्री न हिली, डुली । मुझे भी कुछ नहीं पुझा कि क्या करना 
चाहिए। पहले उसे पुरुष समझकर हाथ पकड़कर विना संकोच ले गया था, पर 
जब ऐसा करना उचित नहीं लगा। प्रभु की ओर प्रश्नाथंक दृष्टि के देखा तो बे 
उससे बोले, (अब जाओ, सुबह आपको चुलाएंगे । तभी सारी बातों पर विचार 
करेंगे ।/ ६५.5 ५ हर के 
वह उठ खड़ी हुई, मर 7 क्छ सी प्रभु की ओर 


388. | पट्महादेवी शा 


देखकर कहने लगी, “आप बड़ विचित्र व्क्ति हैं ! मैं कौन हूँ यह जानने तक का 
कुतूहल नहीं जगा आप में ? मुझे विजितों का स्वप्न वतकर उनकी इच्छा के अनु- 
सार लेकिन अपनो इच्छा के विरुद्ध परमारों के अन्त:पुर मे रहना चाहिए था। 
परन्तु अब अपनी इच्छा'* ४ 

किन्तु उसकी वात बीच ही में काटकर प्रभु ने कहा, 'जो भी हो, कल देखेंगे । 
अभी तो आप जाइए ही / और मैं उसे दूसरे तस्वू में छोड़ आया। दूसरे दिन 
भोजनोपरान्त उसे प्रभु का दर्शन मिला। प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि उसे चार 
अंगरक्षकों के साथ वहाँ पहुँचा आना जहाँ वह जाना चाहे। बाद में वह कहाँ 
गयी और उस दिन प्रभु से उसकी क्‍या वातें हुई--यह सव मालूम नही पड़ 
सका ।/ 

“मैं भी शिविर में धा। मुझे यह मालूम ही नहीं हुआ ।” सिमिमय्या ने' 
कहा। 
हे “यह वात चार-पाँच लोग ही जानते हैं । वाकी लोगों को उतना भी मालूम' 
नहीं, जितना मैं जानता हूँ । पर प्रभु को तो सब कुछ मालूम है।” मायण ने 
बताया। 

“प्रभु जानते हैं कि तुमने िपकर कुछ देखा है ?” 

“हाँ जानते है। मैने ही कहकर क्षमा माँग ली थी । प्रभु बड़े उदार है। कहा, 
“तुमने कह दिया इसलिए तुम क्षमा करने योग्य हो ।” मुझे अब की बार भी उतके 
साथ युद्ध-रंग में जाने की प्रवल इच्छा हुईं थी। परल्तु प्रभु ने मुझे इधर आने का 
आदेश दिया तो दूसरा कोई चार नही रहा। यहाँ रहने पर भी मुझे युद्धरंग की ही 

चिन्ता है । वहाँ से कोई समाचार मिला ।” मायण ने पूछा । 

“हम तक पहुँचाने जैसी कोई खबर नही मिली होगी । ऐसी कोई खबर आयी 
होती तो हेग्गड़ेजी हमें बताये बिना नही रहते।” सिगिमय्या ने कहा । 

शान्तला सारी घटना सुनने मे मगन रही आयी, इसलिए गजरा वैसा-का+ 
वैसा ही रह गया। विट्टिदेव भी उसे सुनने में तल्लीव हो गया था। आगे वात 
किस ओर मुड़ती, पता नहीं ! इतने मे रेविमय्या ने आकर कहा कि सबको बुलाया 
है, तो सव घर की ओर चल पड़े । 

यथाविधि भोजन समाप्त हुआ | ग्रुवरानीजी ने शान्तला को एक पीताम्बर, 
वैसी ही एक चोली, और एक जोडी सोने के कंगन दिये । 

माचिकब्वे ने अपना संकोच प्रदर्शित किया, “यह सव क्‍यों ?” 

“मांगलिक है। आशीर्वादपूर्वक दिया है। फिर यह रेविमय्या को सलाह 
है ।” युवरानी ने कहा । 

माचिकब्वे और शान्तला दोनों ने रेविमय्या की तरफ़ देखा। वह उनकी 
दृष्टि बचाकर दूसरी तरफ़ देखने लगा । उसने नहीं सोचा था कि युुवरानीजी बीच 


पट्टमहादेवी शान्तला / 389 


हमारे लोगों को तरफ़ से ऊँछ वाघा हुई है क्या १? प्रभु के इस प्रश्त पर वह 
बोली, नहीं, लेकिन धारानगर को यदि आय ने लगायी गयी होती तो आपका 
व्यवहार आदर्श व्यवहार होता ।! फिर प्रभु के कहने पर बह कुछ दूर एक आसन 
पर बैठ गयी तो अभु ने पूछा कि वह उनसे क्या चाहती है। लेकिन वह मौन रही । 
उसकी चचल आँखों मे इधर-उधर देखा तो प्रभु ने उसे आश्वस्त किया । हाँ 
डरने का कोई कारण नही । नि:संकोच कह सकती हो।! 

“आपका वह पहरेदार-**?” 

उसकी शंका को वोच में हो काटा प्रभु ने, "ऐसी छुबुद्धिवाले सोगों को हमारे 
शिविर के पास तक आने का मौका ही नहीं। जो भी कहना चाहती हो, नि.संकोच 
कहो ।! प्रभु के इन शब्दों से मुझे लगा कि किसी ने सष्पड़ भार दिया हो। वहाँ 
से चले जाने की सोची। परन्तु कुतूहल ने मुझे वहीं डटे रहने को बाध्य कर 
दिया । 

"मैं एक वार देख आऊ ?' उसने पृछा । 

“बंका हो तो देख आओ ।' प्रभु का उत्तर था। 

चह परदे की ओर गयी। मे उसके आने से पहले ही आड़ में हो गया था। 
बह लौट आयी तो मैं फिर उसी छेद के पास जा खड़ा हुआ। अवको वह उस 
आसन पर नहीं बैठी । सीधी प्रभु के पल्नंग की ओर गयी 4 उसका आँचल खिसक 
गया था। उसकी परवाह न करके वह आगे बढ़ गयी थी। मु 

शायद प्रभु को उसका यह काम पसन्द नहीं आया था। वे उठ खड़े हुए ओर 
उसे पहले के ही आसन पर बैठने को कहा तो वह प्रभु के दोनों पैर पकड़कर 
चरणों के पास बैठ गयी और वोली, "मुझे आसन नहीं, आपके प्राणिग्रहण का 
भाग्य चाहिए ।' प्रभु ने झुककर पैर छुड़ा लिये और उसे पीछे की ओर सरकाकर, 
'ुद पलंग के पास गये और घण्टी वजायी |; 

मैंने भी दरवाज़े पर की धण्टी वजायी और अन्दर गया। इतने में वह स्त्री 
कपड़े सँभालकर आसन पर बठ चुकी थी। प्रभु ने दुसरे तम्वू में ले जाने का आदेश 
देते हुए कहा, सहारा खोकर तक़लीफ में फंसी यह स्त्री भेय बदलकर सहारा पाने 
आयी है। इसकी मर्यादा की जा कर गौरक देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए 
सावधान रहना कि कोई इसके पास ने फटके । इसे तम्वू छोड़कर कही बाहर न 
जाने दें ।! लेकिन वह स्त्री न हिली, डुली। मुझे भी कुछ नहीं सूझा कि क्या करना 
चाहिए । पहले उसे उरुप समझकर हाथ पकड़कर विना संकोच ले गया था, पर 
जब ऐसा करना उचित नहीं लगा। प्रभु की ओर प्रश्नाथंक दृष्टि से देखा तो वे 
उससे बोले, 'अब जाओ, सुबह आपको चुलाएँगे । तभी सारी बातों पर विकार 
करेंगे ।! ४ ४ है 
वह उठ खड़ी हुई, मगर बढ़ी नहीं, कुछ सोचती रही। फिर प्रभु की ओर 


388. | पट्टमहादेवी शान्तला 


देखकर कहने लगी,' “आप बड़ विचित्र व्यक्ति हैं ! मैं कोन हुं यह जानने तक का 
कुतूहल नहीं जगा आप में ? मुझे विजितों का स्वप्न वनकर उनकी इच्छा के अनु- 
सार लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध परमारों के अन्तःपुर में रहना चाहिए था। 
परन्तु अब अपनी इच्छा**० 

किन्तु उसकी वात वीच ही में काटकर प्रभु ने कहा, 'जो भी हो, कल देखेंगे। 
अभी तो आप जाइए ही ।” और मैं उसे दूसरे तम्वू में छोड़ आया। दूसरे दिन 
भोजनोपरान्त उसे प्रभु का दर्शन मिला। प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि उसे चार 
अंगरक्षकों के साथ वहाँ पहुँचा आना जहाँ वह जाना चाहे। वाद में वह कहाँ 
गयी और उस दिन प्रभुसे उसकी क्‍या वातें हुई--यह सव मालूम नहीं पड़ 
सका ।” 

“मेँ भी शिविर में था। मुझे वह मालूम ही नहीं हुआ ।” सिग्रिमय्या ने 
कहा। 
ह; “यह वात चार-पाँच लोग ही जानते हैं । वाकी लोगों को उतना भी मालूम 
नही, जितना मैं जानता हूँ | पर प्रभु को तो सब कुछ मालूम है।” भायण ने 
बताया। 

“प्रभु जानते हैं कि तुमने छिपकर कुछ देखा है ?” 

“हाँ जानते है। मैने ही कहकर क्षमा माँग ली थी । प्रभु बड़े उदार है। कहा, 
तुमने कह दिया इसलिए तुम क्षमा करने योग्य हो ॥' मुझे अब की बार भी उनके 
साथ युद्ध-रंग में जाने की प्रवल इच्छा हुई थी। परमल्तु प्रभु ने मुझे इधर आने का 
भादेश दिया तो दूसरा कोई चारा नही रहा । यहाँ रहने पर भी मुझे युद्धरंग की ही. 
चिन्ता है । वहाँ से कोई समाचार मिला ।7 मायण से यूछा। 

“हम तक पहुँचाने जैसी कोई खबर नही मिली होगी । ऐसी कोई खबर आयी 
होती तो हेग्गड़ेजी हमे बताये बिना मही रहते ।” [सिगिमय्या मे कहा। 

शान्तला सारी घटना सुनने में मन रही आयी, इसलिए गजरा वैसा-का- 
वैसा ही रह गया। विट्विदेव भी उसे सुनने में तल्‍लीन हो मया था। आगे वात 
किस ओर मुड़ती, पता नही । इतने में रेविमय्या ने आकर कहा कि सबको बुलाया 
है, तो सव घर की ओर चल पढ़े । पु 

यथाविधि भोजन समाप्त हुआ। युवरानीजी ने शान्तला को एक पीताम्बर, 
वैसी ही एक चोली, और एक जोडी सोने के कंगन दिये । 

माचिकब्बे ने अपना संकोच प्रदर्शित किया, “यह सब क्यों ?” 

“मांगलिक है। आशीर्वादपूर्वक दिया है। फिर यह रेविमय्या की सलाह 

है।” युवरानी ने कहा । 

माचिकब्वे और शान्वला दोनों ने रेविमस्था की तरफ़ देखा। वह उनकी 

दृष्टि बचाकर दूसरी तरफ़ देखने लगा। उसने नहीं सोचा था कि युवरानीजी वीच 


पट्टमहादेवी शान्तला / 389 


हस्ख 


में उसका नाम लेंगी। उसे बड़ा संकोच हुआ । है 
राज्य की श्रेप्ड-सुमंगली युवरानीजों निर्मल मन से स्वर्य आशीर्वादपूर्वक 
मंगलद्वव्य देती हैं तो उसे स्वीकार करना मंगलकर ही है, यह मानकर शान्तला ने 
स्वीकार किया और युवरानीजी को सविनय प्रणाम किया | 
युवराती ने उसका सिर और पीठ सहलाकर आशीर्वाद दिया, “सदा सुझी 
रही, बेदी । तुम्हारा भाग्य अच्छा है । यद्यपि भाग्य अच्छा होने पर भी सुबुद्धि 
रहती है, यह कहता कठिन है क्योंकि भाग्यवानों में भी असूपा और कुबुद्धि सक्रिय 
हो जाती है । यह मैने देखा है और इसकी प्रतिक्रिया का भी अनुभव मैंने किया 
है। उन्नत स्थिति पर पहुँचने पर तुम्हारा जीवन सहज करुणा से युक्त और असूया 
पे रहित हो, तुम गुण-शील का आगार बनकर जिओ |” 
शान्तला ने फिर एक वार प्रणाम किया, मानों बता रही धी कि आशीर्वाद, 
आज्ञा शिरोधायें है। युवराती ने उसके गालों को अपने हाथ से स्पर्श कर नजर 
उतारी और कहा, “ये चूड़ियाँ और यह पीताम्बर पहन आजो, बेटी ।" 
माँ की सहायता से वह सब पहितकर लोटी तो विट्टिदेव खुशी से फूला न 
समाया । क्योकि वेणी में वही गजरा गुथा था जिसे उसमे तभी सीखकर अपने 
हाथ से बनाया था। शासन्तला ने फिर एक वार युवरानी के पैर छूए । फिर माता- 
पिता, मामा और गुरुओं के भी पैर छुए। विट्विदेव के भी पैर छूने लगी वो वह 
पीछे सरकता हुआ बोला, “न-न, मुझे क्यों ?” 
परन्तु उसके लिए सुरक्षित वह श्रणाम उसके कहने के पूर्व ही उसके चरणों 
में समर्पित हो चुका था । 
पान-सुपारी का कार्यक्रम चला । युवरानी ने उस दिन पान देकर जो वादा 
कराया था, वह विट्टिदेव और घान्तला को याद आ गया । उन दोनों ने अपने-अपने 
मन में उसे दोहराया । विट्टिदेव ने अपने बायें हाय की उँगली कौ अंगूठी पर दृष्टि 
डाली । शान्तला ने उस दिन बथिट्ठिदेव को तृप्त करने के लिए दिये हुए हार और 
पदक को छाती से लगा लिया । 
किसी तरह को घूमधाम के बिना, घर तक ही सीमित शान्तवा का जन्म- 
दिन समारम्भ-संपन्‍न हुआ । वहाँ उपस्थित सबके मन में शान्ति विराज रही थी। 
लोगों की दृष्टि कभी शा।न्तला की ओर तो कभी बिट्विदेव की ओर जाती रही, 
मानो उनके अंतरंग की आशा की क्रिया यही दृष्टि हो । 
श्रद्धा-निष्ठा से युक्त हेग्गड़े परिवार के साथ युवरानी और राजकुमारों ने 
वलिपुर में सुन्यवस्थित रूप ओर सुख-शांति से महीनों पर महीने गुजारे। सप्ताह- 
पखवारे में एक बार युद्ध-शिविर से समाचार मिल जाता था। विद्विदेव और 
शान्तत्ञा की मँत्री गाढ़ से गाढ़तर होती जा रही थी। उदयादित्य और शान्तला 
में, समवयस्कों में सहज ही होनेवाला निष्कल्मप प्रेम स्थायी रूप जे चुका था । 


390 / पटुमहादेवो शास्तला 


युवरानी जी ओर हेग्गड़ती के बीच की आत्मीयता देखनेवालों को चकित कर देतो 
थी। शिक्षकगण अपने शिप्यों को सुक्ष्मग्राही शक्ति से आश्च्येंचकित ही नहीं 
अपितु तृप्त होकर यह कहने लगे थे कि हमारी विद्या कृतार्थ हुईं। कुल मिलाकर 
यही कहना होगा कि वहां हर कहों असूधा-रहित निर्मल प्रेम से आप्लावित परि- 
शुद्ध वातावरण वन गया था । 

दुसरी ओर, दोरममुद्र में, किसी बात की कमी ने रहने पर भी, किसी में 
मानसिक शान्ति या समाधान की स्थिति नजर नहीं आती थी। चामब्वे सदा यही 
महूसूम करती कि कोई छाया को तरह उसके पीछे उत्ती का अनुगमन कर उसे भय- 
'भीत कर रहा है । उसे किसी पर विश्वास नहीं होता, वह सवको शंका की ही दृष्टि 
से देखती । उसका मन वासशवित की ओर अधिकाधिक आकर्षित हो रहा था, 
लेकिन वह स्वयं वहाँ जाये या उसे ही यहाँ वुलाये, किसी तरह उसके भाई प्रधान' 
गगशज को इसकी खबर मिल जाती जिससे उसकी सारी आशाएँ मिट्टी मे मिल 
जातीं। उस दिन की उस घटना के वाद बह सर उठाकर अपने पतिदेव से या भाई 
प्रधान गंगराज से मिल भी नही सकती थी। वे भी एक तरह से गम्भीर मुद्रा में 
मुँह बन्द किये मोन ही रहते ! तब वह सोचती कि मेरी यह हालत देखकर वह 
चंद हेग्गड़ती फूलकर कुप्पा हो जायेगी | ऐसी स्थिति में मेरा जीवन ही किस काम 
का ? मैं क्या करे ? 

दण्डनायिका के बच्चे भी खेल-खिलवाड़ में ही समय वितानेवाले रह गये 
थे। कहाँ, क्या और कैसे ही रहा है यह सव समझवै-वूझने की उनकी उम्र हो गयी 
थी। वे घर में इस परिवर्तित वातावरण को भाँप चुकी थी। परन्तु इस तरह के 
परिवर्तेत का कारण जानने में वे असमर्थ थीं। अगर पूछें भी तो क्या जवाब 
मिलेगा, यह वे समझ सकती थी। यों उतका उत्साह कुंठित हो रहा था। इत 
कारणों से उतका शिक्षण और अभ्यास्त यांत्रिक ढंग से चल रहा था। 

इस परिवर्तित वातावरण का परिणाम पह्मला पर कुछ अधिक ही हुआ था । 
उससे जितना सहा जा सकता था उतना उसने सह लिया | आखिर एक दिन 
उसने माता से पूछने का साहत किया, “माँ, आजकल घर में राजमहल के वारे में 
कोई वात क्यों नहीं जवकि दिन में एक वार नहीं, बीसों वार कुछ-व-कुछ बात 
होती ही रहती थी। इस परिवर्तन का वया कारण है ?” 

माँ ने कहा, “भरी, जाने दे, हर रोज वही-बही बातें करती-करती थक गयी 
हा 
उसे लगा कि माँ टरका रही हैं, इसीलिए उसने फिर पूछा, “तुम्हें शामद 

ऐसा लगें, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता 4 क्या कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है 
कि कोई राजमहल से सम्बन्धित वात कही व करें २” 

“लोगों का मुँह वन्द करना तो यजमहल को भी संभव नहीं । वैसे भी ऐसा 


9०९५ 


पट्टमहादेवी दस्तला | 394 


आदेश राजमहलवाले नहीं देंगे ।” 

“तो क्या युवराज की तरफ़ से कोई ख़बर आयी है ?” पद्मला ते पूछा ।' 

“मुझे तो कोई खबर नहीं मिली ।” 

“पिताजी जाते होते तो आपसे कहते ही, है न ?” 

“यों विश्वास नहीं कर सकते । वे सभी बातें स्त्रियों से नही कहते ।" 

“यह क्‍या कहती हो माँ, तुम ही कह रही थीं कि वे सभी वातें तुमसे कहा 
करते है (* हि 

“उन्ही से यूछ लो ।/ 

“तो मेरे पिवाजी मेरी माताजी पर पहले जैसा विश्वास नहीं रखते है ?” 
प्मला को लगा कि वह बात आगे न बढ़ाए, और वह वहाँ से चली गयी । सोचा, 
चामला से वात छेड़लर जानने की कोशिश कखे लेकिन फिर समझा कि उससे 
क्यों छेड़ेँ, ? पिताजी के पास जाकर उन्ही से बात क्यों न कर ली जाये ? अगर 
पिताजी कह दें कि राजमहल को बातों से तुम्हें क्या सरोकार, अम्माजी, बच्चों 
को वच्चों ही की तरह रहना चाहिए, तो ? एक बार यह भी उसके मन में आया 
कि यदि राजकुमार यहाँ होते तो उन्हीं से पूछ लेती । राजकुमार की याद आते ही 
उसका मन अपने ही कल्पनालोक में खो गया ॥ 

राजकुमार ने युद्ध-रंग में क्या-क्या न किया होगा ? वे किस-किसकी प्रशसा 
के पात्र न बने होंगे ? कितने शत्रुओं की आहुति “न ली होगी उन्होने ? धारानगरी 
के युद्ध में युवराज ने जो कौशल दिखाया था उससे भी एक कदम आगे मेरे भ्रिय- 
पात्र का कौशल न रहा होगा ? वे जब लौटेंगे तब जयमाला पहनाने का मौका 
सबसे प्रथम मुझे मिले तो कितना अच्छा हो ? परन्तु ऐसा भौक़ा मुझे कौन मिलने 
देगा ? अभी पाणिग्रहण तक तो हुआ नही । वह हुआ भी कैसे होता ? माँ की जल्द 
बाजी और पड्यन्त्र होने देते तव न? अब पता नही, होगा भी या नहीं । जयमाला 
पहनाने का नहीं तो कम-से-कम आरती उतारने का ही मौक़ा मिल जाये । भगवान 
से प्रार्थना है कि वे विजयी होकर जल्दी लौटें। मुझे तो सदा उन्ही की चिंता है, 
उसी तरह मेरे विषय में चिता उनके मन में भी होनी ही चाहिए। लेकिन उन्होने 
मेरे लिए कोई खबर क्‍यों नहीं भेजी ? आने दो, उन्हें इस मौन के लिए अच्छी 
सीख दूंगी, ऐसा पाठ पढ़ाऊँगी कि फिर दुबारा कभी ऐसा न करें। उसकी यह 
विचार-धारा तोड़ी नौकर दडिय ने जिसने आकर खबर दी कि उसे दण्डनायकजी 
बुला रहे है। 

पद्मला को आश्चर्य हुआ । कोई वात पिता स्वय उसके पास आकर कहा" 
करते थे, आज इस तरह बुला भेजने का कारण क्या हो सकता है ? दिमाग में यह्‌ 
बात उठी तो उसने नौकर से पूछा, “पिताजी के राथ गुरुजी भी हैं क्या ?” 

“नही, अकेले हैं ।” दडिय ने कहा । 


392 / पहुरहादेवी शान्तला 


“नहीं, वे पधानजी के. पहाँ बकी है| 
मकक छः 
“बहुत देर हुई ।! 
“पिताजी कब आये ?” 
“अभी कोई आध- हआ। आकर उतारकर हाथ: 
मुंह धोकर उन्होने आपको ? इलाने का हम दिया, सो हे 
“ठीक”! केहकर उठकर चली गयी। 
जव बह पिता के तो देखा कि पि पारे द्वार से पीठ 
लगाकर पत्तंस पर बढ है। ॥ ड़ खोलकर पद्मल। से किया तो 
से लगकर ८ हए बोले, “६ » बेटी, बैठ ।” 
“पुम्चारी मौके ग्हारे फ्रम्ा के जाते समय मसे कहा, 
मम्पाजर ) पु हु 


“विजय होने पर भी. उत्सव नही होगा, 
हो गये ह, नह सुनने में आया है।” 


हैं भगवान्‌, राजकुआ्र तो हैं व 2?” 
ये झब्द आप उसके में 


4८ 


राजकुमा स्फूति के करण, सुनते 
' बुवराज बच उवराज नले सकेंगे, लिए धूमधाम 
के साथ सावंजमि गो 


गि के पास जबर पहुचायी गयी है, पिताजी 2० 
शक दोरसमुद्द को आर प्रस्थानः 
पहुँच / इसी वयह 


बान्तता / 393 


एक ओर रही, उसे यह ठीक नहीं लग रहा या कि यह समाचार बताये बिना ही 
माँ मामा के यहाँ चली गयी, जबकि कोई बहाना दूँढकर अपने भावी दामाद के 
बारे में कुछ-न-कुछ जरूर कहती द्वी रहतीं । माँ अपने लिए और मेरे लिए भी जो 
समाचार सन्तोषजनक हो, उसे बिना बताये रह जाने का वया कारण हो सकता 
है ? पिताजी ने मुझे चुलवा भेजा। इस तरह उनके बुलावे के साथ मां के इस 
व्यवहार का कोई सम्बन्ध है? इन विचारों से उभरी तो यह यह समझकर वहाँ 
से उठी कि केवल इतना समाचार कहने को ही पिताजी ने बुलवाया होगा। लेकिन 
मरियाने ने मौन तोड़ा-- 

“ठहरी, बेटी, तुमसे कुछ क्लिप्ट बातें करनी हैं, तुम्हारी माँ की गैरहाजिरी 
मेह्ी तुमसे बात करनी है, इसीलिए तुम्हें बुलवाया है । किवाड़ बन्द कर सांकल 
लगा आओ ।7 

पद्मता साँकल लगाकर वँंठ गयी तो थे फिर बोले--- 

“बेटी, मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा ! तुम्हें निःसंकोच, बिना कुछ छिपाये स्पप्ट 
उत्तर देना होगा । दोगी न ?” 

पिताजी की ओर कुछ सन्दिग्ध दृष्टि से देखती हुई उसने सर हिलाकर 
अपनी स्वीकृति व्यक्त की । 

“बलिपुर के हेग्गढ़े की लड़की के बारे में तुम्हारे विचार क्या हैं ?” 

“पहले मैं समझती थी कि वह गर्बीली है, लेकिन बाद में धीरे-धोरे मैं समझी 
कि वह अच्छी लड़को है।”” 

“तुम्हारे बारे में उसके क्‍या विचार हैं ?” 

“यह कैसे बताऊँ पिताजी ? वह मुझे गौरवपूर्ण दृष्टि से ही देख रही थी । 
चामला और उसमें अधिक मेलजोल था। यह कह सकते हैं कि चामला उसे बहुत 
आहती है ।” 

"तो क्या, तुम नही चाहतीं उसे ?” 

“ऐसा नही, हम दोनों में उतना मेलजोल नहीं था, बस 

“कोई द्वेप-भावना तो नही है न?" 

“उसने ऐसा कुछ नहों किया जिससे ऐसी भावना होती ।” 

“हेग्गड़तीजी कसी हैं?” 

*बुवरानीजी उनके प्रति स्वयं इतना प्रेम रख सकती हैं तो वे अच्छी ही होनी 
चाहिए ।” 

“सो तो ठीक है; मैं पूछता हूँ कि उनके बारे में तुम्हारे विचार क्या हैं ?” 

“वे बहुत गौरवशाली ओर गम्भीर हैं। किसी तरह का जोर-ज्‌ ल्‍्म नहों 
करतीं । अपने में सन्तुष्ट रहनेवाली हैं ।” 

“उनके विषय में तुम्हारी माँ के क्या विचार हैं?” 


394 / पट्टमहादेवी शान्तला 


यो मी पक पके पसन्द नही |” 
क्यों 2? 
रण मावूम नही ।” 


कमी उन कोन 2 कड़वी बाते हुई ५ 
हो तक में जानती है हे 


? पैक उन्हें कैच बया बेटी 2० 
र गये तब 2?” 


'उहटमहादेकी शान्तता / २०- 


“हाँ, बेटी ॥7 

“मुझे भय और सस्तोपष दोनों एक साथ हुए, पिताजी ।” 

“बड़ी अच्छी लड़की, तुमने भय और सम्तोप दोनों को साथ लगा दिया, 
बताओ तो भय क्‍यों लगा ?” 

“उनकी प्रकृति कुछ कमज़ोर है इसलिए यह सुनते ही भय लगा । परन्तु वह 
भय बहुत समय तक न रहा, क्योकि ऐसे समय की वे प्रतीक्षा करते थ। मरा अन्त- 
रंग भी यही कहता था कि उन्हें वांछित कीति मिलेगी ही, उनकी उस कीति की सह- 
भागिनी मै भी वनूंगी, इस विचार से मैं सन्तुप्ट थी।” 

“ठीक है, वेटी, अब मालूम हुआ कि तुम्हारी अभिलापा क्‍या है। तुममें जो 
उत्साह है, सो भी अब मालूम हुआ। तुम्हारी भावना जानकर मुझे भी गर्व हो 
रहा है। परल्तु, तुम्हें अपनी इस उम्र में ओर भी ज्यादा संयम से रहता होगा ! 
कठिन परीक्षा भी देनी पड सकती है। इस तरह के आसार दिखने लगे है । एकदम 
ऐसी स्थिति आ जाने पर पहले से उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा । यही बात 
बताने के लिए तुम्हें बुलाया है, वेटी । सम्भव है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहो । 
पर हो ही जाय तो उप्तका सामना करने को हमें तैयार रहना चाहिए |” 

“पित्ताजी, आपने जो कुछ कहा, वह मेरी समझ में नही आया । और ये आप 
चुप क्‍यों हो गये ?” 

“हाँ, बेटी । मुझे मालूम है कि यह सव तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा। 
पर मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें कँसे समझाऊं ? अब देखो, मैने तुमसे संयम से 
रहने को कहा । ऐसा कहना हो तो सन्दर्भ कैसा हो सकता है, यह तुम्हें एक उदा- 
हरण देकर बताता हूँ । यह केवल उदाहरण है, इसे इससे अधिक महत्त्व देने की 
आवश्यकता नही ) बड़े राजकुमार के साथ तुम्हारे विवाह की क्रोशिश चल रही 
है, अगर इस कोशिश का फल उल्टा हो जाए या वैसी हालत पैदा हो***।” उनकी 
बात पूरी भी न हो प्रायी थी कि घबड़ाकर पद्मज्ा रोपड़ी। उसकी यह हालत 
मरियाने से देखी नगयी। धुमा-फिराकर वात समझाने की कोशिश की । परन्तु 
जिस दिमाग में हाथ में तलवार लेने की प्रेरणा क्रियाशील रहती हो उस दिमाग में 
कोमल-हृदय वालिका को बिना दुखाये समझा सकने का मार्दव कहाँ से आता ?ै 
वे उसे अपने पास खींचकर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए वोले, “बेटी, पोग्सल' 

राज्य के महादण्डनायक की बेटी होकर भी तुम केवल एक उदाहरण के तौर पर 
कह्दी गयी बात को ह्वी लेकर इतनी अधीरता दिखा रही हो। तुम्हें डरना मही 
चाहिए। तुम्हारी आशा को सफल बनाने के लिए मै सब कुछ करूँगा तुम्हारे 
मामा भी यही विचार कर रहे हैं। इस तरह आँचल में मुँह छिपाकर रोती रहोगीः 
तो कल महारानी बतकर क्या कर सकोगी ? कई एक बार कठोर सत्य का धीरज 
के साथ सामना करना होगा, तभी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकोगी । ऐसी स्थिति में 


396 / पट्टमहादेवी शा स्तला 


उसे चलेगा मुंह 
हैं वह ध्यान से सु? 


” राजकुमार के दे्शन के होने पर भी 

थम के पथ रहोगी कि नही 2?” 
पर हिलाकर सम्मति की प्षना दी। उुछ देर तक पिक्तनी 
रही, क्र बोली, “4६ गे, मेरे विचार गलत हों को 
जमा करें । जो पैझा उत्ते निवेदन हैं। आपकी बातों के ऐसा चेगता & 

आप्त व्यक्ति हेमारी मा ही हो सकती: है।” 
हे वात सुनकर म। चेहरे पर ब्फंक की रेखा छि गयी, “हुक हक 
हम क्यों हुआ, बेटी 2० 


ब््डे 


पे कुछ समय से राजकुमार के या राजमहल के पम्बन्ध के कात ही नही 
करती । एक दिन मैने प्छा के 


2 उहले झी कह हे चुका कारण 
नही । यह बात जितने कम लोगों को भातृन के उतना ही. 
गे मालूम हैं उन्हें छोड़ किसी और को बह हे मालूम 
मे हो, यही धावजी का आदेश है। इये आदेश के पलन में ही दैसारे 
पार की और उम्हारी भत्ताई है । बेगी, यह घरीर पिरियरसी 
पहमहारेकी शान्तत्ा / २०... 


केलेयब्बरसीजी के प्रेमपूर्ण हाथों में पालित होकर बढ़ा है। हमारे घराने के 
अस्तित्व का कारण भी वे ही है। हमारे और राजघरानों में एक निष्ठायुक्त 
सम्बन्ध स्थापित रहा है । कोई नयी गलती करके इस सम्बन्ध का विच्छेद होने 
नहीं देना चाहिए । अब मौन रहने से उत्तम कार्य कोई नहीं। तुम लोग अपना 
दैनिक अभ्यास निश्चिन्त होकर चालू रखो | अब चलो । वार-वार इसी विषय” 
की लेकर बात करना बन्द करो ।” उन्होंने स्वयं उठकर किवाड़ खोले । 

पद्मला गम्भीर मुद्रा में कुछ सोचती हुई प्रांगण को पार कर बड़े प्रकीष्ठ में 
आयी ही थी कि उसे माँ की आवाज़ सुन पढ़ी । वह अभी-अभी ही आयी थी । 
इसलिए,वह मुड़कर सीधी अपने अभ्यास के प्रकोष्ठ में चली गयी और तानपूरा 
लेकर उसके कान ऐंठने लगी । श्रुति ठीक हो जाने पर उसीमें लीन हो गाने 
लगी। उसकी उस समय की मानसिक स्थिति के लिए ऐसी तन्मयता आवश्यक 
थी [़बजुछ भूलकर संयत होने का इससे अच्छा दुसरा साधन ही क्या हो सकता" 
था? 


398 / पहुमहादेवी झान्तलां 


हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण उपन्यास 


अमृता प्रीतम : चुने हुए उपन्यास 
कोरे काग्रज़ 
कहाँ पाऊँ उसे 
बन्द दरवाज़े 
कथा एक प्रान्तर की (पुरस्कृत) 
भृत्युंजय (पुरस्कृत) 

मृत्युंजय (तू. सं.) 

अमृत्ता 

गोमटेश गाथा 

शब्दों के पींजरे में 

छिन्म पत्र 

स्वामी (द्वि. सं.) 

मूकज्जी (पुरस्कृत) (द्वि. सं.) 
सुवर्णलता (तू. सं.) 

वकुल-कथा (तू. सं.) 

अवतार बरिप्ठाय 

भ्रमभंग 

वारूद और चिनगारी 

जय पराजय 

आधा पुल (द्वि. सं.) 

मुट्ठी भर काँकर 

छाया मत छूना मन (द्वि. सं.) 
कगार की आग (ट्वि. सं.) 

पुरुष पुराण 

मादीमटाल भाग ] (बुर, तू. सं.) 

भाग 2 (पुर,, तू. सं.) 

देवेश : एक जीवनी 

धूप और दरिया 

समुद्र संगम 

पूर्णावतार (द्वि. सं.) 

दायरे आस्थाओं के 


अमृता प्रीतम 90.00 
छः 5.00. 
समरेश बसु 75.00 
सुमंगल प्रकाश 50.00. 
एस. के. पोट्ट बकाट 50.00: 
वीरेन्द्र कुमार भट्टाचायं 35.00 
शिवाजी सावंत 75.00 
रघुवीर चोधरी 35.00 
नीरज जैन 25.00 
असीम रॉय 20.00: 
सुरेश जोशी 2.00 
रणजित देसाई 35.00 
शिवराम कारन्त 27.00 
आशापूर्णा देवी 45.00 
्छ 45.00 
विवेकरंजन भट्टाचाय 0.00- 
देवेश ठाकुर 3.00. 
सुमंगल प्रकाश 20.00 
जा 20.00 
जगदीशचन्द्र 4,00« 
क 32.00 
हिमांचु जोशी 2.00 
मा 4.00 
विवेकीराय 8.00 
गोपीनाथ महान्ती 
हा] 
सत्यपाल विद्यालंकार 45.00 
जगजीत वराड़ 6.00 
भोलाशंकर व्यास 7.00 
प्रमथनाव विज्ञी 25.00 
स. लि. भरपा 9.00: 


नमक का पुतला सायर में (द्वि. सं.) 
तीसरा प्रसंग 

टेराकोट (ट्वि. सं.) 

आईने अकेले हैं 

कही कुछ और 

मेरी आँखों में प्यास 

'विपात्र (च. सं.) 

सहख्फण (ट्वि. सं.) 

रमांगण 

'कृष्णकली [छठा सं.) 


हँसली वाँक की उपकया (दि. से.) 
गणदेवता (पुरस्कृत, छठा सं.) 
अस्तंगता (हि. सं.) 

महाश्रमण सुने ! (ट्वि. सं.) 
अठारह सूरण के पोधे (ट्वि. सं.) 
जुलूस (पं. सं.) 


जो (ह्वि. सं.) 
गरुनाहों का देवता (अठारहवौँ सं.) 
सूरज का सातवाँ घोड़ा (दसवाँ सं.) 


ड 
2) 


पीले गुलाब की आत्मा (द्वि. सं.) ४२४५२ 


अपने-अपने अजनवी जा थ 
५ 

पलासी का युद्ध 

ग्यारह सपनों का देश (ट्वि. सं.) 

राजसी 

रफ़तराग (5. सं.) 

शतरंज के मोहरे (पुरस्कृत, च. सं.) 

तीसरा नेत्र (द्वि, सं.) 

मुक्तिदृत (पुरस्कृत, च. सं.) 





घनंजय वैरागो 8.00 
लक्ष्मीकांत वर्मा 


कृश्तचस्दर 5.00 

ग्ंगराप्रसाद विमल 7.00 

वाणी राय 70.00 

ये. मा. मुक्तिबोध 5.00 

वी. सत्यनारायण ]6.00 
विश्राम वेडेंकर 3.50 

रवेंक 20.00 

शिवानी लाती 28.00 
ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 25.00 
हा 42.00 
'भिक्‍्यु' 9.00 

फ्ड 4.00 
रमेश बक्षी 2.09 
कप पिपरबैक 8.00 
फ़णीश्वरनाय 'रेणु' पैलाइक्रेयी 2.00 
प्रभाकर माचवे 4.00 

>>” धर्मवीर भारती 20.00 

(5 ( पैपरवैक 6.50 
“7४९7 <८ल्ाइब्रेरे 40.00 

: 77777 “विश्वम्भर मानव 6.00 
कब पेपर बैक, 5.50 
अजय वायरस 8.50 
“तपंनसोहनु जट्टोपाध्याय 5.00 
7 सं" लक्मीचस्ध जैन 7.00 
देवेशदास, आई. सी. एस. 5.00 
का 5.00 
अमृतलाब नागर १2.00 
आनन्दप्रकाश जैन 4.50 
वीरेन्द्रकुमार जैन 3.00 

ए 





4.«« 





सी. के. नामराजराव 

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चल्लकेरे ग्राम में ]2 
जून 9व5 में जनमे श्री नागराजराव को वृत्ति से 
एक इंजीनियर होना था किन्तु कन्नड साहित्य एव 
इतिहास के अध्ययन-मनन ने उनके जीवन की जैसे 
दिश्या ही बदल दी। आज उनकी ख्याति कब्नड़ के 
श्रेष्ठ साहित्यकारों मे है। एक मजे हुए मंच-अभिनेता 
और निर्देशक के साथ-साथ वे कल्नड़ चलचित्र-जगत्‌ 
के सफल पटकथाकार भी है। आदर्श फिल्म इंस्टीटू- 
यूट, बैगलोर के उप - प्रधानाचार्य (973-77), 
कम्नड़ साहित्य परिषद्‌ के भूतपूर्व कोपाध्यक्ष एव 
मानद सचिव, मिथिक सोसायटी की कार्यंसमिति 
के सदस्य, असहयोग आन्दोलन में गाधीजी के साथ 
सक्रिय भूमिका आदि जीवन के बहु खो आयामो के 
कारण कर्नाटक की धरती पर पर्याप्त लोकप्रिय हो 

के है। कर्नाटक राज्य साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें 
दी बार सम्मानित किया जा चुका है। 
लेखन-कार्ये 
उपन्यास : पट्टमहादेवी शान्तलादेवी (कर्नाटक राज्य 
साहित्य अकादमी से पुरस्क्रत), नविद जीव । 
फहानी-संग्रह : काडु मल्लिगे, संगम, दृष्टिमंथन । 
नाटक (मौलिक एवं अनूदित) : हरिश्चन्द्र, शुद्रमुनि- 
एकलब्य, अमितमति, कुरंगनयनी, अवक महादेवी, 
कांडेक्ट मैंडल, संकोले बसव, सम्पन्त समाज, रमा, 
छाया, हेमवती भादि । 
अनुसंधान-समीक्षा : लक्ष्मीश का काल और स्थान 
(कर्नाटक राज्य साहित्य अकादमी से पुरस्कृत) ! 
अन्य ; बांग्ला के शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय, अंग्रेजी के 
एलन पेटन, रूस के दोस्तों ए बस्की आदि ख्यात 
साहित्यकारों को अनेक कृतियों का कन्नड़ में अनुवाद । 
अनेक निबन्ध तथा व्यंग्य रचनाएं । 


